'ककाके प्राण 





जगदीश चन्द्र 





प्रकादाक 
मध्य प्रदेश दासन साहित्य परिषद्‌ 
नागपुर. 


: बुद्ध परिनिर्वाण दिवस 


प्रथम का 


मूल्य १०॥॥) 


मुद्रक 

डो. पी. देखखुल 
पक ह॥५ ५ पु * न ० हु हि ' ली 

कर्नछका्, नागपुर-२. 





मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्‌ का निर्माण सन्‌ १९५४ में हुआ था | 
उसी समय से परिषद्‌ हिन्दी और मराठी के साहित्य की अभिवृद्धि करने के लिए 
अनेक आयोजन करती रही है। परिषद्‌ ने साहित्यकारों को उनकी श्रेष्ठ पुस्तकों 
पर पुरस्कार दिए हूँ, देश के प्रसिद्ध विद्वानों को आमंत्रित कर उनकी व्याख्यान- 
मालाएँ आयोजित की हैं तथा तरुण पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थी- 
निबन्ध-प्रतियोगिता का आयोजन कर पुरस्कार दिए हें। इसके अतिरिक्त शासन 
साहित्य परिषद्‌ ने कुछ मोलिक तथा प्रादेशिक भाषाओं से अनूदित साहित्य का 
प्रकाशन भी अपने हाथ में लिया है। 

विभिन्न विषयों पर दी गई व्याख्यानमालाओं को एवं कुछ पुरस्कृत श्रेष्ठ 
पुस्तकों को परिषद्‌ स्वयं प्रकाशित कर रही है और ज्ञीघत्र ही यह साहित्य 
उपलब्ध हो जाएगा | 

इस वर्ष भगवान बुद्ध की २५०० वीं जयंती एक राष्ट्रीय पर्व के रूप सें 
मनाई जा रही है। देश के सभी भागों में इस अवसर पर विशेष सांस्कृतिक 
आयोजन किए जा रहे हेँ। भगवान बुद्ध से सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन किया 
जा रहा है। साहित्यकार एवं कलाकार अपनी अपनी नवीन रचताओं के रूप में 
भगवान बुद्ध को श्रद्धाञ्जलियाँ अपित कर रहे हूँ। मध्यप्रदेश शासन साहित्य 
परिषद्‌ भी इस अवसर पर भगवान बुद्ध से सम्बन्धित साहित्य के प्रकाशन का 
विचार कर रही थी कि श्री जगदीश चन्र ने यह पुस्तक परिषद्‌ के अध्यक्ष 
पं. रविशंकर शुक्ल के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की। उन्हें यह रचना पसन्द आई 
और उन्होंने परिषद्‌ की सहमति से इसे प्रकाशित करने की आज्ञा दी। ब्रध्यक्ष 
महीदय के कला और साहित्य के प्रति अनुराग के फलस्वरूप ही यह प्रकाशन 
आज आपके हाथ में हूँ । 

इस पुस्तक सें स्थापत्य, चित्रकला ओर मूर्तिकला पर भगवान बुद्ध और 
उनके उपदेशों के प्रभावों का विशद्‌ और सप्रमाण विवेचन है। आज इस पृण्य 
पर्व पर यह पुस्तक हिन्दी-प्रेमियों के हाथों में देते हुए हमें हप ही रहा है। आशा 
है भगवान बुद्ध के चरणों पर परिषद्‌ की ओर से अपित की गई यह श्रद्धालजकि 
हिन्दी साहित्य के एक उपेक्षित क्षेत्र की कमी को मंशतः पूरा करने में समर्थ होगी। 


रमसा प्रसन्न नायक 
पचमढ़ी सचिव, 
दिनाक २४ मई १९५६. शासन साहित्य परिषद्‌ 








भारतीय संस्कृति के मृतिमान प्रतीक 
राष्ट्रति डा० राजेन्द्र प्रसाद 
के कर-कमलों में, परम श्रद्धा सहित -- 


आभार 


जिन भगवान तथागत ने इस देश के शिल्पियों को कला-साधना 
की प्रेरणा दी, उन्ही के महा परिनिर्वाण दिवस, पर “कला के प्राण-बुद्ध 
प्रकाशित देखकर में एक आत्मिक शांति का अनुभव कर रहा हूँ । 
ऐसा रूग रहा है कि आज इस तुच्छ-जन की लेखनी सचमुच 
घन्य हुई है । 


इस का श्रेय श्रद्धेय पं. रविशंकर जी शुक्ल, मुख्य मंत्री, मध्य- 
प्रदेश को है। उनकी कृपा के बिना इस पुण्य-त्रिथि पर ग्रंथ का 
प्रकाशन कभी सम्मव न था। में पूजनीय शुक्लजी तथा आदरणीय 
पं. द्वारका प्रसाद जो मिश्र, उप कुलपति, सामर विद्व-विद्यालय का 
चिर अनुग्रहीत हूँ । 

परिषद्‌ के सचिव ओर रमा प्रसन्न नायक, आई. सी. एस. तथा 
उप-सचिव श्री. गोपाल शर्मा, एम. ए. का भी में आभारी हूँ । 


भ्रंथ के चित्र भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के सोजन्य से 
प्राप्त हुए हैं। भजंता और एलोरा के कुछ चित्र मुझे अपने सित्र 
श्री मघकर पारलकर से मिले हें । 

यदि श्री न. शि. भूसारी, तथा श्री जगमोहनदास किनारीवाला 
का सहयोग न मिलता तो इतने अल्प समय में पुस्तक का मुद्रण 
न हो पाता । 


में इन समस्त महानभावों का हुदय से आभारी हूँ । 


““जगदीद घन्द्र 


अनुक्रमणिका 

प्रथम खंड 

प्रारम्भिक शिल्प 
भगवान गौतम बुद्ध 
बुद्ध और बोधिसत्व .,... ,..  ... .., ९ 
समत्वय के स्नोत ...  ... ... .... २३ 
पर्म-चक्र ... ,,., ... ,., .,.. ३८ 
सती ७, डा यु हक, 82 ५१ 
भारहुते ,.. «० #*«« »-« .-- पद 
बौद्ध विहार कं आ.. ककऋक, 5-2६ .२8८ , टे॥ 
गान्धार शैली हहह. डी. आडए . ७३%. हे 
मथुरा शैली 3 आम व इज 
अमराकती ... . ...  ... ... ... १०३ 


द्वितीय खंड 

विकास काल 
अजंता ...  ...  ... ... ... १९१५ 
बाग की गुफायें. ...  ... ... ... १५२ 
युप्तयुग की बुद्ध-्रतिमायें..... . ... ... १६७ 
पूर्वे मध्य-कालीन कला मा 
उत्तर मध्य-कालीन प्रतिमायें ...  ... .,.. १८२ 








भगवान गांतम बुद्ध 


भारत की कला धर्म से अनुप्राणित रही है। आध्यात्मिकता ही उसकी 
आत्मा है। भारतीय कला के मंडप में शिव, विष्णु, बुद्ध भर तीर्थंकर प्रतिष्ठित हें । 
शिल्पियों ने उनकी आराधना के क्षणों में ऊँचे-ऊंचे पर्वतों को काठ कर गुहा-मंदिर 
रच डाले; उनकी दीवालों पर विशालकाय प्रतिमायें आंक डालीं और गहन 
अंधकार में भी चित्रों की अत्यंत पतली किन्तु वेगवती रेखायें दोडा दीं । 


भगवान बुद्ध का पाथिव स्वरूप कसा था, इतिहास यह नहीं जानता। 
उनका वर्ण तप्त कांचन जेसा था, उनकी वाणी में गम्भीर सागर गर्जन 
करता था। उन्हें देखकर लरूगता था कि स्वर्ग का कोई देवता भू पर 
उतर आया है। उनका शरीर महापुरुषों के बत्तीस चिन्हों से युवतत था। सुत्त- 
'पिटठक के निकायों, महा वस्ग, चुल्ल वग्ग, महावंश व जातकों में उनके जीवन- 
प्रसंग स्वर्ण-रज से बिखरे हैें। उच पर घामिक मान्यताओं और आस्थाओं की 
छाया है। द 

प्रारम्भिक बौद्ध-शिल्प,-भारहुत, सांची व अमरावती आदि स्तूपों की 
वेदिकाओं और तोरणों के अधे-चित्रों में तथागत की प्रतिमा नहीं आंकी गई। 
उनके स्थान पर उनके प्रतीकों, वक्ष, चेत्य और चरण आदि को ही प्रतिष्ठा दे दी 
गई। मथरा शैली में सत्रसे पहले बद्ध-प्रतिमा बनी, तब तक छ: सी वर्ष बीत 
चुके थे। कलाकारों के मानस-चक्षुओं के भागे अब गौतम की नव्वर देह नहीं, 
उनकी करुणा, विश्व-मेत्री और तप था। शिल्पी ने उसी को मृर्ते-रूप दिया। 
पहले जहाँ वह जातक-कथाओं और भगवान ब॒द्ध के जीवन-प्रसंगों के माध्यम से 
प्राणि-जगत्‌ और उसके पीछे प्रकृति की विराद पाइवमूमि आंकता था, वहाँ 
उसका ध्यान अब एक प्रतिमा पर ही जमने रूगा। बहिमुखी वृत्ति, अंतर में 
झांक उठी। गृप्त-युग में इन प्रतिमाओं में और भी सौप्ठव और भाव भय 
गये। इन्हें देखने से लगता है कि अभी प्राण-मयरी होकर बोल उठेगीं। इनके 
निकट जाने पर जान पइता है कि हम किसी महा-मानव के साब्निध्य में आकृर 
खड़े हो गये हूँ । 


भगवान गौतम वद्ध की प्रतिमायें अनेक शिल्प-ईलियों में आंकी 7४ किस्तु 
जिस वस्तु को देखफर टम उन्हें तुरन्त ही पहचान लेने हैं, वही कद की आमा 
है। कमल किसी भी सरोवर में खिले गुरभि तो वही रहती है। बद्च भारत की 
कछा के सहसख्तदल पत्म हैं। उसके जाने दिना दस देश की का को भी नहीं 
जाना जा सकता। ' 

हमाजय की तराई में अभिरादगी भौर रोहिणी नामक नदियों के बीच में 
धाक्यों का एक छोटा था राज्य कपिलबइर था। शावस द्त्रिय थे। उनके 
छोट-छोट राज्य बिखरे थे। थे देवदह, शीलावती, सामग्राम आदि थे। शागय 
बढ़े निर्भीक और स्वाभिमानी थे। शावयों में बई गो थे । उनमें पररवर विवाह 
होते रहते थे। कपिलवस्तु के शावय, गौतम गोत्र के थे। कतिखलवरस के प्रधान! 
शद्धोदन थे। रोहिणी नदी, शाक्यों और कोम्दिगण की सी मा बनाती था और उसके 
जल को छेकर दोनों राज्यों में विवाद भी चलते रहते थे। शुद्रोदन, भिंहदत्‌ के 
पुत्र थे। उनका पाणिग्रहण देवदह के प्रधान की पुत्री महा माया और महा 
प्रजावती से हुआ था। कुछ ग्रंथों के अनुसार प्रजावती का विवाह महामाया की 
मृत्यु के पदचात्‌ हुआ था । 


एक दिन देवि महामाया ने स्वप्म देखा कि शुश्र, रजत वर्ण का एक हाथी 
दौडता हुआ उनकी ओर आ रहा है। वह जाकर उनकी कुक्षि में समा गया है।* 


प्रातःकाल जब शुद्धोदन ने ज्योतिप शास्त्र के आचायों से इस स्वप्न का 
अर्थ पूछा तो उन्होंने बतकाया कि, “आपकी अनेक वर्षों की आशा फछवती हुई 
है। महादेवी ने गर्म धारण किया है । ३ 


१. ईसा से छः शताब्दी पूर्व कविलवस्तु में प्रजातंत्र की शासन प्रणाली प्रचलित थो। 
इसमें प्रधान का चुनाव सम्मवतः निर्वाचन द्वारा होता था। उनके समस्त निर्णय 
संथागार में होते थे। गौतम बद्ध के जन्म के समय शुद्घोदन इसके अध्यद्ा थे । 
(दोध मिकाय १, ९१) 


२. प्रारम्भिक बोद-शिल्प में मायादेवी का स्वप्न भारहुन के अर्थ चित्रों में प्राप्त होता 
है। गान्धार शैली में भी यहु कई बार दुद्दराया गया है। देखिय 76 पु] 5 
8900४ ४७७ 8. ए0गंग8॥85॥ 2]906 हे ४:४ए०॥॥, गारवार शिल्प में इस विषय 
के अंकन के लिए देखिये--१6 8०7 ज्ञाधाक्षा 40 ६6 वर 0प7, 47 

पु, है0, 770, 2०8७ श०, 86)। इस घटना का वर्णन शुद्ध चरित्र और हालित 
विस्तर में विस्तार से भाष्त होता है। 

१. महापुरुष.के जन्म छेने से पूर्व उपक्ी भाता शुभ स्वप्त देखे, यह मान्यता अन्य स्थलों 
पर भी प्राप्त होती है। भगवान महावीर की माता तरिश्वका भी स्वप्न देखती है। 


कपिलवस्तु और देवदह के वीच में लम्बिनी कानन था। भहामाया अपने 
पिनृगृह से वापस छौट रुद्दी थीं। उनकी झिविक्रा हुम्बिती में सकी । वे उतर 
कर वन की पृश्ष राजि को देखने छगीं। वे एक शाल वक्ष के नीचे खड़ी होकर 
प्रकृति का मोहक सौन्दर्य लिहारने छगीं। उसी समय उन्हें प्रसव-वेदना हुई। 
महामाया शालू-वृक्ष की डाली पकड़कर खड़ी हो गई। तभी सिद्धार्थ का जन्म 
हुआ।" आकाश से निर्शर झर उठे। महात्रद्मा ने देवगण के साथ नवजात शिक्ष 
को स्थथिम, जाली के वस्त्र में ले छिया। उससे मनुष्यों ने छिया। बाछक भूमि 
पर खड़ा हो गधा। उसने सात इग मरे और रिहठ की भांति नाद किया, “ में संसार 
का स्वामी हूँ। १ उसी रागय राहुल माला, बोविवज्ष, अह्व कंथक, सारशो छंदक 
या चन्न, हाथी, राज्य-कोप जौर रंधि-पूत्र नी उत्पन्न टर्ये । देवि सहामाया शिग॒ 
को सात दिन दा छोडकर स्वर्ग चठी गई । 


हिम गिरि की उपत्यका में ऋषि असित का आश्रम था। अखित त्रिफालदर्भी 
थे। वे बहुधा देवताओं के स्वर्ग में भी जाया करते थे। उन्होंने तु्सित स्वर्ग में 
देवताओं को उत्सव मनाते ये देखा। देवों ने अपनी सगरी को बड़े चाव से 
सजाया था। वे बद्रे आनन्दित थे। असित को जब यह रामाचार मिला कि यह 
समारोह युद्धोदन के यहाँ पृत्र-जन्म होने के कारण है तो वे कपिझवस्नु आये भोर 
बालक को तुरन्त देखने की इच्छा प्रकट की। जब उन्होंने शिक्षु को देखा तो उस्ते 
महापुरुषों क॑ बत्तीस लक्षणों के युक्त पाया। वे जान गये कि यह बालक सम्बोधि 
प्राप्त करेगा। उन्होंने शुद्ोदतत के साथ उसकी पूजा की। उनके मुख पर अब 
उदासी की छाथा थी। उन्होंने जान छिया कि जब विदव, सिद्धार्थ की अमृत-वाणी 
सुनकर धन्य होगा, तब वे स्वयं नहीं रहेंगे। उन्होंने शुद्धोदत से कहा भी कि, “यह 
बालक या तो वृद्धत्व प्राप्त करेगा या चक्रवर्ती सम्राट होगा। ' 


पद्दोदन ने राजकुमार सिद्धार्थ पर पा्थित्र दु:खों की छाया भी न पडने दी। 
उनके निवास के लिये तीनों ऋत॒भों के अनकलछ भवन बनवा दियें। 

१. शाल वृक्ष को पत्रह कर खइ होने की महामाया देवी की यह मुद्रा भारतीय 
मतिकछा में अनंक स्थरों पर दिखाई देती है। गान्वयार शैली की मूर्तियों में यह 
विपय-वस्तु कई बार दुहरा्ट गए हे। सांची तथा मथुरा के शिक्षा में शालनवक्ष 
की डाली को पकड़े हुये नारी-मर्तियाँ मिलती हूँ। डा. कुमार स्वामी ने इन्हें यक्षी 
अथवा यूद्धिका माना हैं (8359/9 6| [8480 ७704 [00079880 &/%, ?॥80 १०, 80) 


२, तागार्जुन कोन्डा में इस विपव-बस्तु का बड़ी कुशलता के साथ भंदन हुआ है। चित्र 
लिए देखिए--3प्रका।/56 5॥:4॥65 77 ०9, 2986 ०, 0 


सिद्धा कुछ सयाने हुये तो शुद्धोदन ने उनका विवाह कर देने का निश्चय 
किया | शाक्य गण में शीघ्र यह समाचार फैछ गया। शावय स्वयं बड़ी वीर जाति थी 
और उसकी कसौटी भी शौय ही थी। एक समारोह का आयोजन हुआ। सिद्धार्थ 
ने वाण-विद्या के छाघव से नागरिकों को आइचर्य में डाल दिया। उन्होंने उस 
घोड़े पर सवारी की जो किसी को अपने पास फटकने भी न देता था। बशोधरा 
या गोपा के साथ उनका परिणय हुआ । 


काल के प्रवाह में अनेक वर्ष वहुते चले गये । सिद्धार्थ की आयु अब उन्तीस वर्ष 
की थी। राहुल का जन्म हो चुका था। विधि का विधान पूरा हुआ। उन्होंने 
पृथ्वी के प्राणियों की व्यथा, दुःख, जरा और मरण को देख लिया था। संसार के 
प्रति विरक्‍क्ति का बीज, अब अंकुर बनकर शाजा-प्रशााओं में फूट रहा था । 
दु:खों की अग्नि में जलते प्राणी कँसे मुत्रित पात्रें ? यही प्रश्न उनके हृदय को मर्चे 
डाल रहा था। अंत में उन्होंने संग्रार-त्याग देने का निश्चय कर लिया । 


एक दिन रात में उसकी तिद्रा भंग हो गई। देवि बशोधरा राहुल को 
लिये गाढ़ी नींद में सो रही थीं। दासियाँ भी इधर-उधर सुध-ब॒ध जोई पड़ी 
थीं। कपिलवस्तु के नागरिक घोर निद्रा में लीन थे। अर्थ रात्रि की निस्‍्तब्धता 
थी। कुमार सिद्धार्थ ने सोचा कि गृह-त्याग के लिये यही समय उपयुषत है । उन्होंने 
अपने सारथी छंदक को जगाया और उसे कंथक ले आने का आदेश दिया। 
राजकुमार ने पत्नी और पुत्र पर एक दृष्टि डालकर कपिलवस्तु से बिदा ली । 
इसे उनका महद्याभिनिप्क्रमण कहते हूँ । 

देवगण ने विचार किया कि यदि कंथक की ठापों की आवाज से नगर- 
निवासी जाग उठे तो वे कुमार को कभी ने जाने देंगे। जिस छोकफकस्याण के 
लिये वे जा रहे हैँ, उसमें बाघा पड़ेगी। उन्होंने कंथक के खुरों को अपने हाथों 
में ले लिया । नगर के द्वार भी अपने आप ही खलछ गये। 

सिद्धार्थ ने शाक्यों के राज्य की सीमा पार की । कोलिय राज्य और महनों 
का पावा भी पीछे छूट गया। कंथक ने छछांग मार कर अनोगा नदी का 
विशाल-पद पार कर लिया। अनोमा के तठ पर, सिद्धार्थ ने अपने कंधों तक लहराते 
केश तलवार से काट डाले । वे मुड गये और फिर कभी न बढ़े । उन्होंने उन 
केशों को वायु में उडा दिया। इन्द्र ने उन्हें बटोर लिया। वहु उन केशों को 
अपने साथ स्वर्ग में ले गया और वहाँ स्तृप बनवाया | ब्रह्मा ने सिद्धार्थ को मिक्षुओं 
जैसे पीत वस्त्र दिये कुमार ने अपने वस्त्र और आभूषण उतार कर छंदक को 
दे दिये । छंदन का हृदय यह दृश्य देखकर फटा जा रहा था किन्तु विवश था । 


डे 


सिद्धार्थ की आज्ञा से वह कपिलवस्तु लौट चलछा। १ कंथक अपने स्वामी का 
वियोग न सह॒ सका। रास्ते में ही उसने प्राण त्याग दिये। प्रातः होते ही 
कपिलवस्तु के लोगों ने जान लिया कि कुमार सिद्धाथे उन्हें छोडकर चले गये। 
शुद्धादव ओर राहुल-जननी पर मानों वञ्भपात हो गया । 


सिद्धार्थ अतेक भू-खण्डों को पार करते हुये अनुपिया पहुँचे, जहाँ सघन 
आम्र-कुज था। वहाँ सात दिव बिताकर वे राजगह गये। राजगृह उन 
दिनों मगध की राजधानी था। प्रात:काल जब सिद्धार्थ अपना भिक्षापात्र छेकर 
नगर में गये तो तागरिकों ने उनका दिव्य-हप देखकर समझ लिया कि यह कोई 
सामान्य भिक्ष नहीं है। महाराज बिम्बसार सिद्धार्थ से मिलने के लिए आये। 
वे सिद्धार्थ की बातों से इतने अधिक प्रभावित हुये कि अपना राज्य ही उन्हें सौंप 
देने का प्रस्ताव रखने लगे किन्तु सिद्धार्थ को राज्य ही करना होता तो कपिलवस्तु 
ओर स्वजनों का त्याग क्‍यों करते ? बिम्बसार ने उनसे आश्वासन ले लिया कि 
वे जब बुद्धत्व प्राप्त कर, लौटकर जावेंगे, तो उनकी नगरी को अवश्य 
ऊतार्थ करेंगे । 

सिद्धार्थ ने दार्शनिक विद्वान आलाड कालाम से दीक्षा ली और अपना 
अध्ययन समाप्त कर रुद्रक रामपुत्र के पास गये किन्तु जब वे सिद्धार्थ की 
जिज्ञासाओं को शांत न कर सके तब गौतम उरुवेला में जाकर उम्र-तप में लीन हो 
गये । शरीर अस्थि-पिजर भर रह गया। * उसख्वेला में ही उन्हें पंच भद्रवर्यीय 
भिक्षु मिल गये । वे भी उनके साथ रहने लगे । एक दिन तप करते-करते 
सिद्धार्थ नें सोचा कि शरीर को कष्ट देना व्यर्थ है। बीन के तारों को न तो 
अधिक कसो और न ढीला ही छोड दो । ' यही बात द्वरीर के साथ भी है। उन्होंने 
मध्यम मार्ग को ग्रहण किया। उम्र तपस्या को छोड दिया । पंच भवद्रवर्गीय भिक्षुओं 
ने जब यह देखा तो समझ लिया कि सिद्धार्थ तो साथना-अभ्रष्ट हो गये । वे उन्हें 
अकेला छोड कर ऋषि पतन, जिसे आजकल सारनाथ कहते हैं, चले गये । 

गौतम मिताहारी रहकर तपस्या करने रंगे । वे एक अश्वस्थ वृक्ष के नीचे 
बठे थे, जिसे आजपाछ कहते थे । गौतम को क्षुधा का अनुभव हो रहा था। उन 
दिनों वृक्ष-देवताओं की पूजा होती थी । जिस वक्ष के नीचे सिद्धार्थ बेठे थे, उसके 








है, चित्र के लिए देखिये---०ाप्रगणा। ०0 86 ७9 97 09 शब/800), ए०!. 
47 7208 १०. 40, 


२, चित्र के लिए देखिये--8०५))६४००७३ 0 ४॥9, 7639७ 'पए०पए८ 9ए 590006/ 
7]806, 00908 29809 ५४०, 67 , 





बन न +तकन-नककता 5 


देवता से गांव की एक कन्या सुजाता ने मतौती मानों थी। उसकी कामना पूरी 
हुई। वह वृअ-रेवता को खीर अपित करने भाई । उसने गौतग को बडे देशकर 
सोचा कि वक्ष-देवता साकार-रूप में उसके सामने भा गये हैं। जब सच्ची हिवति 
मालूम हुई तो वह और भी प्रसन्न हुई। भगवात ने नृष्ति-्ठान की जोर सुजानता 
धन्य हुई। वह वैशाख पूर्णिमा का दिन था । 

गौतम नीरांजना के तट पर आये । मार्ग में उर्हें एक क्षोतिय बाड़ थे सिया 
जो कुश का बोझ लिये आ रहा था। श्रोतिय मे गौतम को आड़ पुरे भव व 
जिन्हें उन्होंने स्वीकार कर लछिया। गौतम ने वे पूछे बोधि-वृक्ष के गल की भार 
बिछा दिये ओर पूर्वाभिभुख हो, दृड संकल्प कर के बैठ गये । 

वासनाओं के स्वामी मार ने जब उन्हें तप करते हुये देखा तो कांव उठा । 
उसने सोचा, यदि इन्हें सत्य मिऊ गया तो निर्वाण के पथ प्रशस्त हो जायेंगे किर 
पाप कौन करेगा ? पाप ने होगा तो मेरा अस्तित्व कैसे टिक्रेगा 7 उसने अपनों 
सेना सजा की। उपयें विज्षम, ईपो और दर्य, काम के पुत्र और रति,* प्रोनि और 
तृष्णा नामक उसकी तीन कन्यायें थीं। उसकी सेवा में तृष्णा, मोह, भय, लोभ व 
क्रोध आदि थे। उसते प्रबल वेग से गौतम पर आक्रमण किया। आंपिया 
चली, अग्नि-ज्वालायें घधकी। अनेक भयंकर प्राणी गोतम को भयभीय एररने 
लगे। किन्तु उनके निकट जाने का साहस किसी में त था। जब मार के [गौर 
के सब हर उस हिम-गिरि से टकराकर ऊछौट आये तब उसने मर्म-स्पर्शों व्यंग 
किया। उसने कहा कि, गौतम, तुम इस तप के अधिकारी नहीं हो । यह तुम्हारी 
सिथ्या प्रवंचना है।” गौतम ने भूमि की साक्षी छी। उन्होंने पृथ्वी को 'ईंगली 
से छूकर पूछा, “क्या यह मार सच कहता है?” तुरंत ही एक घोर शब्द “था 
मानो पृथ्वी विदीर्ण हो रही हो। मार अचेत होकर गिर पडा ।* 

मार की पराजय के पद्चात्‌ गौतम फिर ध्यानावस्थित हो गये। रात 
बढती जा रही थी। पहले प्रहर में उन्हें अपने पूर्व जन्मों की घटनाओं का स्मरण 
हुआ। दूसरे प्रहर में उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और रात्रि के तीसरे प्रहर में 





१0०९ २७७» पमवाइ/ न कक: १व५ तार पकइााकमगा$७$: "मक्का... बकन्‍प्व.क ना मयाष्क कक. की... गे 


१. हिन्दुओं के पुराणों में रति काम देव की पत्नी मानी गई है किन्तु बौद्ध वाइूमय में वह 
भार की पुत्रियों में से एक है । 

२. चित्र के लिए देखिये--.8]४768 ०ए 0. शट2व६७  ऐ६४ ॥, ॥90%58४०0॥ ० ६]0 
उच्ते१७8, 298898 उडपााा 8ात हुडाए, भगवान बुद्ध पृथ्वी से साक्षी देने के 
लिये उसे दो उंगलियों से स्पर्श करते हैं। इसे मूमि-स्पर्थ मुद्रा कहते हैं। प्रतिमाओं में वे 
उम्र कमछ-दल को स्पर्द करते हुये विद्वाई देते हैं, जिसपर वे आतीन रहते है। कमल 
पृथ्वी का प्रतीक है । 


उन्हें सम्बोधि प्राप्त हुई। उन्हें आये-सत्यों की प्राप्ति हुई। उन्होंने दुःख, समृदय, 
सनिरोब-ग।मिती और प्रतिपद नामक आय॑-सत्यों का साक्षात्कार किया। दुःख है, 
उसका कारण हैं। समस्त संसार कार्य और कारण के सूत्र में बंधा घूम रहा है। 
उन्होंने अनुभव किया कि जरा, मरण और दु खों का कारण जन्म है। जन्म का 
कारण भव है। भव की उत्पत्ति उपादान अर्थात्‌ कर्म से होती है। उपादान का 
हेतु तष्णा है। तृष्णा का कारण सुख-दुःख; वेदना है। सवका मूल कारण 
अविया है। 

सम्बोधि के पदरचात्‌ भगवान बुद्ध सात सप्ताह तक उस भू-खंड में ही घूमते 
रहे । इस बीच में मार की पुत्रियों ने उन्हें विचलित करने का पुन: प्रयत्न किया किन्तु 
वह व्यर्थ हुआ। मुचलिंद नाग एक सप्ताह तक घोर वर्षा के समय उन पर अपना 
फन ताने बंठा रहा। जब सात सप्ताह बीत गये तब्र उनके सन्मुख ब्रह्मा उपस्थित 
हुये और उन्होंने जगती के कल्याण के लिए, उनसे सद्धर्म का प्रचार करने की अनुनय 
को। भगवान बुद्ध ऋषि पतन गये और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश उन पंच 
भद्ववर्गीय ब्रह्मचवारियों को दिया जो उन्हें छोड़कर चले आये थे। इस प्रकार 
उन्होंने धर्म-चक्र का प्रयम वार प्रवर्तत किया। सबसे पहले कौण्डिन्य ने उनका 
धर्म स्वीकार किया फिर वप, भद्विय, महानाम और अश्वजित ने भी दीक्षा की । 

इसके पश्चात्‌ भगवान अनेक भू-प्रदेशों में अपने आर्य-सत्यों का प्रसार करते 
रहे । उरुवेला, खावस्ती, राजगृह और वेशाली आदि के नागरिक उनके धर्म को 
ग्रहण करने लगे। स्रावस्ती के घनिक अनाथ पिडक ने, जेतवन को खरीद कर 
उनके लिये विहार बनवा दिया, जिसमें वे वर्षा ऋतु में ठहरा करते । 

कपिलवस्तु में शुद्धोदन ने भी अपने पुत्र की कीति सुवी। उन्होंने उन्हें 
लेने के लिये मंत्री के पुत्र काछदायिन को भेजा । बुद्ध कपिल वस्तु आये। उनके 
शिष्य भिक्ष गण उनके साथ थे। शुद्धोदन को यह देखकर बहुत दुःख हुआ कि उनका 
पुत्र उनके नगर में ही भिक्षा-पात्र लिये जा रहा है। उन्होंने कहा, वत्स ! यहु 
हमारे कुछ की रीति नहीं है।' गौतम ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, “यह 
हमारे बुद्ध कुड की रीति है।' नगर के सब छोग गौतम के दर्शन करने आये 
किन्तु राहुल-जननी अपने भवन में ही उनकी प्रतीक्षा करती रहीं। भगवान वहाँ 
गये और उन्हें चन्द्र किन्नर जातक सुनाया, जिसमें एक किन्नरी ने अपने पति की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उस के लिए हृदय द्रावक विछाप किया था और इन्द्र की कृपा से 
उसे पुनः जीवन दिला दिया था। 

कपिलवस्तु के अनेक युवकों ने भगवान बुद्ध के इस धर्म की दीक्षा छी । उनके 


२, 


विमाता-पुत्र राजकुमार ननन्‍द ने भी प्रवज्या ले ली। राहुल उनसे अपना 


छ 


दाय मांगने गया और प्रव्रजित होकर लौटा। गुद्धोदन के मन को इससे बहुत 
गहरी ठेस छगी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अभिभावक की अनुमति के 
बिना वे कभी किसी को प्रवज्या ने दें। 

देवदत्त वाल्यावस्था से ही गौतम का विरोधी था। उसने पहले तो अपनी 


कट-नीति द्वारा संघ में भेद-भाव पैदा करना चाहा किसतु जब उसमें 
सफल न हुआ तो वह अपने शिप्यों सहित गया को चला गया। सारि पुत्र 
और मोदग्लायन भी गया गये। उन्होंने उन भिक्षुओं को, जो उसके बहुकावे में 
आकर संघ छोडकर चले गये थे, सारी स्थिति समझाई। जब सारिपुत्र और 
मोदग्लायन राज-गृह लौटने लगे तो वे भिक्षु भी उनके साथ ही लौट आये। 
देवदत्त की कोधाग्नि और भी भड़क उठी | उसने बुद्ध के प्राण ले लेने का निदथरय 
कर लिया ओर अपनी कुचेष्टाओं में लग गया। एक दिन जब भगवान बुद्ध नगर 
में भिक्षा के लिये जा रहे थे तब उसने अजात शत्रु के साथ पडयनत्र रचकर उन पर 
एक मत्त हाथी छुडवा दिया। हाथी ने बहुत उत्तेजित होकर उन पर आक्रमण 
किया किन्तु न जाने कंसे उसका क्रोध शांत हो गया बोर वह पालतू पु 
की भांति भगवान के निकट बैठ गया ? एक भार उसने अर्थ का लोभ देकर 
घनुघर नियुक्त किये कि वे गौतम के प्राण ले लें किन्तु वे छोग भी उन्हें मारने में 
सफल न हुये । अंत में खीझकर देवदत्त ने उन पर एक पत्थर लुदढुका दिया, जिससे 
उनके बायें पैर के अंगूठे में चोट जा गई। 

भगवान बुद्ध अस्सी वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार करते रहे । एक बार 
भगवान मलल्‍्लों की राजधानी कुशीनगर के निकट शाल के वन में अस्वस्थ हो 
गये । उन्हें रवतामाशय हो गया । आनन्द व अन्य भिक्षुओं तने ऊतहें एक दाग्या 
पर लिटा दिया। भगवान के अंतिम क्षण निकट आते जा रहे थे। इसे वे रवय॑ 
भी समझ रहे थे और आनन्द भी । आनन्द उनसे संघ के सम्बन्ध में परामर्श ऊे 
रहे थे। ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवगण भी था गये थे और वे अदृदय रूप से द्ाय्या 
को घेरे हुये खड़े थे। उसी समय सुभद्र नामक परिब्राजक उनसे कुछ प्रदन 
पूछने के लिए आया। आनन्द ने उसे रोका किन्तु भगवान ने कहा कि ' जिज्ञासु 
को अंतिम क्षण में भी मेरे पास बाने दो ।” उन्होंने उसके प्रश्नों का समाधान 
किया और फिर संसार से चिर-बिदा ली। जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने 
अपने पुनीत घ॒र्म का प्रसार किया और संतप्त प्राणियों को शांति दी । 


बुद्ध ओर बोधिसत्व 


भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के परचात, उनके मत का प्रसार 
और प्रचार होता गया। हीन यान में? वे पाथथिव मानव से स्तर से ऊपर 
उठ गये । महायान+ में तो ब॒द्धों को अनादि और अनंत ही मान लिया गया। उसमें 
गौतस बुद्ध, उन बुद्धों में से माने गये जो घरती पर जन्म लेकर लोक-कल्याण 
करते हैँ, साथ ही ऐसे बुद्धों की कल्पना भी की गई, जो केवल धम्म-रूप हूँ । 

बोद्धों की पहली परिषद्‌, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाणष के परचात तुरन्त ही 
राज गृह की सप्तपर्णी गृहा३ में हुई। इसे अजातशत्रु४ ने बुल्वाया था। महा 
काश्यप ने जो भगवान के प्रिय शिष्य थे, अनेक वयोवृद्ध अहँतों ५ को आमंत्रित किया 
ताकि वे भगवान के धर्म और विनय + सम्बन्धी विचारों को एकत्रित कर एक निद्चित 
स्वरूप दें। आनन्द" भी इस परिषद्‌ में सम्मिलित हुये। आनन्द ने तथागत्त के 
धर्म सम्बन्धी विचार सामने रवखें। संघ को सुचार रूप से चलाने के लिए जिन 
नियमों की आवश्यकता थी और जिन पर भगवान बुद्ध बहुत जोर दिया करते थे, 


लक 





.; १. थेरवाद। 'यह पथ केवल भिक्ष॒ुओं के लिये था, इसलिए इसे संकरा मार्ग या हीनयाव 
कहा गया । 

२. जब वौद्ध धर्म गृहस्थों और भिक्ष॒ओं, दोनों के लिए समान रूप से सुूम हो गया, तो 
उसे चौडा रास्ता या महायान का नाम दिया गया । 

३. राजगृह, पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजघानी था। भगवान वुद्ध महातिनिष्कमण के 
पदचात्‌ राजगृह ही गये थे। सप्तपर्णी, राजगृहू के निकट एक गह्ा थी, जिसमें महा 
कादयप ने बौद्धों की प्रथम परिपद्‌ बुलबाई॥ ऐसा प्रतीत होता है कि यह पर्वत को 
काटकर बनाया हुआ प्रकोष्ठ या विद्वार होगा । 

४. भगध के राजा ब्रिम्बसार का पुत्र । 

५. अईनावस्था-भिक्षु की लोभ, घृणा और आसकित वृत्तिओं का नप्ट हो जाना। (विशेष 
के लिये देखिये, अंगृत्तर निकाय ३, ४२१) 

*&. उन नियमों का सकरून, जो संघ के भिक्षु के छिये आवश्यक थे | 

७. भगवान बुद्ध के अत्यंत प्रिय शिष्य । वे जश्ञाक्यों के परिवार के ही एक राजकुमार थे | 

८. भगवान तथामत के अनुयाय्रियों का समुदाय ॥ 


उपालि'? ने वे ही परिषद्‌ के सन्‍्मख रकक्‍खे | इस प्रकार सुत्त और विनय, दो पिटकों १ 
के संग्रह का कार्य इस परिषद्‌ से प्रारम्भ हो गया। इसके पढचान्‌ परिषद्‌ की 
पाक्षिक बैठकें होती रहीं । 
बौद्धों की दूसरी परियदू, भगवान बद्ध की मृत्यु के लगभग सी वर्ष 

परचात्‌ वंशाली * में हुईं। इसमें संघ और भिक्षओं के नियम और आचार सम्बन्धों 
प्रश्न उठ खड़े हुमें। यहु थावदयकता पदने पर नमक, स्वर्ण आदि के संग्रह बरसे के 
बारे में थे। कुछ अन्य समस्‍यायें थी। दोपहर के परचात्‌ भोजन करना, 
परिस्थिति-विशेष में कोई कार्य कर चुकने के पश्चात संघ के महा स्थषिर से 
अनुमति ले लेता आदि विपय थे। इन पर समस्त मिन्षगण सहमस ने हो सके 
और वे दो दलों में बंट गये । यह प्रस्ताव वेशाली और पाटलिपृत्र के व््योपृतरक्ों 
के द्वारा रखें गये थे । कोशाम्बीर और अवस्तो" के भिश्नगण इनके विराधों थे । 
प्रस्ताव स्वीकार न हो सके तब वज्ञीपुत्रकों ६ ने अपनी एक विशेष परिषद्‌ बेलवाई 
ओर उसमे उन्हें मान्य करार दे दिया। वैशाली और पराटलियुत्र के सहासंधिक 
और अवंती व कौश्ञाम्ब्री के दल थेरवाद" कहलाये । महासंघिक घारा को आचार्य 
वाद भी कहा गया । 
१. भगवान बुद्ध के एक प्रमुख शिष्प। यह कविछवत्तु के थे कौर बायय राजपमारों के 
साथ भर्म में दीक्षित हुये थे। वे नापित थे किस्तु भगवान ने इन्हें गागयों से पहुछे 
दीक्षा दी थी । 

सुत्त-पिटक, विनय-पिदक और अभिधम्म-पिटक का संकलन । इममें बौद्धों की परिषदों 
में भगवान वृद्ध के वनों का संग्रह कर दिया है । 
लिच्छिवियों की राजवानी | मगवान बुद्ध के समय यह एक अस्यंत समद्ध नगद था। ने 


कई बार वैशाली गये और उनके परिनिर्वाण के पहचात्‌ भी अस्वियों का एक भाग 

वैशाली गया था। यहु वर्तमान मुजफ्फरपुर जिछे में थी। 

४. वर्त्सों की राजबानी । भगवान बुद्ध के समय यहाँ राजा उदयन राज्य करता था । यह 
मगध ओर कोशरू के पथ पर पड़ती थी । 

५. वर्तमान उज्जेन। भवंती सोलह बढ जनपदों में से एक भी। अबंती के दो भाग थे, 

जिनमें से एक की राजघानी उज्जयिती और दूसरी की महिष्मती थी। भगवान बुद्ध 


के समय यहाँ का राजा चनह प्रद्योत था। यह उनके युग में तथा बाद में भी बोद़ धर्म 
एक बढ़ा केन्द्र रहा । 


६. वैज्ञाली के निवासी, जो वज्िन कुछ के थे । यहाँ बौद्धनमक्षुओं का एक बढ़ा दल 
संगठित हो गया था ॥ ह 


७. दीनयान का ही एक नाम । 
१० 


न्‌ 


न 


मूल रूप से यह दोनों विचार-धारायें हीनयान के अन्तर्गत ही थीं। एक 
बार विचारों में अंतर पडा कि फिर दलरू व मतों की शाखा-प्रशाखायें फूटते देश 
नहीं लगती । थेरबाद ग्यारह मतों में बंद गया और आचायंबाद सात में ॥ 
थ्रवाद या स्थावरवाद के केन्द्र कौशाम्बी और अवंती अर्थात्‌ उज्जयिन्री थे। इसके 
पिटक की भाषा पाली थी। अज्ञोक के पुत्र महेन्द्र के द्वारा इसका प्रचार लंका 
में भी हुआ। वहाँ भी विहार बन गये।* थेरवाद की ही एक शाखा सर्वास्तिवाद * 
भी थी। इसका पिटक संस्कृत में था। इसका प्रमुख केद्र मथुरा बना और यह 
गान्धार तथा काइमीर तक फेल गया। 


महायान के उदय और विकास से बढ़त पहले हीनयान में बोघिसत्व की कल्पना की 
जा चुकी थी विन्तु हीनयान भौर महायान की विचार-वाराओं में जीवन के प्रति 
दृष्टिकोण का अंतर था। हीनयान इस संसार को नव्वर देखता था और निर्वाण; 
संस्कारों और वासनाओं से मुक्ति, की ओर सतत जागरूक रखता था। कह सकते हैं कि 
योगी की भांति उसका लक्ष्य अपनी सोक्ष थी, कर्मेयोगी की भांति लोक-कल्याण नहीं । 
महायान ने लछोक-कल्याण की भावना को ही वरण किया। जो छः: अथवा दस 
पारिमिताओं को अपने जीवन में ढाल लेता है, वही बोधिसत्व है। पारिमितायें 
दिव्य-गृणों की पूर्णताओं का नाम है। दाव-पारिमिता, शील-पारिमिता, क्षान्ति 
पारिमिता, वीयं-पारिभिता, ध्यान-पारिमिता और प्रज्ञा-पारिमिता को अपने 
जीवन में ढाल कर जो उसे पूर्णत्व देने की चेष्टा करता है, वही बोधिसत्व है ।* जब 
तक जगत का एक भी प्राणी दुःख से छटपटा रहा है, बोधिसत्व स्वर्ग की कामना 
भी नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य को चाहे वह किसी जाति, वर्ग अथवा समाज का 
क्यों न हो, वोधिसत्व बनकर बुद्धत्व प्राप्त करने का अधिकार है। हीन यान 
केवछ मिक्षुगण तक सीमित था, महायान में गृहस्थों को भी यह स्वाबीनता प्राप्त 
हो गई कि वे बोधिसत्व के आदर्शों को आत्म-सात्‌ कर सकें। परिणाम यह हुआ 
कि संञ्रान्त कुलों के पुत्र उदात्त भात्रनाओं से अनुप्रेरित होकर निकल पड़े। 
उन्होंने बड़े आत्म-संयम से पारिभिताओं को ग्रहण किया। उनके चित्त बोधिमय 


वजन सनानन.. कर 2नियाओ ज्याकयांतअआ-पाकन्पााफमंधक, पाया 


१. अश्योक के पुत्र मह्देन्द्र के लंका जाने के पश्वात वहाँ कई विद्वार बनदाये गये । 





२. थेराबाद की एक विशिष्ठ शाखा । 


३, पद पा रमिता: परिपुरयितव्या: । 
कतमा: पद, तथथा दान-पारिमिता, 
दं।ल-पारमिता, क्षान्ति-पारमिता, वीयें- 
पारिमिता, ध्यान-पारिमिता, प्रत्ा-पारिमिता । 


१९१ 


हो गये और वे बोधिमत्वों की श्रेणी में प्रख्यात हुयें। जातकों और अवदानों के 
नायक बोधिसत्व हैं। जातक भगवान बुद्ध के पूर्व-जन्मों की कथायें कही जाती हैं । 

जातक-कथायें, विश्व के कथा-साहित्य में सत्रसे विशाल संकलन हैं। इन्हें 
त्रिपिटक में भी स्थान दिया गया है। विपिटक में सुल-पिटक, विनय-पिटक और 
अभिषर्म; संग्रहीत हैं | सुत्त पिटक, पालि त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। 
यह उस यूग के समस्त सामाजिक जीवन को घेर लेता है। सुन पिटक में पाँच 
'तिकाय अर्थात्‌ समूह हैं; दीघ निकाय, मज्िम निकाय, सेंयुल निकाय और खुटक 
तिकाय । खुहक निकाय में पन्द्रह विभिन्न ग्रंथ संग्रहीत कर दिये गये हैं। इनमें से 
अवदान में उन भिक्षु और भिक्षणियों के पूर्व-जन्म की गावाये हैँ, जिन्‍हींने बोधिसत्व 
के आदर्श को अपने जीवन में उतार लिया था। चरिया विटक में भगवान बृद्ध 
के पूर्व-जन्मों की चर्याओं का उल्लेख है और जातक पांच सौ छयालीस कथाओं 
का संकलन है। इन्हें भगवान बुद्ध के पुूत्रं-जन्मों की कथायें कहा जाता है। इनके 
नायक बोचिसत्व हैं। जातक की समस्त कयायें आादर्भोन्मुखी हैं। इसकी अपनी 
एक विशेष शेली है। भगवान बुद्ध अपने समकालीन व्यक्ति या घटना को देखकर 
भिक्षुओं से कहते हैं, “कि अपने पूर्व-जन्म में भी यह ऐसा ही था।” इस प्रकार वे 
एक कथा सुना देते हें और फिर वर्तमान परिस्थिति व व्यक्ति से साथ उस समय 
की तुलना करते हुये कहते हें कि “तब में बोविसत्व था। / बोधिसत्वों में सभी 
समाज, वर्ग और जाति के लोगों का चित्रण हुआ है। उत्तकी परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न 
हैँ किन्तु उनमें भी उन्होंने अपनी उदार भावनाओं से क्ोकोपकार किया है। राजा, 
कृषक, श्वपच्, सब बोधिसत्वों की श्रेणी में हैं ।* इस प्रकार मानों कथाकार ने सभी 
को भगवान बुद्ध का पूर्वे-जन्म का रूप स्वीकार कर लिया है और जानि तथा 
वर्गों की वे दीवारें ढा दी हें जिनका भगवान जीवन-भर विरोध करते रहे। 

वह कहना चाहता है कि मानव ही क्या, पशु-पक्षी, वक्षों की आत्मायें, 
यहाँ तक कि विषधर सर्प; *--सबके लिये लोक-कल्याण का पुण्य-पथ प्रद्मस्त है! 
दीघ निकाय के सोणदण्ड सुत्त में भगवान ने जातिवाद और वर्ण व्यवस्था का 
खंडन किया है। 

सोणदण्ड चम्पा का एक ब्राह्मण था। वह प्राचीन आर्य-वाडह मय का आचार्य 
समझा जाता था। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर महाराज बिम्बसार ने उसे 


फष्पमाक ८... "क+काकन्ग्पढ़ जे 


१. देखिये [9०6098४४ ्॑ एड॥7 27709७7 #४7098- ५०, 7, 782७५ 398, 


२. 8]98069, ७-+ 208४७ 2575 7, शंस्पाक् जातक, ?]889 57; श्रामोग जातऊक 
एछा2॥४७ |एएाए-हए ४ प्रा (७) 


१२ 


एक भव्य राजप्रासाद प्रदान किया था। जब उसने भगवान बुद्ध की कीति सुनी 
तो उनसे मिलने भी गया। बातचीत करते-करते चर्चा जातिवाद पर आकर रुक 
गई क्योंकि वहीं से दोनों की दो विचार-धारायें अलग दिश्ञाओं में मुडती थीं। 
भगवान ने पूछना प्रारम्भ किया, 'सोणदण्ड ! वे कोन से गण हैँ, जो एक ब्राह्मण 
को ब्राह्मण बनाते हें ?” सोणदण्ड ब्राह्मणोचित गुणों को गिनाने छगा। उसे 
अन्त में स्वीकार करना पडा कि उच्चता जाति विशेष सें जन्म लेने से नहीं 
वरन्‌ गुणों को अंगीकार करने से आती है। 


मानव सदा से कथा-प्रिय रहा है। जब उपदेश, कथाओं और दुृष्टान्तों के 
साथ चित्रित कर दिये जाते हैं, तो वे मन पर ओर भी गहरा प्रभाव डालने 
में समर्थ हो जाते हैं। जातक कथाओं का मूल-उद्गम लछोक-साहित्य है। जातक- 
कथायें लोक-माता की योद में खेलने वाली' बालिका हैं, जिसने देखा उसी ने गोद 
में लेने के लिए अपनी बाहें पसार दीं। अनेक जातक इस देश के अन्य मतों के 
ग्रंथों तथा विदेशों के साहित्य में अपने समान रूप में मिलते हैं। कुछ का रूप 
और कह्दी-कह्टी कथानक भी कुछ परिवर्तित दिखाई देता है। अजंता की पहिली 
गुफा की दीवाल पर अंकित शिवि जातक, महाभारत की राजा शिवि की कथा 
से भिन्न नहीं है। दशरथ जातक तथा रामायण के कथाचक में अंतर अवश्य है किन्तु 
दोनों का विषय एक ही है।* दशरथ जातक भारहुत के अब चित्रों में प्रस्तरांकित 
हुआ है।* कुछ कथायें हितोपदेश और जातक में एक सी हें। एक जातक की 
नायिका कान्हा है। कान्हा के ससुर पान्दु राजा हैं। उसके पति नकुछ, भर्जुन, 
युधिष्छिर, भीम और सहदेव हूँ। द्रोपदी का एक नाम कृष्णा भी था, जिसका 
पालि-रूप कान्हा हो सकता है।* 

जनपद में फंली हुई यह कथायें शिल्पियों को प्रिय ऊूगीं और उन्होंने 
भारहुत व सांची की वेदिकाओं और तोरणों पर इन्हें आंका। इनके माध्यम से 
उन्हें समस्त छोक-जीवन, कथानक के रूप में अंकित करने को मिल गया । उन्होंने 


+.. तक्र+ 


१, 28009 (5. ४०४०३803, 78४6 + 7655, 7989 56079 ०६ 20800, 2?]969 ५. 


२. इसमें दशरथ काशी के राजा हैं। अपनी सौतेली मां के आग्रह पर राम और लक्ष्मण 
बन में जाते हुँ किन्तु इसमें रावण के साथ युद्ध का वर्मन नहीं है । 


3, 7008 3489४७8 ० 0870 ए6--<४. एटवध्यशा|४४ १8७, ९889 ४ पा, 
४, ऐ&88४78, ४) 424-426 (७3. 9५ 7०४४४०१॥) 


रझे 


नगर के दृश्य तपस्वियों के आश्रम" देहात के घर, * उनके नर-नारी, 
राजाओं को सभायें४ और विजय-यात्राय्रें,--" सब कुछ पत्यरों में उभारे। 
इसके पीछे उन्हें विराट प्रकृति की पाईर्व भूमि मिल गई। उन्होंने वनों की रमणीकता, 
उनमें फूलनें-फलनेवाले वृक्ष और छतायें, व विरहने वाले पशु-पक्षी सभो फो आंका । 
जातक कथाओं से बौद्ध धर्म के दाशनिक तत्वों का कोई सम्बन्ध नहीं, लिया 
इसके कि उनके सायक बोधिसत्व है।£ इस कछा से भी आध्यान्मिकृता का कोई 
सम्बन्ध नहीं। इसमें छोक की वृत्तियों का चित्रण है ।* 

गौतम बुद्ध अब ब॒द्धों की परम्परा में अंतिम बुद्ध समझे जाने छगे। उन्हें 
गौतम या शाक्यम्‌नि कहा गया। बुद्ध दो प्रकार के माने गये। एक वह जो 
सम्बोधि नो प्राप्त कर छेते हैं किन्तु विश्व में धर्म का प्रचार नहीं करते। उन्हें 
पचेका बृद्ध कहा गया । जो लोक को निर्वाण का पथ दिखाते हैं, वे सम्मास्सम्ब॒द्ध 
हैं। गौतम की पूर्व-परम्परा में छः बुद्ध और माने गये। वे विपस्सी, सिखी, 
वेस्सभू, ऋकुच्छेद, कोणागमन और काइ्यप हैं। इसके पदचात्‌ यह मास्यता दृढ़ 
हुई कि गौतम से पूर्व चौबीस बुद्ध और हो च॒के हैँ। उनमें दीपंकर, कोण्डित्य, 
मंगल, सुमन और रेवत आदि हूँ। धीरे-धीरे महावस्तु तक यहु संख्या बढ़ती ही 
चली गई। जिसे सम्बोधि प्राप्त हुई, जिसने धर्म को जान लिया वही बुद्ध बन 
गया। महावस्तु में यह संख्या सो से भी अधिक बढु गई किन्तु हत सब के, कल्पना 
के आधार गौतम बुद्ध ही बने रहे। इन बुद्धों के शरीर का बाकार, जरम का 
गोत्र आदि अलग-अलग रहा किन्तु उनके जीवन में थे सब घटनायें घटती 
बतलाई गई जो स्वयं गौतम बुद्ध के जीवन में घटी थीं। उसी प्रकार वे 

«५06 ऑफ पडा07$8 ए 38968, ४०, 37, ?]8680 ४०. 38. 


२. पक पिशचएछ5 हे सिकप 0889 #5एा (६, 7), 76 फ00रपरशशाई४ ७! 
893060$5, ४०) ॥, 27?]98४७ ९०. 69 (&- 9] 


* 709 फैफप्राए७४४४ ० उद्व059), वैसन्तर जातक के दुष्य, 
४, 7086 ै000प7790968 0 39870, ०, 7, 28६8 7४०, 4 (0). 880688, ४०।, !., 
महाजनक जातक 2]880 ऐै०, झापए ४०१ 5४५. द 


५- 478 शै०५०००6788 ० 3%000 ५०३ ॥7, ए]84७ ऐै०, 28 (७, 4) बाघ गुज़ा के 
भित्ति-चित्रों में झ्योसा-यात्रा 


६... 009 8 /0५9 38680:99' ६०७ ४ व4$78083ए :707% #75 8७० 790$ ४087 9 680 
0६४४७३ 88 त874689ए छजवेंवकरंडहठ, पुए७ 888 06 0927७) 00/89, 79२७ $0$, 
७.. सांची की कछा का विषय बौद्ध-धर्म है...जातक कथायें है छेकिन विचार करके देखा 
जाय तो पता छगता है कि जिस जीवन का चित्रण हुआ है, उसका बर्म के गूड़ तत्वों 
से बहुत कम सम्बन्ध है। '-.हा. मोठीचन्द, विक्रम काछीन कछा (विक्रम अभिनम्दन ग्रंथ ) 


श्ड 


अश्यी 


श्र्प्ज 


अवतरित हुये । उसी प्रकार महाभिनिष्क्रण किया ।?* उसी प्रकार वक्ष 
के नीचे बेठकर साधना की और फिर सम्बोधि प्राप्त की।' प्रत्येक कल्प 
में केवल एक ही बुद्ध होता है। स्पष्ट है कि इन मान्यताओं का आधार अपने घर्मं 
को और भी प्राचीन सिद्ध करने की चेष्टा थी। बोधिसत्व के सम्बन्ध में भी इसी 
प्रकार की आस्थायें दृढ़ होती गईं। प्रत्येक मत अपने को पुराना बताने के लिये 
पौराणिकता का सहारा लेता है। अब केवल वही बोधिसत्व हो सकता था जो 
पुरुष हो, विरक्‍त हो, जो सम्यक ज्ञान का जिज्ञासु और पिपासु हो ।३१ वह अपने 
कल्प के बुद्ध के निकट जाकर उनसे अपना निदरचय प्रकट करता है। बृद्ध 
स्वेज्ञ हें। उनकी दृष्टि भूत और भविष्य को देख सकने में समर्थ है। वे उसकी 
धर्म के प्रति आस्था और बद्धत्व के लिए दृढ़ निश्चय देखकर स्वीकृत दे देते 
हैं। गौतम स्वयं बोधिसत्व रहे हैँ। उन्होंने अपने कल्प के बुद्ध दीपंकर के सनन्‍्मुख 
जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया था। उस समय उनका नाम सुमेध था। 


महायान में हिन्दुओं जैसी देवताओं की पंक्ति दिखाई देती है। गौतम 
अनेक ध्यानी बुद्धों, बोधिसत्वों और लोकपालों में खो जाते हैं। महायान कालांतर 
में हिमालय की ऊँची चोटियाँ पार कर तिब्बत और नेपाल पहुंचा ओर खूब फूला- 
फरका। उस ने अपनी पृव्व-परम्परा हीनयान की महासंधिक झाखासे ली जो 
द्वितीय परिषद्‌ के पदचात्‌ थेरवाद से पृथक हो चुकी थी। अमरावती४ और 
नागार्जुन कोण्डा" इसके केन्द्र बन गये थे। थेरवाद के अनुयायियों का लक्ष्य 
अहतावस्था को प्राप्त करना था और महासंधिकों का बुद्धत्व। महासंधिकों ने 
बोधिसत्व की कल्पना भी कर ली थी। 


हम कह चुके हें कि थेरवाद ने पहले बुद्ध को महा मानव की प्रतिष्ठा दी 
और फिर उन्हें देवी गुणों से सम्पन्न मान लिया। वे ब्रह्मलोक के देवताओं से भी 
श्रेष्ठ समझ लिये गये किन्तु महायान में उनकी वही स्थिति सात ली गईं जो 


१, ब्रह्मायु सुत्त, (विस्त॒व वर्णन के लिए मज्यिम निकाय देखिये) 
२. वही 
३, इसे अभिनीहारकरण कहते हूँ । 


४. दल्लिणापत्य में कृष्णा नदी के किनारे एक नगर था। आंध्रों के समय में यह बहुत 
समृद्धिश्ाली था। यहाँ थेरावाद का विकास हुआ। ग्रहाँ एक विश्ञाल बौद्ध स्तुप मी 
बना, जिसकी कला के सम्बन्ध में हुम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। (यह मदरास के मुंदूर 
जिले में है ।) 


५. गंटूर जिले में ही एक अन्य स्थल । 


प्‌ 


'हिन्दुओं में ब्रह्म की है। वे अनादि हूँ, अनंत है। किन्तु वह तिकाय; तीन स्वरूप 
भी धारण करते हूँ। नेपाल में उन्हें आदि बुद्ध की संज्ञा दी गई। यह माना गया 
कि जब संसार में कुछ भी नहीं था तब आदि बुद्ध थे। वही सृष्टि के मूल कारण 
हें।' उन्होंने अपने पंच प्रकार के ज्ञान और ध्यान से पाँच ध्यानी बुद्धों को 
रचा। यह भी कहा गया कि सृष्टि के प्रारम्भ में कमछ का विध्याल, सहख्तदल 
पृष्प खिला। उसमें से अग्नि की ज्वालायें फूटीं और फिर उनमें से आदि-बुद्ध 
अवतीर्ण हुयें। वे अग्निष्ठ भुवन में, जो तेरह भुवनों में सबसे ऊँचा 
सावा जाता है, निवास करते हैं। आदि बुद्ध अथवा ध्यानी बुद्ध स्वयं कभी पृथ्वी 
'पर अवतरित नहीं होते। वे सृष्टि के संचालन का भार ध्यानी ओपषिसत्वों को 
साँप देते है। यह ध्यानी बुद्ध मानवी बुद्धों के ही स्वरूप हैं। मानवो या 
मनीषी बुद्ध पृथ्वी पर अवतरित होते हैँ और अपना कार्य समाप्त कर सामान्य 
मानवों की भांतिही मृत्यु की प्राप्त करते हैं। यह घरती पर बुद्ध के कूप मे 
नहीं वरन्‌ बोधिसत्व के रूप में आते हैं ओर शाकय मुनि की भांति बोधि-वुक्ष के 
नीचे सम्बोधि प्राप्त करते हैँ। उनका वेष भी योगियों जैसा ही रहता है। 

ध्यानी बुद्ध ब्रह्मलोकों * में रहते हैँ । यह धर्म की पवित्रता के स्वरूप 
हैं। यह कभी पृथ्वी पर नहीं उतरते। थे केवरू मनीबी बुद्धों को प्रेरणा प्रदान 
करते हैं। बोधिसत्व भी उन्हीं से प्रेरणा पाते हैं। वे केवल प्रकाशवान भम्मे है । 
भोतिक जीवन के कार्यालापों से उतका कोई सम्बन्ध नहीं है ।* क्‍ 

बौद्ध धर्म के अनुसार जगत का परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 
पांच बार होता है। प्रथम जगत ध्यानी बोधिसत्व, सामनन्‍्त भद्र रखते हैं। ध्यानी 
बुद्ध वेरोचन से वे प्रेरणा और दाक्ति प्राप्त करते हें। उस समय क्रकुच्छंद 
भनीयी बुद्ध बनकर पृथ्वी पर जन्म छेते हैं। ध्यानी बोधिसत्व सामनन्‍्त भद्र की 
प्रतिमायें, मंजु श्री और क्षाक्‍्य मुनि के साथ जापान और बीत में अधिक मिलती 
हैं। भारत में सामान्यतः इनकी प्रतिमार्ये नहीं मिलती | सामनन्‍्त भद्र का परिधान 





२. 776 ७०7४ ० 7४०४॥6८४ 5000078॥7-79 ४४७ 7- 8, 

२. बौद्ध मत के अनुस्तार यह देवछोक से भी ऊपर हैं। यह नौ स्वर्गों का समुदाय है, जहां 
फेवलछ अत्यंत पुष्यवान व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है। बक बादि जातकों में ब्रह्म 
लोक का उल्लेख प्राप्त होता है। 

मे. बुद्ध का वास्तविक स्वरूप घर्मकाय है। जो अ्रनादि, अनंत अर बरूप है। सम्भोग 
रूप वह है जब वे दिव्य झरीर धारण करते है और जब ये तामान्य मायव का हुप केकर 
घरती पर आते है, तो वह उनको रूप-काय या निर्माण काय कहा जाता है। महायान 
में गौतम निर्माण-काय बुद्धों में हैं । 


१६ 





अप अर अम . भगवान बुद्ध 2023 कप 
बोरोबुदूर, जावा 








अनुरुद्धपुर 





को 206 








राजाओं जंसा रहता है। वे मस्तक पर रत्न-जडित किरीट घारण किये रहते 
हैं। उनके एक हाथ में चितामणि*ःः रहती है, जो आराधकों की आकांक्षाओं 
को पूर्ण करती है। इनके हाथ की मुद्रा वितकं* रहती है और कभी-कभी 
उसमें म॒ड़े हुये धर्मपत्रक भी रहते हैँं। उनके हाथ में खिछा हुआ नीलोत्पल रहता 
है। उनका वाहन गज है। अन्य जगत अक्षोभ्य, रत्न-सम्भव, अमिताभ और 
अमोध सिद्धि रचते हें। उनके ध्यानी बोधिसत्व वञ्र-पाणि, रत्त-पाणि, पद्मपाणि 
या अवलोकितेश्वर ओर विश्व-पाणि रहते हें और मानवी बुद्ध, कनक मुनि, 
काइयप, गौतम और मैेत्रेय । 


डा० वासुदेव शरण जी अग्रवारू की राय में पंच ध्यानी बुद्धों, बोधिसत्वों 
और मानुपी बुद्धों की कल्पना हिन्दुओं के प्राचीन दर्शन से बुद्ध-दर्शन का मेल 
बिठाने के लिए की गई है,-- यह जटिल कल्पना हिंदुओं के प्राचीन दाशेनिक 
मूलभूत पंच तत्त्व, पंच प्राण, पंच विषय, पंच इंद्वियाँ आदि के साथ बुद्ध-दशँन का 
मेल मिलाने के लिये की गई। इसी के जोड की कल्पना झीवों में भी विकसित 
हुई, जिसके अनुसार पंचमुखी शिव की मूर्तियों का निर्माण हुआ। वे पंचमुख 
क्रमश:--- ईशान, तत्युरुष, अघोर, वामदेव ओर सद्योजात कहलाते हें। मथूरा 
में पंचमुखी शिव की कई मृतियाँ मिली हें। वस्तुत: इस पंचात्मक मूर्ति-भेद की 
कल्पना का प्रारंभ भागवतों के चतुर्व्यह और पंच वृष्णि-वीरों की कल्पना से ज्ञात 
होता है। मथरा के 'मोरा-शिलालेख में, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, 
पंच वृष्णि-वी रों की मूर्तियों का स्पष्ट वर्णन है। चतुर्व्यह में भगवानू--संकर्षण, 
वासुदेव, प्रधुम्न और अनिरुद्ध की गणना है। इसके साथ पांचवें सांब को मिलाकर 
पंच वृष्णि-वी रों की कल्पना प्रथम शताब्दी ई० पृ० में अस्तित्व में आ चुकी थी | 
विप्णु, शिव और बुद्ध के अनयायी भक्त अपनी-अपनी मूर्तियों का चतुर्यहात्मक 
यथा पंचात्मक विभेद करते हुए एक ही मूल-प्रवृत्ति या विचार-धारा का अनुसरण 


'ैधकन-3॥८७+-ह पक" >]«पकेतक- फल :880-..+ "क्वीन कक "ढाकन 





हक लौट है के >सनकलान पाना जलन जयका+ ५७०५+ .अममोब॥, ":#9%#परममन +/०+ परे 0क+फ- सका अकीक 


१, “मणि आराधकों की कामना पूर्ण करने की प्रतीक है । चितामणि में नो, सात और 
कभी-कभी तीन रत्न ही रहते हैँ। यह क्षितिगर्म, सामस्त सद्र, रत्त-पाणि और 
रत्न-सम्भव के साथ रहती हैं। कभी-कर्ी स्तूप या चैत्य के आकार की भी चितामणि 
रहती है । 


२. “०११७ ० 87६०४०७७०65.,. 098 40879क%४6 &06प66 ३8 ॥697986766व7. छा ४798 
का।0 28007 80ते 87 506 5408878 856580066 प्रछफ़था0, ०5069 0757907 #798 40965% 
90 598 798 55889, ज़्जंएँं) ४070॥68 *४ै8 89 0 68086 07979, [07% 598 
8४98 एॉ57 (9088, 7798 एथॉफ् एण 86 2800 ३8 क708व 0पक्त्त07प* ? ( ए7७ (048 
० २०६४87४० 27068 7789, 27986 20) 





१७' 


कर रहे थे। वैष्णवों में जैसे चलुर्व्यूह हैँ, शवों में उसी प्रकार चतुमुखी शिवलिंग 
है। बीढ्ों के चतुर्ब॑द्धात्मक स्तूप जिनमें स्तूप की एक-एक दिशा में एक-एक बुद्ध 
अंकित किया गया है, उसी शैली के हैं। उसी समय की मथुरा-कला में जेन 
चोमुखी मृर्तियाँ मिली हैं, जिन्हें लेखों में प्रतिमा 'सर्वेतोमद्विका” कहा गया है। 
उनकी एक-एक दिशा में एक-एक तीर्थंकर अंकित हैं। ये मतियाँ भी उसी 
दाशनिक दृष्टिकोण को प्रकट करती हैँ। जात पड़ता है कि इस समस्त धार्मिक 
प्रयंच के मूल में एक योग-प्रधान या तांत्रिक दृष्टिकोण काम कर रहा था। मनष्य 
का शरीर पंचात्मक है। पाँच तत्वों या पंचभूतों के अनुसार शरीर के पाँच खक, 
पाँच इंद्रियाँ, पंच विषय, पंच प्राण कार्य करते हें। पाँच चक्रों और सृष्टि के पंच 
महामृतों के अनुसार देवताओं की व्याख्या और वर्गीकरण, धर्म का संंत्रिक 
विकास है। उपलब्ध मूर्तियों के देखने से ज्ञात होता है कि कुपाण-काल में इस 
प्रकार का तांत्रिक विवेचन बौद्ध, जैव, हैव और वैष्णव इत चारों संप्रदायों में 
विकसित हो चुका था।* 


बोधिसत्व वद्धपाणि अतीव सौन्दर्यशाक्ली हैं। उनका व्यक्तित्व भी बढ़ा 
प्रखर है। वे ऐश्वयेवान सम्नाठ की भांति अनेक आमृषणों से अलंकृत २३ते हैं। 
उनका दाहिना हाथ वद्च लिये रहता है ओर बायां भक्तों को वर प्रदान करता 
है। वज्न उस सत्य का प्रतीक है जो अन्धकार को विदीण्ण करना है और स्वम॑ 
कभी नष्ट नहीं होता।* 


वज्रपाणि की कल्पना की मूछ स्रोत क्या है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता। कुछ विद्वान उन्हें इन्द्र अथवा शक्र का ही रूप मानते हैं। ऋग्वेद 
के इन्द्र भी वद्ध घारण करते हैँ और उनका वजिन्‌ नाम प्रसिद्ध है।* 
पौराणिक इन्द्र और शक्‍्क के व्यक्तित्वों में अत्यधिक समानता है। दोनों राजा 


१. मथुरा कला (पोहार अभिनन्दन प्रय ), डा. वासुदेव शरण अग्रवाल, पृष्ठ ७८६. 


२. “बोद्धों की परिभाषा में वद्ध उस मानसी स्थिति प्रशा और ज्ञान का सुृजक था, जिस 
पर बाह्य परिस्वितियों का कोई प्रभाव नहीं पता । जो सर्वधा अमेश्च और अकाटप् है! 
““डा. वासुदेव ब्रण अग्रवाल (कला भौर संस्कृति, प्‌. १३६) 


३. ऋग्वेद मे इन्द्र के लिए बश्चत्राहु (ऋ, ७, १८, ११; ७, २१, ९) व गजहुस्त शब्द 
(७, ९९, ५; ७, २१, ४; ७, ३२, ४) णाते हैं। जिस पमय इस जज भारण करते 
है, उस समय वे अपने शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्द्धष हो जाते हैं। (ऋग्वेब, ७ २८, २ | 
इन्द्र के लिए “कज्च पाणि' का प्रयोग रघुवंश में भी प्राप्त होता है (बस ' ममुक्षात्िव 
वज्ञपाणि:, रघुवंत्र, २, ४२) 


हि 


हैं। दोनों का वन नन्‍्दन है। सारथी मातलि* है। दोनों युद्ध में देवताओं 
का नेतृत्व करते हैं। वरुण और प्रजापति आदि दोनों के मित्र हैं, आदि। भगवान 
बुद्ध के निकट शक्र बहुधा आया करते थे।* देवावतार में जब भगवान सांकाइ्य में 
उतरे तब इन्द्र उनके साथ थे ।* जब वे भू पर अवतरित हुये तब भी इन्द्र उपस्थित 
थे। पाली वाह मय में वद्रपाणि नामक यक्ष की चर्चा आती है और गान्धार 
शिल्प की प्रतिमाओं में वञ्अपाणि और इन्द्र दोनों एक ही शिला-पट्ट में दिखाई 
भी देते हैं ।" विद्वानों के लिए यहु अब भी एक समस्या है।* 

कुछ विद्वान तिब्बती प्रतिमाओं और लोक-कथाओं के आधार पर उन्हें 
शिव का एक रूप मानते हैं । जिन तिब्बती मूर्तियों के आधार पर उन्हें शिव 


मा 





>क+-अनक..3+प+थ +वजपं भधाक्रक की. च«े 3 कतज की लातारितानीनान का अ 





१. पुराणों में इन्द्र का सारथी मातलि है। बौद्ध ग्रंथों मे मातलि सर्देव इन्द्र के साथ रहता 
है । (दीघ निकाय २, २६८) शक्र ने जब असुरों से युद्ध किया तब भी मातलि उनके 
साथ था । 

२. शक्र अथवा इन्द्र सदैव भगवान वुद्ध के पास आया करता था और वह उन्हें भावी 
घटनाओं का पूर्वांसमास भी दे जाता था। (चुल्लकालिंग जातक) वह सर्देव उनकी रक्षा 
किया करता था। (अयवक्‌ट जातक) भगवान बुद्ध ने उसकी शंकाओं का समाधान *सक 
पन्‍ह सुत” में किया है। | 

३. भगवान बुद्ध अपनी माता को उपदेश देने स्वर्ग गये थे, यह बौद्धों की मान्यता है। जब 
वे वहाँ से चलने लगे तब इन्द्र ने उनके लिये सांकाश्य (वर्तमान संखिसा, जिछा 
फर्रवाबाद, उत्तर प्रदेश) तक तीन सीढियाँ छगवा दीं। चित्रों के लिये देखिये-- 


पए8 88098 जा 37705, 29888 47; 7॥)9' 0४676 0 89077 १४०7 77, 


४. वज्ञपाणि एक यक्ष माना गया है। (दीघ निकाय, १, ९५) 

७५. गान्धार शैली के शिला-पद में, महाभिनिष्क्रमण के दृश्य में इन्द्र वज्ञ लिये खड हें । 
पाइवे में वच्च लिये हुये यक्ष वज्ञपाणि है। (3 #परांव० ४0 588 56एाॉफएाए४४8 99 88 
पतत87॥ शए९७घा०७, (/०]०पघ६४४७, प०- 37), 

६. आचार्य बुद्ध घोष का मत है कि वज्ञपाणि शक्र का ही एक स्वरूप है। यह आततायियों को 

... अयभीत करने के किये यह रूप धारण कर लेता है। (सुमंगल विलासिनी १,२६४) 
मोदग्क्ायन झक्र को यक्ष कहते हूँ (मज्झ्िम निकाय १, २५२) इन्द्र वदण आदि सभी को 
यक्ष कहा गया हैं। (दीघ निकाय ३,२०४-२०७०) 
# ॥८००7१78 50 22, 000787/8ए8॥79, ह6 मं8०7७ जप $6 बे जे ? ०0०6 ४6 
8 [प6067 त४४०ए७४ ये वजपाणि, ७३० एछत 20 >छो४एा ए899787 0 
“इन्द्र ', ७५६ छा 5)8 वोधिसत्व वज्ञपाणि छतपांते [#89४ 878 0:787&680, 


[0जञंहां0 ४॑ उ3प609॥8 ताह१9 288० 49, ज6 798766 00ंग्रड प७०/७ 00 88768 
8948... प08. 86ए6 780 76४00 * 5 70, 7. &, ५७४७ ॥0]00207--१9-7/607श' 


१९ 


का ही एक स्वरूप सिद्ध किया जाता है, उनमें वे सिंह का चर्म पहने रहते हैं । 
उनके मस्तक पर नर-कपाछ रहता है। केशों में नाग फुफकारते हैें। उनके कंठ 
में स्पों की माला रहती है। भाल पर तीसरा नेत्र रहता है और दाटिने हाथ 
में वद्धर । तिब्बत में वज्पाणि के सम्बन्ध में जो लोक-कथा प्रचलित है वह 
देवताओं द्वारा किये गये सामर-मन्थन जैसी ही हैं। अंतर कैवल इतना है कि 
देवताओं के स्थान पर बुद्ध गण हैं और शिव के स्थान पर वज्ञपराणि हेँ। उन्हें 
अमृत की रक्षा का भार सौंप दिया जाता है। राहु अमृत को पी जाता हैं भौर 
दण्ड स्वरूप वजपाणि को हलाहुल विप का पान करना पड़ता है।' तिब्यत 
में अत्यंत दुर्गम्य स्थान में त्सपारांग के प्राचीत मंदिर हें। इनमें से श्वेत मंदिर 
में वञ्रपाणि की चोदह फीट ऊंची, विशाल किसु भयावह प्रतिमा प्रतिप्दित है। 
उनके मुकुट में कपाल है, माथे पर तीसरा नेत्र है, शरीर पर सपोँ के अलंकार 
हैं और एक हाथ में वज्ध है।* यह तो निश्चित है कि भारतीय कथाओं ने 
विदेशों की यात्रा की ओर उनमें परिवर्तत हुये किन्तु इगका एक पक्ष यह भी हो 
सकता है कि बौद्ध और ब्राह्मण-शिलत्प पर एक दूतरे के प्रमाव पड़े हों।' इस 
प्रकार की समानतायें गत्यियाँ बनकर आदचर्य में डालर देगी हैं। एलीफंस्टा की 
महेश्वर मूर्ति में, जिसे छोग अ्मवश त्रिमूर्ति कहते हैं, शिव के तीन मुल्ष हैं। पव 
मुख परमेश्वर की प्रतिमायें जब दीवाल पर आंकी जाती हैं तब किसयी उनके 
तीन ही मुख, अघोर, सद्योजात और वामदेव आंकता है। अधोर उतकों भैरव 
रूप है--बड़ी-बड़ी उठी हुई मूंछें, जठाओं में छहराते हुये सर्प और मुख पर रोड 
भावनायें। बीच का मुख शांत, गाम्मीय लिये रहता है और तीसरा वामदेव, 
नारी का मुख जैसा रहता है। यह आक्ृति में भी छोटा रहता है।* प्राचीन 
खोतात में बौद्ध त्रिमूति का एक भित्ति चित्र इससे इतना अधिक मिलता है कि 
देखकर आदचम होता है। व॒क्षिणापत्य की अमरावती के शिल्प में एक नतंक 
की प्रतिमा की मुद्राओं के साथ नटराज की कांस्य-मूत्ति का बहुत साम्य है। 


* 7986 (०प४8 ए स०४7४679 उप्वे१08:07-+ 28268 60-8, 
406 (008 0६ ऐ०४79870 ,प06॥|879, 869 १६|78%६४३, 


न श्र्ण ल्‍्ख्की 


* 478909:६08 87880088---748998 . हप्रभटु॥7॥8 00-ंध्रत. (5७/08 0 ॥&75069 
; 9५0॥8960 १8 ६४6 प[त8/786870. एै०७४।७ 0 708 5 964) 


* 2789 (4876 70४68 ७ ॥009, फएएड्रवए६४ #70ं '3078690, ?886 ६67, 
२० | 


उसे देखकर लगता है कि शिल्पी ने कहीं यहीं से तो पूर्वे-परम्परा ग्रहण 
नहीं की ? * 

पद्मपाणि अथवा अवलोकितेश्वर दूसरे बोधिसत्व हैं । यह अपनी प्रेरणा ध्यानी 
बुद्ध अमिताभ से लेते हें और अवलोकितेश्वर की प्रतिमाओं में, सिर के ऊपर 
अमिताभ की एक छोटी सी मूति भी रहती है। अवलोकितैश्वर के अर्थ हें, वह 
देवता जो सब ओर देखता है। वदिक वाह मय में वरुण व इन्द्र को सहस्नचक्ष्‌ 
कहा गया है। * वे सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के कार्य-कलापों को देखते हूँ । 
वही भावना यहाँ व्यक्त हुई है। विष्णु की भांति उनके हाथ में सृष्टि की 
संचालन क्रिया का प्रतीक कमल रहता है। इस देश के प्राचीन गुृहा-मन्दिरों 
में पद्मपाणि की प्रतिमायें और भित्ति-चित्र प्राप्त होते हें। अजंता के बोधिसत्व 
पद्मपाणि का चित्र तो भारतीय करा की अत्यंत उत्कृष्ट कृति समझी जाती है। ३ 
एलोरा के बौद्ध गृहा-मन्दिरों में भगवान बुद्ध के निकट वे कमर लिये खड़े 
रहते हें । ४ अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि, प्रकाश के स्वामी कहे यये हैं । वे सूर्य 
और चन्द्र की आभा के समान हैं। नेपाल और तिब्बत में उनकी बहुत अधिक 
प्रतिष्ठा है। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार ध्यानी बुद्ध अमिताभ ने अपने नेत्रों की 
ज्वाला से उनका निर्माण किया है। वे यह कहते हुये प्रकट हुये कि सृजन का रत्न 
कमल में ही है।' कमल पृथ्वी का प्रतीक है। इसकी आठ दिशायें कमल के अष्ट 
दल. हैं। उसी पर श्री अथवा समृद्धि आसीन रहती है," जिसका मेघ-रूपी गज 
अभिषेक करते रहते हैं । अवलोकितेश्वर उनका वह रूप है जिस पर तांत्रिक 
प्रभाव है और पह्मपाणि” उससे रहित है । 

बौद्ध मत के अनुसार वर्तमान जगत, चौथा विश्व है, जिसका संचालन 
अवलोकितेश्वर अथवा पद्मपाणि कर रहे हैं। उनके मनीषी बुद्ध शाकक्‍य मुनि 
कहे गये हैं। अपनी कार्यावधि समाप्त करने के परचात्‌ वहू अपना भार मंत्रेय 
की सांप देंगे, यह मान्यता है । 





९. पृ"-8७ 8०१ 8979976$ ए००879, 29 70प६ए४४७॥ 

२. ऋग्वेद ७, ६४, ६०० 

है. 33806%8. 07 एश2१2४४, 7876 7, 'वीधिसटव पद्मपाणि ७५६७3 0०, हराए बात 
हऋरएपा, ग 

४... पृए6 (0७४8 799088 0 078, फिवल2प88४70.- 0०वें 3प7899७, 08969 7ए, (7569 
89606 7॥8६ (9प्6ह. 8७8 #प7०७&] 79208 8378-878. 

५. तसख्च पद्म पुरा सुतं पृथिवीरूपमृततमम । 
हत्पद्म ,ता रसा देवी पृथिवी परिचक्ष्यते ।। (पद्म पुराण ) 


श्र 


मैत्रेय की कल्पना बोधिसत्वों में सबसे प्राचीन है। दह्वीनयान में अकेले 
बोधिसत्व मैत्रेय माने गये हें। उनकी प्रतिमायें लंका, ब्रह्मा, द्याम आदि में भी 
प्राप्त होती हैं। गान्धार शिल्प-शैली में उतकी अनेक मूर्वियाँ प्राप्त हुई हैं 
जिनमें वे एक हाथ में अमृत-कलश लिये हुये बैठे दिखाई देते हूँ । उनका वेश 
और आभपषणादि राजाओं जैसा रहता है। मस्तक पर मुकुट रहता है, जिससे 
छटकर बालों की लटें कंधों पर लहराती दिखाई देती हूँ । उनके हाथ की मुद्रा 
वितकई रहती है।* तिब्जती प्रतिमाओं में वे पश्चपाणि के समान ही 
दिखाई देते हैं। दोनों में अंतर यह रहता है कि मेत्रेय के मुकुट में स्तूप 
रहता है और पद्मपाणि के उष्णीष में अमिताभ की प्रतिमा । मैत्रेय की प्रतिमाओं 
की उपासना, जावा, चम्पा और मंग्रोलिया में अधिक रूप से होती थी। वे 
मध्य-एशिया में पांचवीं शताब्दी में प्रसिद्ध हो चुके थे । तिब्बत में वे बुद्ध ओर 
बोधिसत्व दोनों ही रूपों में पृजित होते हैं। * रत्तपाणि और विश्वपाणि को 
उपासना भारत में होती हुई नहीं दिखाई देती | वे नैपाल और तिब्बत में ही 
अधिक पूजित हुये हूँ 

मंजुश्री की गणना भी बोधिसत्यों में की जाती है। वे ज्ञान के मूरतिमान 
स्वरूप समझे जाते हूँ । 


है, 08906876 ० ॥४॥6 ऐैपहए0070 07 8700860]08%9 0 58007, 8 084, 
(मथूरा शैली में बोधिसरव मंत्रेव की प्रतिमा) । 


-86परॉफए॥770७8 रण ॥त87 फैपल७एफ, एक 77, 78६6 पपए (४-४) 
(गान्धार शोली में बीधिसह्य मेप्रैय की प्रतिमायें) । 


२. 7099 80698 0 ०४४७४ 594079870-....4१08 (४९४४०, 7?॥%288 29-28, 
२ 


समन्वय के स्रोत 


भारत की संस्कृति समन्वय-वती गंगा है। इस देश में ज्यों-ज्यों नई 
जातियाँ आती गईं; उनकी संस्क्ृतियों का संगम होता गया त्यों-त्यों कला के पद्म 
में भी एक-एक नया पत्ता जुड़ता चला गया। इस सहख्नदक पद्म का कौन सा 
दल कहाँ से आकर जुड गया, यह बताने की क्षमता आज के इतिहासकार में 
नहीं है। इतिहास के अंधक्रार मय यूगों पर जब तक प्रकाश की कोई रेखा नहीं 
पडती, खुदाइयों द्वारा कोई नये तथ्य सामने नहीं आते तब तक इस सम्बन्ध में 
पर्णछप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 


बोद्ध-युग की कला ने अपनी परम्परा, आर्य और द्रविड दोनों ही जातियों 
से ग्रहण की | 

भारतीय कला का स्वरूप भी आर्यो और द्रविड़ों की कला और संस्कृति के 
समच्य से ही बना है। यदि यह समन्वय नहोता तो न तो दक्षिणापत्य में 
आरयों के यज्ञों की ज्वालायें ही जलछतीं और न द्रविड़ों के उपास्य शिव आरयों के 
महादेव ही बन जाते। 


प्राच्य-विद्याओं के महान ज्योतिधर डा० आनन्द के. कुमारस्वामी ने 
,लिखा है-- 


४  [70]80 छाफ &7व 6ठप्रीप/8, 78 809 0988, 978 9 ]0# 207886707 
06 $98 4979ए4]879 800. 57ए797 86078 & छ'6विएह 0 0०2९067 0 
8900900 870 #९007088768607ए8, #0807806 9700 659[7060 [97087928 #१ं 
॥970०घ/8)7-. #&7९80ए 386 89800प 8तणवतें 59709, 0908 37987 8ए7770 
78 ए|९०७७४३8 00 88 ७8ए770फराह6760 9706 9988998 7700 66007'80707, 
प्रकरण 87% छाए 06 ६2050 0 [79887ए 97वें [88 ४0068 ल्‍7 * 780 * 
78 888000%99ए 40/8&५0क्‍80.. 5789097, ॥0छ0967, ४06 4॥09-5)॥ 0 
म80७78 &60 000098878 800 छ8 07990 &7#0०06 078 4278५०74980 7700068 0 
8597888[09, &0009&# 788 ४968 6880769%8 तृप768 ए & |9697 
£ 8&8 ए | द8288. ” 
(308607ए ता गमरवी870 800 ॥700706897 25.6) 


श्र 


मोहज्जोदारों और हृडप्पा की खुदाई से ज्ञात हुआ है कि ईसा से रूगभग 
तीन हजार वर्ष पूर्व सिन्बु नदी के कांडे में एक उन्नत संम्यतां फंली हुई थी। 
हम इसे पिन्ध-संस्कृति कहते हँँ। खुदाइयों से पता चलता है कि इसी युग के 
नगरों की शंख़ला बलोचिस्तान से लेकर गंगा, यमुना और नरमंदा के तटों तक फंली 
हुई थी। यह लोग आर्य तहीं थे। सम्मव है कि यह उन लोगों की सभ्यता हो, 
जिन्हें ऋग्वेद में दस्यु कहा गया है। यहाँ के अवशेष-चिन्हों से ज्ञात हुआ है कि 
यह लोग कृषि करते थे। पुराने मठकों में भ्रेहूँ के दाने पड़े हुमे मिले हैं। वे 
वस्त्र बनना जानते थे, इसके भी पर्याप्त प्रमाण प्राप्त होते हैं। लोहे का 
आविष्कार सम्भवतः उस युग तक नहीं हुमा था किन्तु तांबा प्रचलित था। चोड़ी 
समानान्तर सडके, विशाल स्तावागार, जल-निर्मेम की प्रणाली-यहां के निवासियों 
की उन्नत सभ्यता की परिचायक हूँ किन्तु आइचर्य यह है कि वहाँ के ध्वं सावधेषों में ऐसे 
स्थल नहीं मिले जिन्हें उपासना-गृह कहा जा सके। प्राचीन जातियों की संस्कृतियों 
में धर्म का अपना एक विशेष स्थान रहा है किन्तु मोहज्जोदारों या हृशप्पा की 
खुदाई से इस ओर कोई प्रकाश नहीं पढ़ता । 


पकी हुईं मिट्टी के रंगीत वर्तेन, मृज्तिका की भूर्तियाँ, और हाथीदांत के 
ठीकरे, जिन पर हाथी, गैड़े, बेल आदि की बआाकृतियाँ दिखाई देती हैं, यहाँ से 
प्राप्त हुये अवशेष-चिन्हू हैँ। इसी प्रकार का ठीकरा लूघु एशिया में किश तामक 
अत्यंत प्राचीन नगर की खुदाई में मिला है, जिससे यहु आभास मिलता है कि दोनों 
जातियाँ समकालीन रही हैं और सम्भव है कि उनमें पारस्परिक सम्बन्ध भी रहे 
हों। कुछ तांबे की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। इनमें एक नर्तकी, गले में हंसली और 
बांये हाथ में कंबे से कछाइयों तक चूडियाँ पहने, कमर पर हाथ रखे खड़ी है। 
एक मूर्तिक्षंड, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति का है। इसके नीचे का भाग टूट गया है। 
इसके नेत्र अर्ध-उन्मीलित हैं और यहु किसी चितन में डुबा हुआ दिखाई देता है। 
पद्मासन लगाकर बंठे हुये पुरुष की एक मरति भी मिली है, जिसे कछा-समी क्षकों 
ने ध्यानस्थ योगी की प्रतिमा माना है ओर उसे बुद्ध की प्रतिमाओं का पूर्व-रूप 
कहा है ।* कुछ विद्वान इसे शिव की प्रतिमा मानते हैं और उसी के आधार 
पर यह सिद्ध करने की चेष्टा भी की जाती है कि सिन्धु-घाटी के निवासी दौव 
थे। इस मनृष्य के सिर पर जो टोपी लगी है, उसमें से दो सींग बाहुर निकले 
हुये दिखाई देते हें। इसके तीन मुख हैँ। यहू ध्यानस्थ योगी की भांति प्भासन 
रूगाये बैठा है। क्‍ हाथी, भेसे और हिरन आदि उसके आसत के इधर उधर 





१, भारतीय मूर्तिकछा,-राय कृष्ण दास, पृष्ठ ९, 
रु 


दिखाई देते हें। इसी के आधार पर यह कहा जाता है कि यह महायोगी शिव 
की, जो पञ्पति हैं, ध्यानस्थ प्रतिमा है। एक अन्य प्रतिमा में भी त्रिमुख दिखाई 
देते हें किन्तु उसके तल्िर के सीगों में से पत्तियोंदार डालियाँ फूट रही हैं। 
निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि सिनन्‍्ध्‌ घाटी के निवासी शव थे 
और यह महायोगी शिव की ही प्रतिमा है। शिव की कल्पना ऋग्वेद में, जो 
इस युग के बाद का कहा जाता है (यद्यपि यह स्वयं एक विवादास्पद प्रश्न है) 
प्राप्त नहीं होती। उसमें एक देवता रुद्र है किन्तु ऋग्वेद की ऋचाओं 
से उसका जो व्यक्तित्व सामने खडा होता है, वह योगी शिव की कल्पना से 
बिलकुल भिन्न हैं। जब द्रविड़ों और आर्यों का समन्वय हुआ तब शिव का बह 
स्वरूप बना जो पुराणों में दिखाई देता है। यहाँ के मिट्ठी के ठीकरों पर एक 
चित्र-लिपि में कुछ लिखा हुआ है।' जिस दिन वह पढ़ की जा सकेगी, उस दिन 
सम्भव है कि इतिहासकार किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकें। यह तो निरिचत ही है कि 
इस जाति का आर्यों से कोई सम्बन्ध नहीं था । 


सिन्ध्रु संस्कृति के पहचातू एक ऐसा अंधकारमय युग आता है जिसे 
भेद कर देख सकने में इतिहासकारों की दुग्टि समर्थ नहीं है। फिर 
वैदिक यूग का आलोक फूटता है। भाये देवताओं के उपासक थे। इन 
देवताओं में से कुछ प्रकृति के विधेयक बल थे। उस यूग के मानव को प्रकृति 
के तत्वों में सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति दिखाई दी और उसने उसे 
ही देवता” कहना प्रारम्भ कर दिया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वहीं 
जसके जीवन की रक्षा और पालन करते हूँ इसीलिए उसके कंठ से सूर्य, 
जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि आदि के प्रशस्ति-स्वर फूट पड़ें। ऋग्वेद में हमें 
कुछ ऐसे देवता भी मिलते हैँ जिसका प्रकृति से कोई सम्बन्ध मालम नहीं होता । 
कुछ मनो-भावनाओं को ही देवता का स्वरूप दे दिया गया है। 

ऋग्वेदिक युग के मानव ने इन देवताओं में मनुष्य के समस्त गृणों तथा 
रूपों को आरोपित कर दिया। उनका व्यक्तित्व, उनके वाहुन, उनका अनार्यों के 
साथ युद्ध; सब के बारे में मान्यतायें बद गईं। फिर उनके चारों ओर कथाओं के 
जाल बुन दिये गये । 

ऋषि के मनइचक्षुओं के आगे उसके यह आराध्य मूरतिमान हो गये। उससे 
विदव की गति-विधि को चलाने वाले वरुण को देखा जो मानव-समाज की 
नैतिकता की बाग भी अपने हाथों में रखते हैं। उसने अत्यंत गरिमा पूर्ण 
शब्दों में उन्हें सुकतांजलि अपित की---/ महाकर्मा प्रज्ावान वरुण, महा-महिम 
और अजर हैं। वे ज्योतिर्धेर हैं और अपनी प्रमा द्वारा पृथ्वी और आकाश को 


ब्प 


प्रकाशवान रखते हैं। आज उन्हीं वद््ण को अपने मनोहारी सूबत 
अपित करो।  * 

उसने देखा कि वहण अग्नि की भांति प्रशाभवान है। उनेीे बेर थे सोने 
की भांति चमकते हैं। उसके दर्रीर का वर्ण भी हदिरण्यमय है। वहण के रबर्ण- 
रथ को उनके दूत छेकर चलते है।१ उनके राज प्रासाद में अगधित सतम्न हें 
और हजारों द्वार ।४ सूर्य वरुण के सेत्र हैं । वार उनकी सांस है। उन्दी ने यूथ के 
छिए असीम पथ प्रशस्त किये हैं। स्दियाँ उतही की प्रेरणा से प्रवाहित होती हूँ 
और सागर में निरंतर जल उड़ेलती रहूती हैें। वरुण के आदेश में ही तारे 
प्रज्वलित होते हैं और प्रभात से पहले तिरोहित हो जाते हूँ। वरुण विहस्ती 
वायू की दिशा पहचातते हें और उड़ने वाली चिड़ियों की गति। मनृप्य की 
आँखों की पलकें तक उनकी गिनी हुई हैँ। वंहण दूरदर्शी और सहूस नेतवान है। 
वेहीवर्पा के लिए मेषों को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार वदण में स॒ब्टि के 
नियंता के गुणों व शक्तियों को आरोपित कर दिया गया। साथ ही वढ़श को 
राष्ट्रों का राजा भी कहा गया। 


वैदिक युग मानव-संस्कृति का उषा काल था। उस समय समाज के कत्याण 
कै लिए नैतिकता के श्रेयस्कर नियम बनाये जा रहे थे। उन नय्े-नये नियमों का 
धर्म में समावेश हो रहा था। वरुण को समाज 4 व्यग्ति की डच्छृंखरू बृत्तियों 
को संयत रखने का भार भी सौंप दिया गया। वे मनुष्यों को रस्सी की भांति, 
गपनी भुजाओं द्वारा संयत रखने लगें ।५. मानव का सत्य और असत्य व्यवहार 
भी उनसे छिपा नहीं था ।४ 


विश्व के अधिष्ठाता वरुण प्रत्येक कार्य को इस प्रकार देखते है मानों ये 
पढ़ोस में बैठकर देख रहे हों । * जब दो व्यक्ति विचार करने जँंठते है अथवा 
कोई योजना बनाते हैं तब अरुण उसके बीच में तीसरे व्यक्तित के रूप में 
उपस्थित रहते हैं। ८ 

वरुण के हाथों में पाद्य है। वहू पापात्माओं को जकड़ लेता है और 


सुकुतियों को बिना स्पर्दो किये मिकल जाता है। ऋषि उनसे प्रार्भता करते हूँ 
कि वे प्राप के प्रलोभन से प्देव उनकी रक्षा करते रहें। क्षमाशील बदण 


१ ऋणश्वेद-....), २, ८. ५. वही ६, ६१, १८ 

२० पही ७, ८८/२. ६. वही ७, ४९, हे. 

३- यही १, २५, ३. ७. अपर्ग बेद ५, १६, ९, 
. ४५ वही २, ४१, ५, - ८. अगनमे बेद ४, १६, ३. 


ही 


दया भी करते हैं। षदि पाप असावधानी में हो गया हो, तो वे कृपालू होकर 
अपराधी को मुक्त कर देते हें। ऋषि कहता है कि हम मनृष्य हैं, यदि हम से 
असावधानी में पाप हुआ हो तो हमें क्षमा करो । * | 

युद्ध में आरयों के गत्र, दासों और दस्युओं के वक्षस्थलू को प्रकम्पित करने- 
वाले महाकर्मा इन्द्र भी उसके सामने साकार हो उठे हें । 

पाइवात्य दर्दोत घ॒र्मं के विशाल तरु का बीज मरू-मानव की भय की 
भावना में देखता है। भारत ने अपने आराध्य को भय के प्रतीक-रूप में कभी 
स्वीकार नद्दीं किया । बंदिक देवता भी छोक-जीवन में घुले-मिले से दिखाई देते 
हैं। चरद्पि सोम का पात्र लिये हुए उन्हें उसी प्रकार बुलाता है, . जैसे पुत्र, पिता 
को । बह धाहता है कि छराका यह स्मेहन्यंघन कभी शिक्षित से होने पावे । 

वज्भधर इन्द्र अपने हाथ में सोने की कशा * लिये हिरण्यमय रथ ३ में 
बेठ कर यज्ञ-स्थली की ओर आ रहे हैं। ऋभुगणों द्वारा निरभित इन्द्र का यह 
रथ मन से भी अधिक वेगवान हैं, ” “हे इन्द्र ! अंतरिक्ष में विचरण करनेवाले 
रथ पर बंठकर द्र देश से हमारे इरा यज्ञ में आओ | 

यज्ञ-पर्ता इन्द्र का आव्हान कहता है। वह चाहता है कि बहुप्रज्ञ इन्द्र सबसे 
पटुके उसी के यज्ञ में आवबें । बह कहता है-- है नपति इन्द्र ! तुम्हारा रथ अत्यंत 
सुन्दर है। तुम्हारे रथ के दोनों अर्व, चने में बड़े वक्ष हें। तुम्हारे हाथों में 
वज्र है। हे इन्द्र! इसी रूप में सरल पथ से चीचे आ जाओ । तुम्हारे पान 
करने के छिए सोम रस प्रस्तुत है। इसे पीकर तुम्हारा बल्ू और भी 
बढ़ जायगा। * 

इन्द्र वैदिक ऋषि की प्रार्थना स्वीकार कर उसे श्रेष्ठ वर देने के लिए 
अपने अब्बों को यज्ञ की ओर प्रेरित करते हें। इन्द्र के हरि नामक दोनों अदव 
बड़े सुन्दर भौर सुलक्षण हैं। उनके केश मयूर के पंखों के समान हूँ।८ 

इन्द्र को आते हुए देखकर स्वोता का मत-क्मझ खिल उठता है। वह 
भावना के उठ्रेग में अपने साथियों को पुकार कर कहता है, “बे देखो इन्द्र रथ 
पर आ रहे हूँ। 

ऋग्वेद के ऋचाकार के आगे इन्द्र का देहिक रूप अन्य देवताओं की अपैक्षा 
अधिक स्पष्ट हो गया है। इन्द्र सर्वांग सुन्दर हूँ। उनके शरीर का वर्ण हिरिण्य 


_वयानआ नमन काका, 





एयलीध्याइएं७ कऋपानथको काम पाक पड. ६... योकामइआदपककिमनामान ७ सच. धशहोशयदा कक, _आमनादाकरादकिकाइनप१ कए-७४००गाहबकाक. पा ड़ आपके 


१. ऋग्वेद ७, ८९, ५. ह ४. ऋग्वेद १०, ११२, २, 
५ ऋग्वेद < | ६ नि भ्‌ है लि ५ ऋष्वैद 4 फंड; हक 
३. ऋग्वेद ६, २९, २. ६. ऋग्वेद," ३, ४५, १, * 


२७ 


जैसा है।* उनके घरीर में बल है, मजाओं में शविति है। हाथ में वज् है और 
, मस्तिष्क में तीष्ण बुद्धि है।'* उनके स्कंघ पुष्ट है। उदर स्थल है। वे इतता 
अधिक सोम पान करते हैँ कि उनके उदर की तुलना सरोवर से की जाती है। 
महान पुरुषों की भुजायें आजात होती हैं। इन्द्र की भुजायें भी लम्बी हूँ। जब 
इन्द्र क्रोधित हो ऋर झत्रु पर आक्रमण करते हूँ तब उनकी दमप हिलने लगती है। 
युद्ध के समय उनके सिर पर शिरस्त्राण शोभित रहता है। १ इन्द्र जिर प्राचीन 
है और चिर-तवीन। उनके लिये कहा गया है कि उनकी आयु कोई नहीं 
जान सकता | 

इन्द्र के एक हाथ में वद्ध है, इसीलिए उन्हें बदवाहु,' वज्ध-आयध, 
वर््-दक्षिण, वज्ञ घर," वज्-मत्‌, वेज-मृष्टि, वद्ध हस्त, ६५ वज्धी, वर्जिन भीर 
वज्च पाणि आदि कहते हें। इनमें से अनेक हाब्दों का प्रयोग ऋग्वेद के अनेक 
सुक्‍तों में हुआ है। 

वरुण और दद्ध के समाव अरिन, सूर्य, सविता, और विष्णु आदि 
देवताओं की दिव्य-देहु और स्वृमाव की ही नहीं, उनके बाहुन और पुत्र-पुत्रियों 
तक की कल्पनायें छड़ी हो गईं।....फिर एक शक्षक्षित का प्रादुर्माव हुआ । बेंदिक 
ऋषि ने ऋगैेद के प्रथम मंडल में ही कह दिया भा-«- 

इन्द्र मित्र वदणमग्निमाहुरथों दिव्य: सुपर्णों गढत्माल । 
एक सद्विप्रा बहुघा वदन्त्यरित यम मात रिहवान माहु: ।। 
(ऋग्वेद १, १६४, ४६.) 

उसे समस्त देवगण में एक ही परम सत्तात्मक तत्व की झलक, दिखाई 
दी। उस परम-आत्मा को ब्रह्म की संज्ञा दी गई। सब देवगण अपने स्थान 
से कुछ नीचे खिसके और इस सत्ता को ही प्राधान्य दिया गया। उपनिपद्‌ काल 
तक यह स्थिति और भी पृष्ठ हो गई। 

प्रश्न उठता है कि क्‍या वेदिक यूग में प्रतिमाओं का बचरून था ? पुरातत्व 
इसकी कोई साक्षी नहीं देता किन्तु ऋग्वेद से कुछ सूबतों से ही ऐसी ध्यति 
निकलती है कि उस समय मूर्तियाँ बनने रूगी थीं। ऋषि कहता है कि, “हे 


है. ऋग्वेद १, ७, १. ४. ऋग्वेद ७, १८, १२; ७, २३, ६. 
श्‌. वही ३, २६, २-३ ेु ५५ वह्ठी ८, -ै है, ४५ 
३. बही ८, ९२, ४. ६, वही, ५, २१, ४; ७, १९, १, 


श्दध 


वज्भधर इन्द्र ! में तुम्हें किसी मूल्य में भी नहीं बेच सकता। असीम धन के 
लिए भी में तुम्हारा विक्रम नहीं कर सकता । * 


ल्पष्ट है कि उसका आशय इन्द्र की प्रतिमा से है, शिल्पी जिसे महा मूल्य में 
भी नहीं बेचना चाहता । 


च्ध्् 


बौद्ध-वाड मय में इन समस्त देवगण का रूप तनिक परिवर्तित हो 
गया। बोद्ध-युगीन कला में भी आयें और द्रविड दोनों जातियों के आराध्य 
आये। वेदिक देवगण भी और यक्ष, नाग आदि भी जिनकी उस युग में 
उतासना प्रचलित थी। वे मूलतः: अनारयों के उपास्य थे। एक बात अवश्य 
हुई कि जहाँ पहले उनकी पूजा होती थी, वहाँ वे स्वयं भगवान बुद्ध के 
उपासक हो गए । 

वरुण के लिए कहा गया कि वे देवताओं के राजा हैं और शक्त प्रजापति 
ओर ईशान के मित्र हैँ। तेविज्ज सुत्त में उनका उल्लेख इन्द्र, सोम, ईशान, 
प्रजापति और यम के साथ भी हुआ है । वे और झक्र एक ही वय के हैं और 
उनकी कांति भी समान है। देवताओं की सभा में वे साथ ही साथ बठते हैं । 
उनका आसन तृतीय रहता है ।' 


ईसा भी छठी, सातवीं शताब्दी से पूर्व यक्षों की उपासना अधिक प्रचलित थी, 
इपलिए इत देव-गण को भी 'यक्ष” कह दिया गया। दीघें निकाय में वरुण 
को “यक्ष कहा गया है।* 

इन्द्र का उल्लेख भी वेदिक देवताओं के साथ हुआ है। उसकी सुधर्मा 
सभा का वर्णन भी आता है किन्तु इन्द्र निकायों के समय तक शक्तिशाली 
देवता के पद पर टिक न सके। उप्तकी कल्पना झक्र में विलोन हो गई। शक्त 
और इन्द्र के व्याक्तिओं में साम्य है किन्तु वे कुछ बातों में अहूग-अछग भी हैं । 


प्रजापति या महाब्र॒ह्मा बौद्ध वाह मय और शिल्प दोनों में दिखाई देते हैं । 
इनकी गणना देवताओं के राजाओं में की गई है। साथ ही इन्हें महा यक्ष 
भी कहा गया है। यह देवसभा में इन्द्र के निकट दूसरे आसन पर बंठते थे। 


ईशान, रुद्र का एक नाम है। देव और असुरों के युद्धों में उनका उल्लेख 
आता है। इन्द्र देवगणों से कहते हें कि “जब तुम युद्ध में निष्प्रभ होने रूगो 
तो वरुण की ध्वजा की ओर देखना । तुम्हारा भय समाप्त हो जावेगा ।” 


खाल बफलालओ तन पक किक “7 झा. तक. >्यजाशमाद .. पक अन्नान्‍ूक जा. अधत 2. 


|. ऋग्वेद ४, २४, १० 
२, दीघ निकाय, १, २४४. 
3. दीघ निकाय, ३, २०४, 


श्र 


प्राचीन वीद्ध शिल्प में भगवात बुद्ध के जीवन-अ्स्ंगों में उनके स्वथ 
इन्द्र और प्रजापतिब्रह्मा दिखाई देते हैं । 

हिन्दू, वौद्ध और जैन सभी के साहित्य में, विशेषतया परोहोणिक 
साहित्य में एक ऐसी जाति मिलती है जिसे न मनुष्य ही समझा जा सकता है 
और न उसकी गणना देव-पोनियों में ही की जा सकती है। यह थक्षा जाति है। 
ऋतणेद में यञ्ञों का उल्लेख कहीं महीं मिलना । इससे इतना तो शिद्ध हो जाता 
है कि यह मूलतः आये-कल्पना नहीं है किर भी महाभारत, जातततों, निकायों 
और कल्प-सूत्र आदि में इनका वर्णन मिझता है । 

भारतीय मुतिकलछा की परम्परा यक्ष म॒तियों से ही प्रारम्भ होती है। उसके 
पश्चात्‌ भारहुत, सांची और अन्य शिल्प-शैलियों में, यक्षों के अनेक अर्थ-चित्र 
अथवा शिलापटु मिलते हैँं। यक्षों का रूप, गगोर का आकार भौर वस्त्र आदि 
सामान्य मानव जैसे ही किन्तु कुछ सभ्भ्रांत वर्ग के पुरुष जैसे होते थे इसीलिए 
इन मूर्तियों में इतनी मासवीयता दिखाई देने लगी है कि ऊुछ कला-समीक्षकों को 
इन्हें यक्ष-मृतियाँ स्वीकार करने में भी संकोच है। भारहुत के तोरणों 
के खम्भों पर उभरी हुई यक्षों की आदम कद मूर्तियों ने इस शंका के लिए कोई 
स्थान नहीं रक्‍खा है। उनके नीचे 'कुपरों यो” (कुबेरयक्ष ), विरदक यखसरो, 
सुदावसो यल्रो भादि नाम छिखे हूँ, जो अनेक ग्रंथों में पाये जाते हें । 


जब भगवान बुद्ध महाभिनिष्कपण के पश्चात्‌ राजगह गये तो वहाँ के 
नागरिक उन्हें देलकर आइचरयें में पड़ गये । किसी ने अपने मन में सोचा कि 
यह झाक्र हें। किसी को ब्रह्मा का भ्रम हुआ और किसी ने समझा कि यह 
वैश्रवण अधांत कुबेर हैं । 

कुबेर यक्षों के राजा माने गये हैं। उनकी राजधानी जलका है जो ट्टिमा- 
रूय पर स्थित बतहाई गई है। वुबेराद्रि और कुबेराचर पर्वतोंका उल्लेख 
भी मिलता है। ऐसी स्थिति में यह नहीं जा सकता कि यक्षों की कल्पना का 
उदय कहाँ से हुआ ? क्या उनकी एक जाति विशेष थी? [वा वे हिन्दुओं के अन्यों 
और मान्यताओं से बौद्ध धर्म के ग्रंथों में आये। ललित बिस्तर में यक्षों के 
अठा रह प्रधानों की चर्चा आती है, जो सब कुबेर के वश-वर्ती हूँ । 


कुबेर हिन्दुओं का भी एक देवता माना जाता है, जो धन का स्वामी है। 
महाभारत आदि में यक्षों की चर्चायें भी मिलती हैं। रामायण में कुबेर को 
पुलत्स्य ऋषि का पुत्र कहा गया है। “ब्रह्मा वेश्रवण पर अत्यंत प्रसन्न थे । 
उन्होंने उन्हें अमरत्व प्रदान किया, धन का स्वामी और छोकपाल बनाया । शिव 
जी से उसकी मित्रता कराई और सलकूबर नामक पुत्र दिया। इतना ही 
नहीं ब्रह्मा ने कुबेर को यक्षों का ल्वामी भी बना दिया भौर 'राजराज' की 


है 


उपाधि प्रदान की ।” यह उल्लेख महाभारत के बन पर्व में प्राप्त होता है। इसी 
पर्व में यक्ष और यूधिष्यिर का नी ति-विषयक्र संवाद भी मिलता है-- 

जिस दिनों पाण्डव वनवास कर रहे थे, नकुझ और सहदेव वन के एक 
सरोवर में पानी पीने गये । जिस समय वे सरोवर में प्रवेश करने रंगे उसी 
समय किसी का मेघ-गम्भीर स्वर सुन पडा, ' मेरे प्रइत का उत्तर दिये बिना पानी 
पीने की चेप्टा न करता। इस सरोबर का जल पीने के अधिकारी केबल 
विवेष-शील प्राणी ही हैं ।! नकुछ और सहदेव ने उस स्वर को उपेक्षा की किल्तु 
जेसे ही उन्होंने पानी पिया, तुरंत ही मृज्छित होकर गिर पड़े। उन्हें खोजते 
हुये भीम और अर्जुन गये किन्तु उनकी भी यही दशा हुई । अंत में स्वयं धर्मराज 
युधिप्टिर वहाँ गये । यूधिप्ठिर के सन्मुख यक्ष उपस्थित हुआ। घमंराज ने 
उससे उसका परिचय पूछा कि, “आप रुद्र वसु अथवा महत में से कौन हैं? '-- 
यक्ष ने अपना परिचय दिया और फिर प्रश्नों की श्रंखला चली । यक्ष प्रज्ञावान था 
और युधिष्ठिर स्वयं मूृतिमान धर्म थे । 

'सर्य का कौन उदय करता है? उप्के चारों ओर कौन चलता है ? 
ब्राह्मणों में देवत्व क्या है ? मनृष्यता क्‍या है? भूमि से भी भारी क्‍या है? 
आकाश से भी ऊंचा कया है?” यक्ष प्रश्न करता जाता था, युवरिष्छिर उत्तर 
देते जाते थे। उसे संतोष प्राप्त हो रहा था। यक्ष ने अंत में प्रश्न किये-- आशवग्र 
क्या है ? पथ कौन सा है ? 

युधिष्ठिर बोले, “नित्य प्राणी जन्म लेते और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर 
भी मनुष्य अपनी मृत्यु के सम्बन्ध में कभी नहीं सोचता और सबवेंदा जीने की 
इच्छा रखता है। इससे बडा आदइचर्य और कौत सा दो सकता है ? तक की 
कहीं स्थिति नहीं है। श्रुतियाँ भी भिन्न-भिन्न हें, एक ही ऋषि नहीं, जिसका 
वचन प्रमाण माना जाय और घमर्म का तत्व गृहा में निहित है अर्थात्‌ अत्यंत गूढ, 
है अत: जिससे महा पुरुष जाते रहे हैं, वही मार्ग है। / 

युधिप्ठिर का यक्ष के साथ यह संवाद नीति की मंजूषा का एक अत्यंत 
मूल्यवान रत्न है। 

इस सब कथाओं से इस बात की पृष्टि होती है कि यक्ष, .पिश्ाच, 
प्रेत अथवा अन्य हीन योनियों की भांति न तो भयंकर होते थे और न उनका रूप 
ही मनुष्यों से भिन्न प्रकार का होता था । 

यक्षों की कथायें जातकों में बहुत अधिक मिलती हैं। इनमें उन्हें अत्यंत भयंकर 
प्राणी माना गया है। उनके नेत्र सदेव रक्तिम रहते थे। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ 
अधिक दुष्ट होती थीं। यक्ष मनुष्यों का रक्त पान करते और उनका मांस खाते' 


डर 


थे। यह कथायें उन साथंवाहों में अधिक प्रचलित थीं जो गपने जल-पोत लेकर 
व्यापार करने जाया करते थे । 

यक्षों के सम्बन्ध में धी रे-धी रे यह विश्वास बदलता गया। शन को प्रतिष्ठा 
मिली ओर यह मान्यता बनी कि यह देवता ही हैं, जो अपने पृण्य-क्षय के कारण 
स्थानच्युत हो गये हैं। इन यक्षों में भले ओर बुरे दोनों प्रकार के प्राणी समझे गये । 
जो भले थे, वे वन में तप करने वालों को कोई कष्ट न देते थे और दुष्ट प्रकृति 
यक्षों से उनकी रक्षा करते थे। वज्ञपाणि यक्ष तो भगवान बुद्ध का पाइवँवर्ती 
अनुचर था, जो वज्न लिये हुये, सदेव उनकी रक्षा किया करता था। अनेक यक्ष 
भगवान बुद्ध के निकट इसी लिए आते थे कि वे उनके अमृत-वचनों को सुनकर 
अपने को श्रेष्ठ संस्कारों से समन्वित कर सकें और अपनी पतित अवस्था से 
ऊँचे उठ सकें। जब भगवान प्रवचन देने लूगते थे उस समय वेश्रवण स्वयं वहाँ 
आया करता था। वैश्रवण बहुत न्यायप्रिय था और अनेक देवता उससे अपने 
विवादों का निबटारा कराने आते थे। दीघ निकाय में यक्षों के राज्य का भी 
वर्णन है, जो उत्तर कुरु कहलाता था। इस राज्य में बहुत से नगर थे। नगरों 
में विशाल सभा-गह और सरोवर थे। 

इन सब तथ्यों से आभास होता है कि सम्भव है, यह एक जाति ही हो। 
यक्षों को सामान्य जन-समुदाय में देवताओं जेसी प्रतिष्ठा जंसी मिली और आज 
भी वीर ब्रह्म के नाम से उनके चबूतरे मिलते हूँ। स्त्रियाँ इनकी पूजा करने जाती 
हैं और मनोती मनाती हूँ। कुछ स्थानों पर उनकी प्रतिमायें भी रक्‍वी हें। मथुरा 
में एक यक्षिणी की प्रतिमा मनसा देवी के नाम से पूजी जाती रही है। उत्तर 
प्रदेश में अब भी जखेंया की पूजा होती है। यह आगरा के इधर-उधर वज 
में मधिक प्रचलित है। जखेया भी यक्ष का बिगड़ा हुआ नाम है। 

वस्तुत: यक्ष लोक-जीवन की देन हूँ। वेदिक युग के परचात्‌ जब देवता 
अपने रथ.न से च्युत हुये और ब्रह्म की सत्ता प्रतिष्ठित हुई तब जनता के लिए 
कोई सद्दारा न रहा। निराकार, अंव्यक्त ब्रह्म उसकी पहुँच से परे की चीज 
था। उसकी अनभति तो तत्वदष्टा ऋषि ही जगा सकते थे। सामान्य जनता 
को तो कोई ऐसी शक्ति चाहिए थी जिसपर बह अपने विदवासों और मान्यताओं 
को आरोपित कर सके। जन-पदीय देवताओं की कल्पनायें आगे बढ़ीं और 
उन्होंने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। यक्ष ऐसे ही थे। जहाँ एक 
ओर उन्हें अमानृष कहा गया वहीं उन्हें इन्द्र, वरुण आदि का गरिमा पूर्ण स्थान 
देते हुये भी सहज सकोच अनुभव किया गया, किन्तु ज्यों ही यक्ष उपासना के 
स्थल पर प्रतिष्ठित हुये त्योंह्ठी उन्हें यह सम्मान भी प्राप्त हो गया। बुद्ध को 


शैरे 


यक्ष कहा गया ओर इन्द्र, वरुण, प्रजापति आदि को महायक्ष की उपाधि 
दे दी गई। 


भारतीय कछा के उदय काल में हमें नागों की भी प्रतिमायें मिलती हैं। 
बोद्धमत के इतिहास में यक्षों की अपेक्षा नागों का स्थान अधिक महत्वपूर्ण रहा 
है। नागों के सम्बन्ध में यह मान्यता रही है कि वे सरोवरों में निवास करते हैं । 


बोधिज्ञान के पश्चात्‌ भगवान बुद्ध, बोधिद्रुम के आस-पास सात सप्ताह तक 
विचरते रहे। छठवें सप्ताह में वे आजपाल वृक्ष से उठकर मचलिद-दह की ओर 
गये। वह बोधि-बक्ष से दक्षिण-पू्व की ओर था। वहाँ एक सरोवर था, जिसके 
किनारे मुचलिद का वृक्ष था। उसी के नाम से वह सरोवर प्रख्यात था। उसमें 
एक नागर निवास करता था। उसे मुचलिद नाग कहते थे। जब भगवान वहाँ 
पहुँचे तो जल की वृष्टि प्रारम्भ हो गई। बिजली कड़क रही थी। चारों ओर 
घनघोर अंधकार छा गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि धरती और आकाश 
एक होकर रहेंगे। गौतम पेड के नीचे जा बेठे किन्तु इतनी घोर वर्षा में बेचारा 
वृक्ष उनकी क्‍या रक्षा कर सकता था ? तब मुृचलिंद सरोवर से नाग निकला 
ओर उन पर छाया करके बेठ गया। वह एक सप्ताह तक अपने सहस्न फण 
भगवान के ऊपर ताने रहा। ललित विस्तर में इसका विस्तृत वर्णन किया 
गया है। 


तागों का नगर भोगावती है, वह जल में है, यह बिशवास उन 
दिनों प्रचलित था। राजतरंगिणी में काश्मीर को नागों का विद्येष आवास 
बतलाया गया है।* वे वहाँ की झ्षीछों में वास करते हैं। जिस प्रकार यक्षों का 
भूमि पर आवास है, उसी प्रकार नाग्ों का जल पर। जातकों में नाग्रों के 
जल-निवासी होने के कई उल्लेख मिलते हैं। शंखपाऊ जातक में एक नाग अपने 
साथ उस ब्राह्मण को पाताल लोक में के जाता है, जिसने उसकी प्राण-रक्षा की 
थी और आदर-सत्कार करके वापस भेज देता है।* 


सांकादय (बर्तेमान संखसा) के निकद काली नदी बहती है। उसमें में भी 
एक दह था, जिसमें एक साय निवास करता था। चीनी यात्री फाहियान ने 
इसका विश्वद्‌ वर्णन किया है। वहाँ नाग की एक प्रतिमा भी थी, जिसे दूसरे 
चीनी यात्री हुओन सांग ने देखा था। हुओन सांग नालंदा: के सम्बन्ध .में भी 


का 5 न रा 


१. 88] 79४87877 4, 80 | 
२, शंवताल जातझ-80688 (४, ५७27०, ??&'+ 7, 2]809 7४०. ४. 





लिखता है कि यहाँ एक सरोवर है, जिसमें ताग निवास करता है । उसी के ताम 
पर इसका नाम नालंदा पडा है। 

नाग जल के स्वामी हैं, इस विद्वास के कारण ही जलाशयों के किनारे 
उनकी प्रतिमायें प्रतिष्ठित कर दी जाती थीं। आइने अकबरी में अबुछ फजल 
ने लिखा है कि “ कास्मीर में झीलों के किनारे लगभग सात सी नागों की मतियाँ 
हैं। लोग उनकी पूजा करते हें।* ” कार्मीर में पहले प्रत्येक झील का नाम 
नामों के नाम पर ही था, जेसे वीर नाग, अनंत नाग आदि ।* 

“ भथुरा के संग्रहालय में वागों की जो मूर्तियाँ हैं, उनमें से एक नाग मूर्ति 
हुविष्क के समय में सेनहस्ती और भोणुक्र नामक व्यक्तियों ने अपनी पुष्करिणी के 
(निकट प्रतिष्ठित कराई थी। शिला छेखों से ज्ञात हुआ है कि नाग दर्षिकर्ण का 
'मन्दिर, मथुरा में हुविष्क विहार के समीप था। नाग दध्धिकर्ण की एक प्राचीन 
मूतति भी यमुना में से मिल चुकी है।? 

सांची के शिल्प में हम तागों को एक सरोवर में देखते हें। वे मनुष्य की 


आकृति के हैँ। उनके सिर पर उनका प्रतीक नाग है। ४ 
भारहुत के नाग्रों की शान्त, सौम्य मूर्तियाँ व अजंता के साग-दम्पति की 


प्रतिमायें तो भारतीय कला की अत्यंत उत्कृष्ट कृतियाँ समझी जाती हैं। इनकी 
चर्चा हम उक्त कला-तीर्थों के साथ करेंगे । 

नागों को हिन्दू पुराणों में भी स्थान मिला है। पथ्वी शेषनाम के फनत 
प्र स्थित बतलाई गई है, जो विश्व में व्याप्त विष्णु की शेष शक्ति हैं। बलराम 
शेष के अवतार बतलाये गये हँँ। जिस समय उनकी मृत्य होती है, उस समय 
एक विज्ञाक सपे उनके मुख से निकल कर यमुना में चला जाता है। आगे चलकर 
हम देखते हैं कि विष्णु की प्रतिमाओं में उनके ऊपर नाग का फने तना रहता 
है। वे शेष नाग की कुण्डली पर आसीन भी रहते हूँ। इसी प्रकार जैन- 
प्रतिमाओं में भी पार्वेनाथ व अन्य तीर्थेंकरों के सिर पर नागर का फन रहता है। 

भारतीय कला में नाग अपने वास्तविक, सर्प के रूप में भी मिलते 
हैं और मनष्यों के रूप में भी । उस समय उनके सिर पर नौ, सात या पाँच फन 


१, " आइन-यें-अकबरी प्‌'८85७४8680 989 (589 0, 4, 28. 

२. 779७ छ9य3 ए 08709 99 6.. 0ग्रवएंप्रश 8८०0, 27926 28 

ऐ. मथुरा की कला, सतन्रहालय और पुरातत्व-(गमा-उुरातशत अंक १९३३) डा० वासुदेव 
धारण अग्रवाक-- पृष्ठ १६६. कै | 

४... 76 प0प्र्यशा॥8 0 57067, [866 .. 


हैंड 


तने रहते है और नागिनियों के सिर पर केवल एक फन मिलता है। शंखपाल व 
अन्य जातकों के अनुसार नागों में अपना स्वरूप बदल हेने की सामथ्य 
रहती है। 

नागों की इन कल्पनाओं का आर्यों के प्राचीन वाड मय से निविचत रूप 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऋग्वेद में वत्र का नाग के रूप में उल्लेख आता है। 
इन्द्र वृत्र का संहार करके ' जल-घाराओं को मुक्त करते हेँ। यह वर्षा के सम्बन्ध 
में एक रूपक है; जिसमें वत्र का अभिप्राय मेघ से लिया गया है। 

नाग-पूजा की कल्पना मूलतः अनार है। द्रविड सर्पों की पूजा करते थे। 
जब बोद्ध-धर्म की गरिमा बढ़ी तो द्वबिड़ों के प्रतीक नाग ने भी भगवान बुद्ध के 
आगे अपना मणियुकत मस्तक झुका दिया, साथ ही उनके उपासकों ने भी । 


भारतीय कला में हमें नागों के दो रूप मिलते हैं, उनमें से एक तो वास्तविक 
नाग अर्थात्‌ सपं हैं ओर दूसरी मनृथ्य जाति है जो नागों की उपासना करती 
थी। शिल्प में जब उन्हें आंवा गया तो उनके सिर पर उनका प्रतीक भी अंकित 
कर दिया गया। एक ही दृश्य में सामान्य मानव और नाग जाति के अथवा यों 
कहिए वाग उपासक बातचीत करते हुये दिखाई देते हें । 

अमरावती के शिल्प में, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, दो नाग राजा 
(प्रत्येक के ऊपर सात फन हैं) वेदिका की उपासना कर रहे हूँ। उनके पीछे 
उनकी दो नागिनियाँ हैं, जिनके सिर पर एक-एक सर्प फन है। शेष दास-दासियों- 
के जो नाग-जाति की नहीं हैं, सिर पर फन नहीं हैं । 

इसी के दूसरे खंड में एक ताग राजा जिसके ऊपर नौ फन हैं, एक 
चौकी पर बैठा हुआ, अपनी नागतियों से बात-चीत कर रहा है। उसके दोनों 
ओर दो वागिनियाँ, एक-एक हाथ से वक्ष की डाह पकड़े शाल-भंजिका मुद्रा में 
खड़ी हैँ। एक-एक दासी उन्हें पेय पदार्थ दे रही है।* 

इतिहासकार फगसेन ने लिखा है-- 

/ गुड 080700079 9%ज़880 9९0976 एव 89४88 870 $0088 
ज990फ96 45 72086 507078 9700 79879]657स्‍708. 79४ ॥06 ए0860 8&6#69709४७ 


#ंपवेए 3 ॥8५४8 90608 ए्र7%76 60 468७ 879ए 098780767890 ७7767 एर[ 
६080978 07 00#पा78 799 'ज्र609 $08 780७8 097 928 ताप फ़ा864.7 


उनके इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस युग में आर्य 


'फल्कनमीपतनन- बा, 


ु | 
है... 768 हा।ते छिक्षाएओनएओं फ0/5%:79, ॥7858 ४ ४, ॥एए/6 77] 








रह 


और द्रविड, घुल-मिल गये थे, उनके वस्त्र भी एक जैसे थे । इसलिए वे पहचाने 
भी नहीं जा सकते अथवा आरयों की जातियों ने समन्वय के फल-स्वरूप 
नाम की उपासना प्रारम्भ कर दी थी और उनका प्रतीक चिन्ह इसीलिए उनके 
सिर आंक दिया गया है । 

अमरावती में स्तृप पर स्तूपों की जो आक्ृतियाँ आंकी गई हैं, उनपर सर्पे 
बैठे दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद ज्यों-ज्यों समय बढ़ता जाता है. सर्प के स्थान 
पर भगवान बुद्ध प्रतिष्ठापित दिखाई देने लूगते हूँ। * 


एक चित्र-फलक में दो आक्ृतियाँ हैँ । इनमें दो स्तृप दिखाई देते हैं। इन 
दोनों स्तूपों पर सर्प हैं, जो कुंडली मार कर बैठे हुये हैं। * 

परम्परा कुछ ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। स्तुप पर बुद्ध 
बेठे हैं और सबसे ऊँचे भाग, चोटी पर एक सर्प कुंडली मारे हुये बंठा है। * 

फिर ऐसी आक्ृतियाँ मिलती जाती हैं, जिनमें बुद्ध खडे हुबे हैं और उनके 
दोनों ओर नाग अपने फन उठाये हूँ । कहीं भगवान बुद्ध नाग की कुंडली पद 
बैठे हुये दिखाई देते हें । 

एक शिला फलक पर भगवान बुद्ध खड़े हें और एक नाग उनकी उपासना 
कर रहा है। * वह बाईं ओर है। दाहिनी ओर एक पुरुष और स्त्री है। 
इसमें नाग की मुद्रा वही है, जो भेलसा का उदय गिरि गुफा में गृप्त-कालीन 
वाराह-मति का स्तवन करते हुये शोंष नाग की अथवा राजिम की त्रिविक्रम 
की स्तुति करते हुये शेष नाग की है। 

एक अन्य शिला फलरूक पर एक सपें कुंडली मारे हुये बंठा हैं। उस पर; 
भगवान बुद्ध बेठे हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। भगवान 
के पीछे गोलाकार प्रभा-मंडलू है और दुहरे तागफन हैं। इस दृश्य को देखकर 
विष्णु की वे प्रतिमामें स्मरण हो उठती हैं, जिनमें वे शेष नाग पर बैठे हुये 
दिखाई देते हैं । 

बौद्ध, ब्राह्मण और ज॑न शिल्प का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा है और इसके 
तुलनात्मक अध्ययन की बहुत अधिक आवश्यकता है । 


सांची के तोरण पर आंका हुआ एक अधघे चित्र बहुत ही अनूठा है । 


क.. हरम+कककतर-कृ- 0+7+कक-डरका रे ता भा का कल 


९१... 79788 वे 8670976 ए०९809 9, 78६७ :४४ए॥ 
२. वही एश४४७ 50 ४... वहा 72886 ॥5 ४7 
३, वही ९86७ ॥ए४४। ५, वही ॥5ए पा 


३६ 


सांची के इस अरे-चित्र में एक उपासना-गह है और मंदिर में वेदी । वेदी 
के आगे एक अग्नि जल रही है। वेदी के पीछे सर्प अपने पाँच फन फंलछाये 
बैठा है। उपासना-गृह के दोनों ओर कुछ व्यक्ति हाथ जोड़े हुये खड़े हैं। * 
फर्गसन ने इन्हें दस्यू माना है। * वे सर्प और अग्नि को इन्द्र और अग्नि मानते 
हैं। नीचे एक कोने में पर्णकुटी है, जिसके सामने एक वृद्ध बैठा है। कुटठी के 
आगे एक अन्य व्यक्ति खडा है। यह हंस ओर कमलों से परिपूरित सरोवर के 
आगे का दृश्य है। तट पर दो बालक और एक बालिका खड़े हैं। एक बालक 
जलादय में से पानी मर रहा है। कुटी के आगे भी अग्नि से भरी अंगीठी के 
आकार की कोई चीज रखी है। उसके पास ही घी डालने के चमचे और लकड़ियाँ 
हें । सामने हाथी, भैसें व हिरव आदि दिखाई देते हें। उपासना गह के पीछे भी 
वन काः दृश्य दिखाई देता है ॥ फर्मुंसन साहब इस दृश्य को दस्युओं द्वारा नाग 
की उपासना मानते हें किन्तु में इन व्यक्तियों को दस्यु नहीं मानता। दस्य 
अकमन थे। यज्ञ-याग पर उनकी श्रद्धा नहीं थी। फिर उनकी कुटियों के 
द्वार पर यज्ञ-वेदिका का क्‍या अर्थ हो सकता है? वस्तुत: यह उस आसन की 
उपासना है, जिस पर भगवान बुद्ध के आसीन होने की कल्पना की जाती है। 
उसी के ऊपर नाग फन ताने खडा है ओर उपो के सामने यज्ञ-वेदी है। शिल्पी 
का अभिप्राय स्पष्ट है। नाग द्रविड़ों का प्रतीक है और यज्ञन्व्रेदी आरयों की । 
दोनों ने ही समान रूप से भगवान को प्रतिष्ठा दी है । 


इसी के नीचे के अरधे चित्र में बन के ऋषि लकडियाँ फाडते और घी डाल कर 
यज्ञ की ज्वाला को प्रज्वलित करते दिखाई देते हें । 





है, 8 0/05७४7900988 0/ 8980077---7]%&606 82, 
२. [768 8909 887]0876 श0०78॥79, 2&£8 4.4. 


३७ 


धमे-चक्र 


भारत के इतिहास की झशंखला की लुप्त कडियाँ छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 
पूर्वाध से मिलने रूगती हैँ । भगवान बद्ध के समय में काशी, कोशलू, अंग, मगध, 
वज्नी, मल्‍ल, कुरु, पांचाल, अवंती, गान्त्रार और कम्बोज आदि सोलह महा जन 
पद थे। इनमें से कहीं गणतंत्र था और कहीं राजा लोग राज्य करते थे । 

मगध के राजा विम्बसार थे और उनकी राजधानी राजगह थी। वे 
भगवान बुद्ध के समकालीन थे। गौतम बुद्ध अपने महाभिनिष्कमण के पदचातू 
राजगृह गये थे । बुद्धत्व प्राप्त करते के पदरचात्‌ भी उन्होंने अपने कई चातुर्मास्य 
राजगृह के वेणुवन व मुकुल और गूषकूट पर्वत पर व्यतीत किये थे। राजगृहु. 
में ही महाराज बिम्बसार की प्रथम महिषी क्षेमा ने अपने पति की आज्ञा लेकर 
मगवान से उपसम्पदा ग्रहण की थी | 


महाराज बिम्बसार (५४४ ईसा पूर्व से ४९३ ईसा पूर्व तक) के देहावसान 
के पदरचात्‌ उनके पुत्र अजात शत्रु सिंहासनारुद हुवे । उन्होंने भगध की राजघानी 
का श्रेय पाटलिपुत्र को दिया । 

अजात जात्रु ने जपनी राजधानी के आस-पास कई धातु-चैत्य बनवाये । 
उन्होंने भगवान के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ राजगृह के निकट संघ की प्रथम परिषद्‌ 
भी बुलवाई, जिसमें आनन्द, महाकाइ्यप, उपालि तथा भगवान के अन्य प्रिय 
शिष्य सम्मिलित हुये और विनय तथा सुत्त पिटक के संग्रह का कार्य प्रारम्भ 
हुआ । इसमें समस्त देश के पांच सी भी अधिक अहूँत्‌ एकत्रित हुये थे । 

अजात छात्र (४९३ ईसा पूर्व से ४६२ ईसा पूर्व तक) के पश्चात्‌ उनके 
अन्य उत्तराधिकारों ने जिनमें उदयभद्र, अनुरुद्ध और मुन्ड आदि थे। वे सफल 
ने हुये । और राज्य नन्‍दों के अधिकार में चला गया। नन्‍्द वंश ने ३६४ ईसा 
पूर्वे से ३२४ ईसा पूर्व तक शासन किया । 


यह ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद्रों का रचना का है। अनेक जातक कथायें 


डेट 


भी इसी युग की हैं, इन कथाओं से पता चलता है कि शिल्प का विकास होते 
छगा त्रा। शिल्पी कर्मकार कहलाते थे.। उनमें चित्रकार, लहार, सुतार और 
बढई सभी थे। विभिन्न प्रकार के वाद्य-यंत्र भी बनने छगे थे। कर्मकारों के अपने 
संगठन थे ओर वे दल बनाकर अपना कार्य करते थे । 


जब जनता ननन्‍्दवंश के अत्याचार और उत्पीडन से त्र॒स्त हो उठी तो 
चन्द्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से राज्य पर अधिकार कर लिया। 
चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने पराक्रम से एक विज्ञाल साम्राज्य की स्थापना की | 
उनकी कीति भारत की सीमा नांघ कर अन्य देशों में फैलने लगी । 


यवन राजदूत मेगरस्थवीज ने चन्द्रगूप्त मोर्य और उनके विज्ञाक राज- 
प्रसाद के वैभव का वर्णव किया है। उसमें बड़े-बड़े प्रकोष्ठ थें और विशाल 
सम्मे, जिन पर पक्षियों की भांति भांति की मृतियाँ बनी हुई थीं। * 


कोटिल्य के अर्थ शास्त्र, मेगस्थनीज के यात्रा-विवरण और जातकों आदि से 
हमें उस युग की भारतीय सभ्यता की झलक मिलती है। कांच बनाने और कड़े 
से कड़े पत्थर को भी मोम की भांति काट देने की कला अपनी चरम सीमा पर 
पहुँच चुकी थी । सूती, ऊबी ओर रेशम के वस्त्र बतने छंगे थे और उन पर 
छपाई भी की जाने लगी थी । 


सम्राट अशोक चन्धगुप्त मोर्य के पौत्र और बिन्दुसार के पुत्र थे। अशोक 
का नाम विश्व के महान्‌ सम्राटों में बड़े आदर के साथ लिया आता है। हमारा 
विशाल गणतंत्र आज जिस उदार नीति की घोषणा करता है, उप्तकी पूवव-परम्परा 
हमें देवनांप्रिय अश्योक से ही मिलती हैं। उसी के प्रतीक स्वरूप, उनके समय के 
ब्रक्र को हमने अपने राष्ट्र की महाम॒द्रा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। 


राज्य की दूर-दूर तक फैली हुई सीमा ही किसी राजा को महान्‌ नहीं 
पाती वह तो अपने प्रजा-जन के मानस लोक पर प्रेम और न्याय से शासन करता 
है । राजा के प्रयत्नों और सदाचरण से प्रजा का नेतिक स्तर ऊँचा उठता है, 
वह सत्कार्यों की और प्रेरित होती है। यही उसके राज्य-संचालन की कसौटी 
है। राज्य का विशाल प्रासाद जनता के आदशों पर ही टिका हुआ है । 


अद्योक की लोक-कल्याण भावना शिला लेखों के रूप में व्यक्त हुई है। इन 





१, “ [8 ऋछ8 8त70779+ जाति हा 8त करत]8४8 ९०४8४8980 छा #0ग:व अर ४ रॉपत 
870008880ऐ 98 इणेउ 50 त82079069 एछ0 89967 78868 ०0६ 97708,” 589 ० 
गैंडफुराां नल 0979, ९०989 87, 


१६. 


शिला-लेखों में उन्होंने लिखवाया है कि मेरी जनता मुझे अपने पुत्र की भांति 
प्रिय है। उसका हित ही मेरा एकमात्र कर्तेंव्य है । 

कलिंग विजय ने उनके मन में युद्ध और रकक्‍तपात के प्रति घृणा की भावना 
भर दी। विद्व के इतिहास में वही पहले सम्राट हैं जिन्होंने राजकरण में प्रथम 
बार अहिसा का प्रयोग किया । उनके हजारों वर्ष पदचात्‌ एक महान आत्मा फिर 
इस देश में आई। उसने भी एक नया प्रयोग किया; स्वाधीनता, ह्िसा के 
बिना भी प्राप्त की जाती है। दोनों हृदय परिवर्तव के सिद्धांत पर आधारित 
हैं। दोनों पर भगवान बुद्ध के बिचारों की स्पष्ट छाप है। अजश्योफ और गांधी 
दोनों के यज्ञ एक ही वेदौ पर हुये हैं । यही कारण है कि भारत आज अशोक 
को फिर स्मरण कर रहा है। हिंसा से भयभीत राष्ट्र आज फिर प्रतीक्षा कर 
रहे हैं कि भारत धर्म-चक्र का प्रवर्तन करे। युद्धों की विभीषिका थम जाय | 
हम शांति के पथ पर विचरण करें। हमारा घर्में, हमारे विचार और हमारी 
शासन-प्रणालियाँ भले ही भिन्न हों किन्तु हम एक साथ विश्व-शांति के पथ पर 
बढ़ें- यही पंचशील है, सहअस्तित्व है। 'भेरी घोष ' का स्थान 'धर्म घोष ' ले, 
यही अशोक का उद्घोष था। (छिला लेख ४) 

अशोक की यह करुणा मानव-समाज तक ही सीमित ने रही । धर्म के ताम 
पर निरीह पशुओं का वध होता था। अशोक ने उसे बन्द करा दिया। उन्होंने 
शिकार के वे खेल भी बन्द करा दिये जो उनके पित्तामह के समय में बहुत 
प्रचलित थे । (शिला लेख ८) अब आमोद-प्रमोद के लिये वे राजसी यात्रायें नहीं 
करते थे। विहार यात्रायें, 'घमम यात्राओं' में बदरक गई थीं। अशोक ने 
बोधघगया, लुवबिनी, रामग्राम आदि की पुण्य यात्रार्थे की और प्राण-प्रिय पुत्र और 
पुत्री महेन्द्र और संघ मित्रा को घर्मे का अमृत-कलश लेकर सुदूर लेंका भेजा । 
सोण गौर उत्तर स्वर्णमूमि (सुदर पूर्व) गये। धर्म-रक्षित जो स्वयं एक यवन थे 
अपरान्तक गये। मल्किम ने हिमालय की चोटियाँ पार की। महारक्षित ने 
यवन देश में प्रवेश किया । भगवान तथागत का पुण्य-संदेश छेकर न जाने और 
भी कितने भिक्षु कहाँ कहाँ गये? अशोक ने पाठलिपुत्र में बौद्धों की तीसरी 
परिषद्‌ का आयोजन किया । उसका महावंश में विशद्‌ वर्णन है। महावंद के ही 
अनुसार सम्राट अशोक ने देशमर में चौरासी हजार स्तृूप बनवाये थे । 

भारतीय शिल्पियों के मन को भी देवानांप्रिय अशोक की पर्म-यात्राओं ने 
छू लिया । उन्होंने सम्राट को रामग्राम यात्रा का दृश्य भी बॉँका है। 
७... 'सांची के पूर्व दिशा के तोरण पर एक अर्-चित्र आंका गया है। यह 
साँची की कला का एक श्रेष्ठतम नमूना है।. दृद्य के, बीच में एक विशाल 


७ 





अशोक-स्तम्भ, सारनाथ 








बोधिवृक्ष है, जिससे वह दो समान भागों में बंट गया है। बायीं ओर के दृश्य 
में महाराज अश्योक अपनी सम्नाज्ञी और पुत्र के साथ बोधिवक्ष के निकट, भगवान 
बुद्ध की पूजा करने आये हैं । 

विदेशी कल्ा-समीक्षक्रों ने इस प्रकार की उपासना को वक्ष-पूजा' 
(द्वी वरशिप) कहा है, जो भ्रामक है। वस्तुतः यह बोधिवृक्ष की पूजा नहीं है। यह 
तो भगवान बुद्ध की पूजा है, जो बोधिवक्ष के नीचे बेठे हैं। उन दिनों भगवान 
बद्ध की मृतियाँ नहीं आंकी जाती थीं, इसलिए उनका आसन रिक्त दिखाई 
देता है । 

सम्राट के साथ उनके मंत्रिगण भी हैं जो हाथियों और घोड़ों पर आये 
हैं। महाराज हाथी से उतर कर तनिक तिरछे खड़े हें। सम्राज्ञी भी उनकी 
ओर झुकी सीं, शायद धीमें से उनसे कोई बात कह रही हैं। महाराज कुछ 
सोचते से जान पडते हैं । उनका पुत्र पास ही उनकी घोती पकड़े हुए खडा है । 
बालक की वस्त्र पकड कर खड़े होने की चेष्टा दृश्य में स्वाभाविकता ले आई है । 
वक्ष के दूमरी ओर सेवकों का दल है। सम्राट के साथ वादक भी हैं। इनमें से 
कोई वंशी बजा रहा है और कोई सारी ताकत लगाकर शंख फुंक रहा है। 

जब प्रजा जन सुखी होते हें तब युग के शिल्पी भी अपनी प्रतिभा और 
कल्पना से करा के नयें “अभिप्रायों' को प्रतिमाओं में उतारते हैं। सम्राट 
अशोक के शासन काल में कला का पुनर्जागरण हुआ। राज्यश्रय ने धारा को 
और भी वेग दिया । चुनार के छाल पत्थर को काटकर स्तम्भ बनवाये गये और 
उन पर सिंह, गज, यषभ आदि की' प्राणमयी प्रतिमायें प्रतिष्ठित की गई। 
सारनाथ का पभिह-स्तम्भ, जिसे मारत ने अपनी महा मुद्रा के रूप में ग्रहण किया 
है, मौर्य कला की सर्वेश्रेष्ठ कृति समझी जाती है। ओज और सौष्ठव का ऐसा 
मिलन विश्व की किसी शिल्प-कृति में दिखाई नहीं देता । 

मौर्य का की एक विलक्षणता यह भी है कि म॒तिर्या दर्पण सी दमकती 
हैं। उनपर एक बहुत चमकीला ओप है। मोौर्यू काल के बाद की क्ृतियों 
पर यहु ओप दिखाई नहीं देता मानों शिल्पियों के लिए वह रहस्य बनकर 
लुप्त हो गया हो । | 

भारतीय कला में यक्षों की कुछ प्रतिमायें प्राप्त होती हैं। कठिपय 
इतिहासकार उन्हें मौर्य काल से भी पहले का मानते हें। उनका मत है कि 
यह प्राचीन मूृर्तियाँ शैशुनाक काल की हैं। पहले राजा लोगों की मूरत्तियाँ बनती 
थीं। आदम-कद से भी बड़ी एक मृति मथुरा जिले के परखम तामक स्थान में 
मिली है। यह परखम यक्ष के नाम से प्रख्यात है। वे इसे अजात शत्रु की मृति' 


डर 


मानते हें। इसी प्रकार की दो अन्य विशाल प्रतिमायें पटना में प्राप्त हुई हैं, 
उन्हें वे उदयिन नन्‍द और वें नन्दिन की मानते हैं । यह दोनों नन्‍्द वंश के राजा 
थे, जिनका शासन काल ४०० ईसा पूर्व था। यह श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल 
का मत था ।* राय कृष्ण दास जी पटना की मृत्तियों को 'अजात छत्रु के पोते अज 
उदयी (मृत्यु ४६७ ई. पू.) तथा उसके बेटे नन्‍्दवर्घन की मानते हैं।' इस सम्बन्ध 
में अनेक विद्वानों ने अपने मत प्रकट किये हैं। श्री अद्धेन्दु कुमार जी गांगूली का मत है 
कि पटना की मर्तियाँ तन्‍्दों के शासव-काल की नहीं हैं, वरन यह नन्दवर्धन के 
नगर के यक्षों की हें और लगभग द्वितीय दाताब्दी की हैं।* डा. कुमार स्वामी 
की राय है कि परखम की मूर्ति, यक्ष की प्रतिमा है और ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी 
'की है।* इन पर लेख भी खुदे हुए हें। श्री राखालदास वंद्योपाध्याय ने इन्हें 
अद्योक के बाद का माना हें--- 

४ [६ ह89ए 98 8860. ज़ाएत06फए0 68800 #96 9897606 0 0९ 
[ठ7 70078 0 ई67 तै&68 80860. 005 हश॑ंए 52808, 096४ 8४8 
876 870088727078 0 80घाएघए०, आाह0ीए स्‍8660४ 47 हें॥80 8380 ४89 
90000 0[ &870४& “५ 

यक्षों की कल्पना छोक-जीवन से उदय हुई थी । गांवों में उनकी उपासना 
होती थी। मनुष्य जिसे बड़ा समझता है उसे कभी-कभी विज्ञालता दिखाने के 
के लिए बड़े आकार में चित्रित करता है। गांवों में आज हनुमान जी की 
इतनी बढ़ी-बड़ी मूर्तियाँ दिखाई देती हूँ कि आश्चर्य होने लगता है। कला के 
उन्नत और परिष्कृत रूप में भी मानव-स्वभाव की झलक दिखाई दे जाती है । 
एलोरा व अन्य कला-मंडपों में कहीं-कहीं आराध्य देवता की बड़ी प्रतिमा बनाई 
ग़ई हैं ओर उनके पास ही छोटे आकार में उपासक दिखा दिये यये हैं । अजंता 
के एक भित्ति-चित्र में भगवान तथागत राहुल-जननी के द्वार पर खड़े हैं। इसमे 
भगवात की आकृति देवि यद्ोधरा ओर राहुल की अपेक्षा बहुत विशाल है। 

इसी भावना से यक्षों की इतनी बड़ी प्रतिमायें गढ़ी गई हें। परखम के 
निकट ही पाई जाने वाली वारोदा की भरन यक्ष मूर्ति सो बारह फुट की रही 


१. उ०फ्यश 0 896. फ्रंपडए छाती. 07888... छि08७5४8 8006॥५, #०ए्रफर0 ४ 
2886 88-468 


' १. भारतीय मूर्तिकछा, श्री रायक्षष्ण दास, पृष्ठ १४ 
३. अ0007 80४79, (006, 99, 
है. फराकणरए जज उपदेश बात वचत070अंत्य 40, 07: &चडात है, (00078 ४ 8॥00 9 
22886 4.6. 
#.. ऑिक्रछए इृपपीकय हिंक०ए ण॑ अल्वा०78  80796776--४ 0. 8006ती 296७ 6, 


डर 


होगी । सामान्य मानवों की चाहे वे राजा ही क्‍यों न हों, इतनी बड़ी प्रतिमायें 
बनाने का प्रइन ही नहीं उठता । इन म्तियों में यक्ष बड़े बलिष्ठ दिखाई देते' 
हैं। उनका शरीर मांसल है । कुछ इतिहास कारों का मत है कि शिल्पियों को, , 
मथुरा के बोधिसत्वों की विशाल प्रतिमाओं की पूर्व-परम्परा, इन यक्ष मूर्तियों से 
ही मिली है। * परखम का यक्ष * स्थूलकाय है और उसका उदर भी कुछ 
बाहर निकला है। वह घुटनों से नीचे तक रूटकती हुई धोती पहने है। कमर में 
दुपट्टा बंधा हुआ है जिसमें आगे की ओर गांठ बांध दी गई है ओर दोनों छोर नीचे 
लटक रहे हैं। छाती पर भी एक दुपट्टा बंधा है, जिसका छोर लटक रहा है । 
उसके गले में कई लऊड़ों की माला है। जिसमें बीच-बीच में चोकोर ठप्पे बने हें । 
उसके गले में एक कंठा भी है। 


वरोदा की यक्ष मति का कमर से नीचे का सागर भग्न हो गया है। उसकी 
छाती पर भी दुपट्टा बंधा है। उसके गले में भी मोटा कंठा है, जिसके चार फुँदने 
पीछें पीठ पर लूटकते हुए दिखाये गये हैँ । * 


पटना की यक्ष-मृतियों की वेश-भूषा भी लगभग यही है। 

कलकत्ता संग्रहालय में यक्षिणी की एक मूर्ति है। इसका ऊपरी भाग 
अनावृत है। प्िर पर दुपट्टा है, जंसा कि बाद की सांची और भारहुत की 
सत्री-प्रतिमाओं के सिर पर दिखाई देता है। उसके गले में मोटी, कई छूड की 
माला है। वह नीचे तक की घोती पहने हुये है, जिसपर कमरबन्द बंधा है । 
कमर में पांच रड़ की करधनी है। घोती की चुन्नट नीचे तक जाती है । ” इसके 
दोनों हाथ भग्न हें । 


पटना संग्रहालय में एक अन्य स्त्री-प्रतिमा है। यह दीदार गंज से प्राप्त 
हुई है। मूर्ति का बांया हाथ भग्न है। दाहिने में वह चंवर लिए हुए है + 
इसकी वेश-भषा भी वेसनगर की यक्षिणी जैसी हैं। * इसके गडे में मालायें हें ॥ 
हाथ चूडियों से भरा हुआ है। इसके मस्तक पर किरीट है और बालों को 
राशि पीठ पर झल रहीं है। नारी-मृति के मस्तक पर किरीट यहाँ पहिली बार 
देखने में आता है, फिर बाद की प्रतिमाओं में मिलते रूगता है । 


गए8७ 886 0 4रफुछाको ए०७70ए 9886 637 ह 
छछा0/ छा पएत870 8४्त एटएाहछो85 47, ?8608 8, 78776 9 
बही ?886 ४, 8776 38 


४. वही 2866 77] 88078 8 
७५ वही 9!889 ४, #807७ 37. 





श्र 


न्ध्धा है ल्‍क 


१-8 


अन्य यक्ष-मूर्तियों की अपेक्षा दीदार गंज की चामर-धारिणी की प्रतिमा में 
कला की प्रौदता दिखाई देती है। यह मौय्यें कालीन मूर्ति है। इसका अंग-प्रत्यंग सुडौल 
है, साथ ही इसमें सौष्ठठ और लालित्य भी है। यक्षों की प्रतिमाओं में कछा का 
बहुत ही प्रारम्भिक स्वरूप दिखाई देता है, इस मूति-विशेष में वह विकसित होता 
हुआ प्रतीत होता है। यह पटना में प्राप्त हुई थी। कुमारस्वामी ने भी इसकी 
सराहना की है।* यक्ष और यक्षणियों की इन प्रतिमाओं से उस युग के स्त्री-पुरुषों 
की वेश-भूषा और अलंकार आदि पर प्रकाश पड़ता है। इस दृष्टि से शेष प्रतिमायें 
मौर्य काल के अंतिम युग अथवा शुंग काल के प्रारभ्मिक काल की जान पड़ती हैं । 


लगभग इसी काल की चार नई यक्ष-प्रतिमायें और प्राप्त हुई हैें। समय 
में थोडा बहुत अंतर हो सकता है किन्तु वे हें समस्त शुंग काल के प्रारम्भिक 
चरण की । उनके अतिरिक्त परखम ओर वरोदा के यक्ष जैसी ही अन्य यक्ष 
मूति भरतपुर के निकटवर्ती गांव नोह में मिली है और एक्र यक्षिणी की प्रतिमा 


मा व 


मथुरा से कुछ दूर एक गांव झ्षींग का नगरा में प्राप्त हुई है ।* 


नई यक्ष-प्रतिमाओं में से एक बम्बई प्रांत में प्राप्त हुई है और अब वह 
राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्‍ली में है। यह परखम यक्ष जेसी ही विशाल प्रतिमा है। 
यह कोरकर बनाई गई है। यह एक भग्न प्रतिमा है। यक्ष धोती पहने है और 
उसके ऊपर पटका बंधा है, जिसके दोनों छोर छटक रहे हें। उसके निकट ही 
अआंमलक जैसी कोई चीज रक्‍्खी है जो सम्भवतः दोनों ओर नोकवाला वृद्ध 
होगा।* उसके निकट ही एक यक्षिणी खड़ी है। यक्षिणी घोती पहने हैं। वहू 
चुत्नट दार और पतली दिखाई गई है इसमें से उप्तके अंग श्लक रहे हैँ। घोती 
के ऊपर पट्टा बंधा हुआ है। सिर पर साफा जैसी कोई चीज है। वह हाथों में 
भी आभूषण पहने है। परों में मोटे-मोटे कड़े हें । 


“* ग्रगांव जिले में एक यक्ष की प्रतिमा का ऊपरी भाग मिला है, जो 
लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। एक यक्ष प्रतिमा राजघाट में प्राप्त हुई है | 





१. 7086 00058% 888&03038 (0996 ६778 7070) 888098977 80066 708 68]₹ं 
$78 रा 8000888, 008०७ 78 087 & १8४8४ 07 & परपद्यछ्ा हि8076, 87206]6₹ 


870 77078 ए807860 8ड%070]8 0 806 8६88 86900! 6 &7# 78 78]768606 80वें 0५9 
॥#86 8786 0शिक्तबं७ . 68595 28808: 


(06 पछ8807ए. ० उ70क्‍88 #00 उैंगप00888&08 8.5, 77869 7-) 
२. म0घ7 सै०श ४%४808 5885068 07, ५. 8. 88798 ४७५७, ४0077% 07 7) 0 ए. 2. 
...परांछ, ०069, ए७०, एशाए- रद ए (95-89) 
रे. वही 8807७ 3, 298७ 986, 


डू४ं 


इसमें यक्ष के तीन मुख दिखाये गये हैं। यह नीचे तक की कुरता जैसी कोई 
चीज पहने हुये है। आक्ृति में यह बोनों जैसी प्रतीत होती है। यह भारत 
कला भवन, काशी हिन्दू विश्व-विद्याल्य में सुरक्षित है । 

चौथी यक्ष मूति मथरा के संग्रहालय में है। यह एक ट्टी हुई मृति का 
ऊपरी भाग है जो दो फीट चार इंच का है। मूर्ति के सिर पर ऊँचा साफा है।' 
कानों में कुंडल हूँ । 

यक्षों की और भी अनेक प्रतिमायें, विभिन्न कालों की मिलती हैं। सांची 
और भारहुत के तोरणों पर भी वे दिखाई देती हें। परखम और वारोदा की 
की यक्ष मूर्तियों के प्रसंग में, यक्षों की यह चर्चा कर ली गई, बस्तुतः यह हैं 
शंग काल की । 

परखम आदि की मूर्तियों पर विद्वानों के दो मत थे। एक उन्हें शेशुनाक 
काल की मानता था और दूसरा उन्हें मौर्य काल की,--यह हम कह चुके हैं । 

मौर्य काल की कला के सबसे उत्कृष्ट नमूने, उनके बनवाये हुये स्तम्भ हैं । 
अशोक ने अपने उदार विचार पत्थरों और स्तम्भों पर अंकित करा दिये। यह 
स्तम्भ आज भी खड़े हें। काल इन्हें परास्त नहीं कर सका है। इनकी चमक 
अब भी वेसी है। आततायथियों के आक्रमण ने इनमें से कुछ स्तम्भों को तोड 
अवदय दिया है। 

यह स्तम्भ सारनाथ, सांची, रुम्मिन देई, लोरिया नन्‍्दन गढ़, रमपुरवा 
कोशाम्बी, इलाहाबाद ओर दिल्‍ली आदि में हेँ। इनमें सांची भोपाल के निकट है, 
इम्मिन देई प्राचीन लुंबिनी है व लौरिया तन्दनगढ़ और रमपुरवा विहार के 
चम्पारन जिले में हूँ।*१ 

यह समस्त स्तम्भ चुनार के लाल, पत्थर के हैं । पेंतीस-छत्तीस फीट से 
अधिक ऊँचे गोलाई दार खम्भे एक ही पत्थर से काटकर बनाये गये हैं । इनके 
शिरोभाग पर वह, गज व वृषभ आदि की मू्तियाँ हें। ऊपरी भाग की यह 
मूतियाँ भी एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई हैं। यह स्तम्भ अत्यंत भारी 
हैं। इन्हें उस युग में एक स्थान से दूसरे तक कैसे ले जाया गया होगा ? केसे 
यह खड़े किये होंगे ? यह सब विचार करने पर बुद्धि आइचर्य में पड जाती है। 





१. अद्योक के इन स्वम्भों के विस्तृत वर्णव के लिए देखिए 
पर, 8. 8:0767 पर्ठ 05008 76 कर878४ 87 00078 ० 5.5080089, 
ज7 30798 फिकत्शाक्रा-गफाह ए्राताप्राए8कह ० दैधरएँणा6 गरपतांक  0%णॉटांति0 
प्राध४09 ज॑ इतत9 ४०. ३ 


डेप 


स्तम्म के ऊपर एक पतली सी मेंखला रहती है। उस के ऊपर पंखुडियों- 
दार कमर रहता है। यह पंखूडियाँ नीचे की ओर मुडी रहती हैँ। कुछ 
पाइचात्य विद्वान जिनमें माशेल स्मिथ आदि हैं, इसकी मूृर-कल्पना विदेशों से 
से आई हुई मानते हैँ । वे इसे घंटा की आकृति कहते हैं किन्तु ई. वी हैवरू, 
डा. कुमार स्वामी, दयाराम जी साहनी और राय कृष्ण दास जी आदि ने अपने 
अकाटब प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि पाह्चात्य इतिहासकारों की 
यह ॒ मान्यता तथ्यहीन है, अतः इस सम्बन्ध में हम चर्चा नहीं करेंगे। कमर के 
ऊपर फिर एक कंठी रहती है, जिसपर नकाशी रहती है। इसके ऊपर एक 
चौकी रहती है। यह गोल भौर चौंकोर, दोनों प्रकार की मिलती है । 
इस चौकी पर कलंकरण रहता है। रमपुरवा के स्तम्म पर यहू चौकी गोछाकार 
है। इस पर पक्षी आंके गए हैं। चोकी के ऊपर एक शेर उकुरू बेठा है। रम- 
पुरवा के दूसरे स्तम्भ पर बेल की आकृति है। इसके पीचे की गोलाकार चौकी 
पर कमलपुष्पों और कलिकाओं का अलंकरण है। सारनाथ के स्तम्भ-शीर्षक 
की चोकी पर चार दिक्षाओं में चार घर्म चक्र हें और उनके बीच-बीच में चार 
'पशु, हाथी, अद्व, वृषभ जौर सिंह हैं । 

इन स्तम्मों की कला उत्तरोत्तर विकसित होती गई है और सारनाभ के 
स्तम्भ में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई है । लौरिया ननन्‍्दन गढ़ के स्तम्भ पर 
सिंह है। सांकाइ्य (वर्तमान संखिसा) में भी एक अशोक-स्तम्भ रहा होगा। इसके 
स्तम्भ-शीर्षक का हाथी अब भी वहाँ सुरक्षित है। स्तम्भ भंग होकर कहीं खो 
गया है। उसके अंश प्राप्त नहीं होते । 

सारताथ के स्तम्भ पर चार केसरी अपनी पीठ मिलाये हुए बंठे हैं। इनके 
ऊपर धर्म-चक्र रखा हुआ था, जो अब टूटा हुआ मिलता है। 


अक्लोक युग के समस्त स्तम्भों को देखने से उनमें भी एक शैली का उत्तरो- 
सर विकास परिरक्षित होता है। उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहू समस्त 
स्तम्म एक साथ ही नहीं बनवाये गये हूँ । यह ज्यों-ज्यों बनते गये, शिल्पी का करा 
मंजती गईं। सारनाथ का स्तम्भ शीर्षक सम्भवतः सबसे बाद में तैयार किया गया 
हो । यह स्तम्भ इने-गिने ही हें फिर भी ओज और शरीर की सादुइयता को सभी 
में बड़ी सफलता से प्रदर्शित किया गया है । इनमें आदर्श की पुट कहीं नहीं हैं । 

रमपुरवा के स्तम्भ का ऊपरी भाग रायबहादुर श्री दयाराम साहनी को 
आप्त हुआ था । यह बहुत दिनों तक पानी में पढ़ा रहा। * सिंह के मुख का 





१. '&00-8907ऋ, 8700, 5870769 ० 7709, 907-8 7? 3784-48 2]56 ४४५४ 
घ्यव 745प्रा, न ह ्ञ शक 


भाग टूट गया है और चोकी के नीचे का नीलोत्पछ भी कुछ भग्न हो गया है 
फिर भी शेर की बैठक से उसके शरीर की मांस-पेशियाँ तक उभरी हुई दिखाई 
देती हैं । उसकी टांगें और पुदठूठों के स्नायु तने हें । उसकी मुद्रा अत्यंत स्वाभाविक 
है। हमारे देश की अनेक कलाकृतियाँ नष्ट हो गई । अनेकों का रूप विक्ृत हो 
गया और बहुत सी विदेशों में चली गईं किन्तु इसका उत्तरदायित्व क्‍या हमारी' 
पदियों की उपेक्षा पर नहीं है! 

रमपुरवा के ही एक अन्य अशोकीय स्तम्भ पर बेल आंका गया है। यह 
राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के प्रवेश द्वारा पर रखा है। इसका अंग्-प्रत्यंग इतनी' 
सुगढ़ता से सुड़ौल बनाया गया है कि दशक की आँखें देखते ही रहना चाहती हें । 
देह मांसल है । कान उठे हुये हें । ऐसा लगता है कि कोई दो-दो दांत का नागोरी 
बछडा आकर खडा हो गया है। कान ऊपर उठे हुये हैँ। दुर्भाग्य से सिर का 
भाग कुछ टूट गया है । 

बैल हमारे क्षि-प्रधान देश का प्राचीन पशु है। शिल्पियों को उसका 
अंकन अत्यंत प्रिय रहा है । शिव के नंदी के रूप में बेल की अनेक प्रतिमायें दक्षिण 
भारत के गृहा-मंदिरों व्‌ अन्य कछा-मंडपों में मिलती हे किन्तु इतना सजीव अंकन 
कहीं दिखाई नहीं देता । 

इसके सम्बन्ध में श्रीयुत राखलदासजी वंद्योपाध्याय ने ठीक ही लिखा है--- 
४ [६ छा] 96 654090प॥8 580 #7४0 +90727006 +णव8 ४96 8078 04 ६968 
5एपी), 86७ प्र।४0"008 9 0प76478 क्षार्त 86 990 8876 #7786 80 #का॥पों ६0. 
5388976 88 83986 8800ए60व 8# दि#77एप्/प्&. * 

यह भी अनेक शताब्दियों तक पानी में पडा रहा। इस पर से वह ओप 
उत्तर गया है, जो अशोकीय शिल्प की अपनी विशेषता है । 

सांची के स्तूपों के निकट भी एक अद्योकीय स्तम्भ प्राप्त हुआ है। यहाँ 
पहके विदिशा नामक समृद्धि श्ञाक्ली नगर था। अशोक की प्रथम पत्नी “देवी 
जो “विदिशा महा देवी ' के नाम से प्रख्यात हुईं, यहीं की कन्या थीं। महेन्द्र 
और संघमित्रा उनके ही पुत्र ओर पुत्री थे। अशोक ने महेन्द्र के लिये चेत्य ग्रिरि 
में एक विहार भी बनवाया था। 


सांची का यह स्तम्म, जो अब टूट गया है, सारनाथ के सिंह-स्तम्भ से 
मिलता जुलता है। इसमें भी चार सिंह एक दूसरे से पीठ मिलाये सटे हुये खड़े 


१७७७७ आांशका 


१... छोड ए प्रां#0एाए एा डिग्राफ़रैप:8 0 >588270 770948 ? ५ 889907॥ ॥704अ5फ 
उिठ006 9 #8008ए% 80075 0878 2586 6- 


ड७ 


हैं। सिंह की मूखाइ तियाँ भी भग्न हें। सांची के दक्षिण तोरण पर चार सिहों 
की आक्ृतियाँ हैं। सांची का दक्षिण तोरण सबमे पहले बना है। उसके शिल्पियों 
ने अशोकीय स्तम्भ की अनुकृति ही तोरण पर कोर दी है, यह दोनों को देखते 
ही तुरंत समझ में आ जाता है। दोनों की गोल चौकियाँ हैं ओर उनपर पक्षियों 
और कमलों के अलंकरण भी एक से ही हैं । दूसरे तोरणों पर हाथी और बोने 
बड़ेरियों को साधे दिखाई देते हें। इनकी चौकियाँ चोकोर हूँ। शायद 
शिल्पियों को एक ही वस्तु को दुहराना उचित प्रतीत नहीं हुआ । 
अद्योकीय स्तम्भों में सारनाथ का सिह-शी्षंक स्तम्भ सर्वश्रेष्ठ है। इसकी 
चौकी पर हाथी, बेल, सिंह और घोडा हैं। यह चारों दौरते हुये आंके गये हूँ । 
इनके बीच में चार घमं-चक्र हैं। यह चारों पश्ञ मूलतः भारतीय हैं और प्राचीन 
यूग में चारों दिशाओं के प्रतीक के रूप में आंके जाते थे। राय कृष्ण दास 
जी को रामचन्द्रिका में इन चारों पशुओं का उल्लेख भाप्त हुआ है। केशव दास 
रामचन्द्र जी के मह॒रू का वर्णन करते हुये कहुते है---- 
“रची विचारि चारि पौरि पूरबादि लेखियो ॥ 
सुवेष एक सिंह पौरि एक दन्तिराज है। 
सुएक बाजिराज एक नंदि वेष राज है। 
““कैशव पंचरत्न 
घिंह, शोये, निर्भीकता और स्फूृर्ति का प्रतीक है, गज, चातुर्य, विचार- 
शीलता और ऐश्वर्य का। वृषभ और अह्व आारयों के वे प्रिय पशु हूँ, जिनमें से 
एक के सहारे उन्होंने भूमि को उर्वरा बनाया और दूसरे को साथ लेकर राज्य 
का विस्तार किया। 
घोकी के ऊपर चार भसिंहों की बड़ी ओजवान आकृतियाँ हैं। वे चारों 
चार दिशाओं की बोर मुह किये बैठे हूँ। इनका प्रत्येक अंग बड़ी कुशलूता से 
बनाया गया है। पेरों की छिरायें तनी हैं। कान खड़े हैँ । सिहों के अयाल भी 
बड़ी सफाई से काटकर बनाये गये हैं। संसार के शिल्प में पदुओं का इतना 
प्राणवान अंकन कह्ढीं नहीं हुआ। इनकी पलकों में छोटे-छोटे गोल छेद हैं, 
जिनमें माणिक फंसा दिये जाते होंगे और सिद्दों के नेत्र दीप्तिमय हो उठते होंगे । 
यह सिंह उस महा-मानव के द्योतक है, जिसने पृथ्वी पर अवतरित होते ही 
सिह की भांति नाद किया था कि, पृथ्वी का स्वामी हैं। सारनाथ की 
पिह-मूर्तियों में शौये, तेज और ओज के साथ स्वाभाविकता को निवाहा गया है। 
इन सिहों पर एक विशाल धर्मे-चक्र रकसा हुआ था जो टूट गया है। इस 
'चक्र में चौबींस बरे हैं। बौद्धों की मान्यता के अनुसार चक्र बारह बार घूमता 


८ 


' #*; 


है। चक्र, धर्म के प्रवर्तन का प्रतीक है। भगवान बुद्ध के चरण में भी चक्र 
अंकित था। 


अज्योक स्तम्भ के कमल को विदेशी इतिहासकारों ने घंटाकृति मानता था 
किन्तु अब यह सिद्ध हो चुका है कि वह पूर्णतया भारतीय कल्पना है। यह 
नीलोत्पल है, जिसकी पंखुडियाँ नीचे झुकी हुई भी दिखाई जाती हैं। पुराने तकों 
को दुहरानें की अब कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 

अशोक के यूग की प्रतिमाओं में दीदार गंज की चामर-धारिणी की चर्चा 
की जा चुकी है। 

स्थापत्य के विकास में भी अशोक की विशेष अभिरुचि थी। पाटलिपुत्र में 
उन्होंने अत्यंत विशाल और सुन्दर राजभवन बनवाया था। यह सातवीं शताब्दी 
तक विद्यमान था। फाहियान ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है । हुएत सांग के समय 
में वह नष्ट हो गया था। उसके कुछ अवशेष प्राप्त हुये हैँ, जो पठना संग्रहालय 
में अब भी सुरक्षित हैं। इनमें पुरुष का एक सिर भी है। इसके अतिरिक्त 
ओर भी छोटी-छोटी वस्तुयें हैं । उन सब पर वह ओप है जो मोर्य-कला की अपनी 
विशेषता है । अशोक द्वारा खुदवाई हुई गुफाओं की दीवारों पर भी यह ओप 
प्राप्त होता है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह चमक वजलेप के कारण 
है किन्तु अधबनी गृूफाओं की दीवारों से पता चलता है कि यह प्रभाव किसी 
मसाले से नहीं वरन्‌ पत्थर को रगड कर ही पेदां किया जाता था । 


महावंद में कहा गया है कि सम्राट अशोक ने चौरासी हजार स्तूपों की 
रखना कराई थी । 


सस्‍्तूप समाधि का ही एक प्रकार है। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के परचात्‌ 
उनकी अस्थियों के आठ भाग कर दिये गये थे । उनका अवसान कुशीनगर को सीमा 
में हुआ अत: वहाँ के मल्लराज ने उनकी अस्थियों पर स्तूप बनवा देना चाहा । उसी 
समय उन्हें मगघ के महाराज अजात शत्रु, वैशाली के लिच्छिविगण, कपिलवस्तु के शाक्य 
, व रामग्राम के कोलियगण आदि ने लिखा कि भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे और हम भी' 
क्षत्रिय हैँ इसलिए उनकी अस्थियों पर हमारा सी अधिकार है। * वेठआम के 
बआह्यणों ने भी लिखा कि, हम को भी भगवान के शरीर का अवशिष्ठ भाग दिया 
जाय ।* कुशीनगर के मल्कराज ने देखा कि सब ओर से यह मांग आ रही है तो 
उन्होंने कहा, ' भगवान का परिनिर्वाण हमारे राज्य की सीमा में हुआ है। हम 
उनकी अस्थियों का अंश किसी को भी न देंगे । 


जब अस्य राज्यों के अधिकारियों ओर प्रधानों ने उनकी यह बात सुनी तो 


डर 


अपनी सेना छेकर कुशीनगर पर चढ़ आये। ऐसा प्रतीत होने रगा कि अब 
युद्ध होने में देर नहीं है तो द्रोण वामक महात्मा ने उन सब से कहा --- भगवान 
शांतिवादी थे। उनके अवसान के पश्चात आप लोग उनकी अस्थियों के लिए 
लड़ें, यह किसी प्रकार से भी शोमनीय नहीं है और न श्रेयस्कर ही है। में उनकी 
अस्थियों के आठ भाग किए देता हैं। आप इनको अपने साथ ले जाइये ओर 
अपती श्रद्धा के अनुरूप स्तूपों की रचना कराहये। सब दिशाओं में उनको 
अस्थियों पर स्तूप् बनवाये जावें और चक्ष॒वान्र उन्हें देखकर प्रसन्न हीं * ' 


उनकी बात को सबने स्वीकार कर लिया और शांत हो गये। अस्थियों के 
आठ भाग हो गये बोर वे कपिलवस्तु, रामग्राम, अल्ल-कल्प, राजगृह और वेठ- 
ग्राम चले गये। उसी समय पिप्पलीय से मोरियगण का राजदूत भो अपना भाग 
मांगने आया। अस्थियों के भाग हो चके थे। उसे खिता का एक अंगार ही 
दे दिया गया। वह उसे लेकर चला गया | 


कहते हैं कि सम्राट अशोक ने इन्हीं स्तूपों में सुरक्षित, भगवान के अवब- 
शेष निकलवा कर, उनके ऊपर अनेक स्तूपों की रचना कराई थी। 


प्राचीन आया में भी अस्थियों को एक बतेन में रख कर भूमि में समाधित्य 
कर देने की प्रथा थी किन्तु उस युग के कोई रतृप या उनके अवशेष श्ब नहीं 
मिलते अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वे उन पर स्तृप बनवाते थे । अब तक 
जो स्तूप प्राप्त हुये हैँ, वे या तो बीद्धों के हैं या जनों के । 


स्तूप के नीचे महा-पुरुषों की अस्थियाँ सोने के अथवा अन्य किसी धातु के 
पात्र में बन्द करके रख दी जाती थीं, फिर उसके ऊपर ठोस ढांचा बनाकर, अर्थ 
ग्रोलाकार मसुम्बद बना दिया जाता था। सबसे नीचे, आधार पर परिक्रमा के 
लिए 'मेधि रहती थी। मेथि तक पहुँचने के लिए सोपान रहवी थी। मेघधि के 
ऊंपर फिर अंडाकार आकृति जिसे गर्भ कहते हैं, रहती थी। गर्भ पर हमिका रहती 
थी । हमिका स्तूप के शिखर पर चौकार होती थी । कभी-कभी इस ह॒मिका में 
भी अस्थि-पात्र रक्ष दिया जाता था। स्तृप के चारों ओर घेरा होता था 
जिसे वेदिका कहते थे । वेदिका में चारों दिशाओं में तोरण रहते थे । 


७७७४७७७७७७७७७्रश्॥ल्‍/श/७७७श्र॥्ए्र/णए७राराााााााााइअ अल मल सो अल लव जब नकद नल कस लक 





. ६. “सुनातु भोन्‍्तो मल एक दाक्य॑ सबवेव भोग्तो सहिला समगस्‍्या 

77... अस्हॉ्क बुंडो महू सम्तियादो .. सम्पोदसाता करोमदृठ भागे । 
नहिं सबन्‍्य उत्तम पुम्गलस्स  विश्वारिका होरि। विशसासु घूपा 

४५ +-. उसेइर्ममे छिया संपहारो ।, ...._ अनुर्खता चक्हुमंतों पसझा । / 


ही 


सांची 


जिन भू-भागों को भगवात ने अपनी चरण-धूलि से पावन किया, वे तीथें 
बन गयें। सांची का नाम यद्यपि वृद्ध गया, सारनाथ या कुशीनगर की श्वृंखला 
में नहीं जुडता फिर भी वह अपनी बौद्ध कला के कारण उतना ही महत्वपूर्ण 
ओर पुण्य-भूमि समझा जाता है। इसके स्तृपों के तोरणों की कछा ने अमिता 
की स्मृतियों, उनकी जीवन-कथाओं को रत्न-मंजषा की भांति संजोकर रक्खा है। 

सांची के स्तृप भोपाल के अन्तगेंत आते हूँ । लगभग ढाई सो फीट ऊँची 
पहाड़ी पर तीन स्तूप हें। इनमें जो सबसे बडा अंडाकार स्तृप है, उसके तोरणों 
के शिल्प के कारण ही सांची को विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त हुई है। प्रकृति देवी 
की गोद में सांची की श्री देखते ही बनती है। वर्षा में पहाडियाँ मिखर जाती हैं 
तब खिरनी के घुछे हुये पत्तों की हरीतिमा भी मन को मोह छेती है। सांची में 
तीव स्तूप हैं। जिस स्तूप पर यह शिल्प-कृतियाँ आंकी गई हैँ, वह मौ्य-काल का 
है। प्राचीन युग में सांची का नाम काकताद था । 

विद्वानों का मत है कि अशोक के काल में यह स्तृप केवछ ईटों का बना 
हुआ ही था। अशोक यूग के पदचात्‌ यहु न केवल उपेक्षित अवस्था में पडा रहा 
वरत इतकी ईंटों को भी खिसका दिया गया। सम्भव है कि पहले स्तृप को लकड़ी 
की वेदिका घेरे हुये हो । 

शंग काल में सांची के भाग्य नें फिर करवट बदली। किसी शुृंग राजा ने 
इसे पत्थरों से ढक दिया। चारों ओर वेदिका बनवा दी फिर सातवाहन 
राजाओं ने इसकी चारों दिश्ञाओं में चार तोरण बनवा दिये। यह तोरण चौंतीस 
फीट ऊँचे हैं। चारों तोरण एक से हेैं। केवल उन पर आँक्री' हुई शिल्प-कृत्तियाँ 
मिन्न-मिन्न प्रकार की हैं। इनमें नीचे की ओर चोपहले खम्मे हें। खम्भों के 
ऊपर सिंह, बौने गौर हाथी हैं जो अपने सिर पर बड़ेरियों ओर सुचियों का भार 
'लादे हुये खड़े दिखाई देते हें। इन तिहुरी बड़ेरियों के दोनों मोर का कुछ भागग॑ 


श्र 


बाहर की ओर निकला हुआ है। वह कोने से मुंड गया है। इन स्तम्भों, 
बड़ेरियों और सूचियों की मूर्तियों के कारण ही सांची का भारतीय मूतिकला में 
अपना एक विशिष्ठ स्थान है । 


यह सच है कि सांची की करा बहुत अधिक विकसित नहीं कही जा सकती । 
ऐसा लगता है कि शिल्पी को पाषाण का यह माध्यम अपनाये हुये अधिक समय 
नहीं गुज॒रा। मूर्तियों के मुखों पर गुप्त कछा में शिल्पियों ने जो भावनायें व्यक्त 
की हैं, वह यहाँ नहीं दिखाई देतीं। एक बात और है, मनुष्यों ओर वस्तुओं को 
सादब्यता का ध्यान रखकर भछे ही न बनाया जाय किस्तु उनमें परिमाण तो 
रहना ही चाहिए | सांची का शिल्पी एक ही अर्ध-चित्र में सब कुछ दिखा देना 
चाहता है इसीलिये यहु॒ परिमाण ब्रिगड जाता है। वस्तुत: यह लोक-कला है, 
जिसका पाषाण पर अंकन किया गया । 

तोरणों पर अनेक अधे-चित्र अथवा उभरी हुई प्रत्िमायें हूं। दक्षिण शोर 
के तोरण पर कमलों के बीच में लक्ष्मी, सम्राट अशोक की रामग्राम की यात्रा, 
व छदंक जातक आदि हूँ। कुछ में भगवान बुद्ध के प्रतीकों की उपासना के दृश्य 
दिल्लाई देते है । खम्मे के एक अधें-चित्र में नृत्य का अत्यंत मनोहारी दृश्य 
है। उत्तर दिद्ञा के तोरण पर ऋषि ऋंग जातक, वेसन्तर जातक, माण का 
अंकरमण, छदंत जातक, भगवान बुद्ध का सांकाध्य में स्वर्ग से आरोहण, जेलव्न 
दान आदि की कथायें हें। कहीं इन्द्र भगवान बुद्ध से मिलने के छिये आा रहे 
हैं। कहीं उनके परिनिर्वाण का दृश्य है। एक जगह अन्दर बड़ी भक्ति भावना 
से भगवान बुद्ध के प्रतीक वृक्ष के पास आ रहे हैं। पूर्व दिशा की ओर के 
तोरण पर भगवान के मह्यामिनिष्क्रमण का दृश्य है। इसमें सांची की करा अपने 
युग के छिल्प की पूर्णता तक पहुंच गई है। इसमें काश्यप ऋषि की कथा, अंतिम 
सात बुद्धों के प्रतीक आदि हैँ। पूर्वे दिशा की ओर के इस तोरण पर ही सम्नाट 
अंक्षोक और उत्तकी रानी की बोधिव॒क्ष की उपासना का दुध्य है। इसकी गणना 
सांची के सर्वोत्कृष्ट चित्रों में की जाती हैं। पश्चिम की ओर के तोरण पर 
हाथियों हारा वृक्ष-पूजा के दुदय, अस्थियों के लिये युद्ध, व महाकपि जातक 

आदि हूँ। 

... इस छिल्प में भारहुत की. भांति ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहीं नहीं 
दिखाई देती । कराकार फो जहाँ उनकी मूर्ति आंकनी है, वह उतका प्रतीक रख 
- कै है। पूर्व दिया के तोरण की बीच की बड़ेरी पर भगवात बुद्ध के महासिभि- 
 अकाब को. दुष्य है। इसमें कपिलवस्तु सगर के मकान दुमंजिके, विम॑जिक्े 
९: डिसर-म्दे-हैं।, उसेके गयाकों में से सत्री-पुस्थ शांक रहे हैं। प्राचीय प्रदर्षित 


रह 
जी, | 
चु 
्सव हि भ्द्े क अ 
फ 
20%: हा ओ | 
कि बोर 
नर 








करने के लिये उनका केवल थोडा सा भाग आंका गया है। पूरी प्राचीर बना देने से 
नगर का दृश्य नहीं दिखाया जा सकता था। नगर की गलियों में चहुरू-पहल 
है। यों भगवान बुद्ध गहरी रात की निस्तब्धता में घर त्याग कर गये थे किन्तु 
शिल्पी समूचे अर्ध-चित्र को भरा हुआ देखना चाहता है। वह उसमें रिक्त स्थान 
नहीं छोडना चाहता। केवल बुद्ध को अंकित देने से सम्भवतः चित्र में 
वह सोष्ठव न आ पाता जो अब आ गया है। जब अर्घ-चित्र को शिल्पी कई 
दृ्यों में बांट देना चाहता है तो वह बोधि वक्ष और उसके चारो ओर वेष्टिनी 
बना देता है। इससे उसका अभिप्राय भी पूरा हो जाता है ओर एक वातावरण 
भी बन जाता है। छंदक, सिद्धार्थ के घोड़े कंधक को लिये जा रहा है। वह उस 
पर छतरी छगाये है। इसके पश्चात्‌ वह एक बोधिवृक्ष आंक देता है ताकि 
दृश्य पृथक रूप से पहचाना जा सके। घोड़े पर जीन पड़ी है। उसके चारों 
खुर देव गण अपने हाथों में साथे हुये हें, ताकि शब्द न हो। अद्व आगे बढ़ता 
जा रहा है। अर्घ-चित्र के एक कोने पर चरण हैं, जिनपर पद्म अंकित है। वे 
बुद्ध के चरण हैं। छंदक उनके आगे घुटने टेके, हाथ जोड़े हुये बैठा दिखाई 
देता है। दृश्य के नीचे के भाग में छंदक बुद्ध को पहुँचा कर लौट रहा है। अब 
तने कंथक पर जीन हैं और न छत्र ही। छंदक पीछे मुडकर देख रहा है मानो 
यह अपनी अमूल्य निधि खोकर वापस लोट रहा हो। वह अत्यंत दुखी जात 
पडता है। पीठ पर कपड़ों की एक गठरी रूदी है, जिसे शायद सिद्धार्थ छोड 
गये हैं। पीछे-पीछे देव गण भी आ रहे है । 

पर्व दिशा के तोरण पर ही एक अन्य अर्थ चित्र है। यह भी सांची की 
कला के श्रेष्ठठम उदाहरणों में से एक माना जाता है। दृश्य के बीच में विशाल 
बोधिवृक्ष आंक दिया गया है जिससे चित्र दो समान भागों में बंद गया है। बायें 
भाग में महाराज अशोक अपनी सम्राज्ञी और पुत्र के साथ बोधि-वृक्ष की पूजा 
करने आये हैं। उनके साथ वादकों का एक दल भी है। 

परिचमी तोरण पर भगवान बुद्ध की “अस्थियों के लिए युद्ध का दृश्य है। 
राजा कछोमग अपने हाथी और घोड़े सजाकर युद्ध करने जा रहे हें। एक ओर नगर 
का दृश्य है । 

प्राचीन शिल्प के गवाक्ष से हम तत्कालीन समाज की झांकी देख सकते हैं। 
उन दिनों छोगों का रहन-सहन ओर पहनावा कैसा था? वे कैसे मकानों में 
रहते थे? राजाओं की घोमा-यात्राओं,, युद्धों, राज-प्रासादों और किसानों की 
झोंपडियों, सब के दुश्य हमें सांची के इन अरधे-चित्रों में दिखाई देते हैं । वेसन्तर 
जातक के दुृष्म में राजा अपने पुत्र का हाथ पकड़े हुये जा रहे हेँ। रानी की 


धरे. 


गोद में उनकी पुत्री है। रास्ते में गांव के छोग उनका अभिवादन कर रहे हैँ । वे 
हाथ जोड़े हुये खड़े हेँ। उनके वस्त्र और पगडियाँ सादा हैँ। उनके दारीर पर 
आभूषग भी नहीं हैं। किसान स्त्रियाँ अपने बच्चों को लिए प्लोपहियों के 
बाहर बैठी हैं और किसान अपने खेतों की ओर जा रहे हैं। लोक-जीवन का 
सीधा-सादा चित्र है। वेप्तन्तर जातक के ही एक अर्ध-चित्र में नगर के भवन 
दिखाई दे रहे हें। उनके गवाक्षों में स्त्री और पुरुष बैठे हुये हैं। उन दिलों 
तीन-चार मंजिल तक के घर बनाये जाते थे, यहू राजा प्रसेनजित को क्षोभा-यात्रा 
के दृश्य से मालम होता है। इस दृश्य से नगरी के भवनों के स्थापत्य का अच्छा- 
खासा परिचय मिलता है। नगर के चारों ओर एक साई खोद दी जाती थी 
ओर जब छात्र-सेना उस पर आक्रमण करतो तो उसे पानी से भर दिया जाता 
था। दक्षिण कीं ओर के तोरण पर दात्र-राजा की चतुरंगिनी सेता के युद्धों का 
दृश्य है। नगर के मकान दुमंजिले और तिमंजिले हें। उनके बाहुर साई खुदी हुई 
है, जिसमें कमल खिले हैं। भारत के शिल्पियों को कमल इतना प्रिय था कि 
वे उसके बिना जल-राशि या सरोवर की कल्पना ही ने कर सकते थे। इन्हें एक 
प्रतीक ओर अत्यधिक प्रिय था, वह था हाथी। गज और कमल,-उनसे परिपूरित 
सरोवर उसे और भी प्रिय था। छंदत जातक की चर्चा हम आगे करेंगे। 
. दक्षिण तोरण के एक अधे-चित्र में सरोवर में कमल खिले हैं। कमलों के बन में 
हाथी है। वहु अत्यधिक प्रसन्न जान पडता है। हाथी पश्र राज-पुरष बेठा है। 
उसके हाथ में अंकुश है। कहीं बेठे हुये हाथियों पर ध्वजा लिये हुमे राज-पुरुष 
दिखाई देते हैं। दोनों हाथी घुटने टेके हुये बैठे हें। एक की पीठ दूसरी के पीठ 
को छिपाये है। केवल मुह दिखाई देते हैं। सांची में बैलों की जोड़ी भी इसी 
प्रकार की बेठी हुई दिल्लाई देती है। पशुओं क्षो पूछे रस्सी से बंधी हुई दिलाई देती 
हैं। घोड़ों के सिर पर करूगी है। कहीं विशालकाय हाथियों को सजाया 
गया है। उत्तके ऊपर पड़े हुये कपड़े में धंटियाँ लटक रही हैं। कहीं-कहीं 
हाथियों पर अंकुश लेकर बेठे हुये महावत दिखाई देते हैं। हाथियों के ऊपर होदा 
रक्‍सा जाता था। 
सांची के शिल्प सें हाथी के अतिरिक्त अदव और मारहूसिंगे भी दिलाई 
देते हें। उनपर राजा छोग शवार हैं। एक पर राजा और उसकी रानी है। 
अदवों के मुख मी हाथियों की भांति ही झलय-अकृण दिल्या में हैं। एक के अगके 
..भास ने छूखरे के पिछके भाग को ढक छिया है। इस प्रकार दोनों पशुओं का पेड 
एक.ही सस्‍्वाव घेरता है। केवछ मुह दिखाई देते हैं। अप्यों पर राजा गौर 
' खुनी हेँठे हूँ वे मुडकर एक दूसरे की बोर देख रहे हें। राजा के सिर पर 


पद 


पगड़ी है और गले में पांच छे लड़ की मोटी माला है, जिसमें ठप्पे भी हें। रानी 
के गले में छोटे-बड़े व तरतीब से पोहे हुये मोतियों की माछायें हें। वह सिर 
पर दुपट्टा ओढ़ है जो टोपी जैसा प्रतीत हो रहा है। दोनों अपने-अपने घोड़ों 
की राशें थामे हेँ। घोड़े पैर मोड़े हुये बैठे हें। इससे पाषाण-चित्र में एक 
सौष्ठव आ गया है। अश्वों के सिर पर बालोंदार कलगी है। वैसी ही जैसी 
हम आज भी तांगेंवालों के घोड़ों के सिर पर देखते हें। यह सज्जा दो हजार 
वर्ष पुरानी होगी, इसकी तो हम कभी कल्पना भी न कर सकते थे । 


हाथी ओर अश्वों के अतिरिक्त राजा लोग रथों पर सवारी किया करते 
थे। सांची के शिल्प से पता चलता है कि यहु रथ खुले हुये रहते थे। इनमें 
घोड़े जुते रहते थे । इनमें केवल दो ही व्यक्तियों के बैठने का स्थान रहता था । 
यह रथ विशेष-रूप से यूद्धों में काम आते थे । उन दिलों गाड़ियों का भी प्रचरूत 
था। यह गाड़ियाँ ऊपर से बन्द रहती थीं। दक्षिण तोरण के खम्भे पर एक 
ऐसी ही बंलगाड़ी दिखाई देती है। इसमें तीन-चार पुरुष बँठे हें। आगे-आगे 
एक कुत्ता चलता जा रहा है। गांव का यह दृश्य आँखों के आगे देहात का 
वातावरण खडा कर देता है । 


सांची के शिल्पी को पक्षियों में मयूर अधिक प्रिय है। फूलों से रूदे हुये सुन्दर 
वक्ष मयूरों के जोड़े और उनकी पाए्वें-भूमि में प्रेम-मग्त सिथुन ! पक्षियों के भावों 
के अंकन के लिये मानव की पाइवें-मूमि ! कलाकार की कैसी विचित्र कल्पना है? 


सांची के इस शिल्प में यद्यपि भगवान बुद्ध की जीवन-गाथा तथा जातक- 
कथामों को आंका गया है फिर भी इसे घामिक कला की संज्ञा नहीं दी जा 
सकती । इसके पीछे छोक-कला की परम्परा है। इसका उद्देश्य धर्म का साधना- 
पक्ष वहीं वरन जीते-जागते समाज को प्रतिबिम्बित करना है। प्रश्न उठता है 
कि इस कला की पूर्व-परम्परा कौत सी है? राय क्ृष्णदास जी का अनुमान 
है कि, इसे अपनी पूर्वे-परम्परा हाथी दांत पर की जाने वाली खुदाई से मिलती । 
विदिशा के कारीगर इस कार्य में बड़े कुशल थे | किन्तु हाथी दांत की कारीगरी 
और पाषाण पद अधें-चित्र उभारनें की कला के बीच में कोई न कोई सीढ़ी 
होनी दी चाहिए। सांची के इन तोरणों में से दक्षिणी ओर का तोरण सबसे 
पहले बनाया गया है । सब तोरणों के आंकने में लगभग २५-३० वर्ष लगे होंगे । 
वे एक ही समय में नहीं बनाये गये । 


सांची के स्त्री-पुरुषों के मुख पर चितन ओर आध्यात्मिकता की छाया 
नहीं दिखाई देती वरन्‌ एक सीधा-सादापत झलऊकता है। साथ ही वे आनश्दित 


प्ू 











ताज 


है 





इन्द्र और ब्रह्मा संखसा अथवा सांकाश्य के बुद्धावतरण के दृश्य में दिखाई 
देते हैं। भारहुत और सांची के बहुत से विषय समान है विशेष रूप से छंदत 
जातक, महाकपि जातक, जेंतवत दान आदि । ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कथायें 
लोक में अधिक प्रचलित थीं, शिल्पी अंकन के लिये उन्हीं को ले लिया करते थे । 


सांची के यक्ष पुरुषों जेसे ही हें। वे राजाओं जैसे वस्त्र और अलंकार 
पहने दिखाई देते हैं । पूर्व की ओर के द्वार पर घृतराष्ट्र नामक गन्धर्व है। गन्धर्वे 
के गले में करघनी जैसी मोटी लड है, जिसमें गूरियें और जंजीरें हें। बीच में 
चौकोर ठप्पे हैं। उसके हाथ में भी तीन-तीन उमठे हुये कड़े और दो-दो 
ग्रिये हें। वह एक हाथ में कमर लिये है और दूसरे हाथ से कमर बन्द को 
पकड़े है । | 

सांची की यक्षणियाँ अनन्य रूपवती हैँ ॥ वे आम की डालों को इस प्रकार 
पकड़े हुये दिखाई देती हूँ जेसे मायादेवी साल वृक्ष को पकंड कर उस समय 
खड़ी हुई थीं, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। 

सांची में वागों के भी अनेक दृश्य हें। एक दृश्य में नाग फूल-मालायें 
आदि लिए, पूजा के लिये तालाब में से निकलकर आ रहे हैं। एक अन्य 
दृश्य में नाग राजा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बेंठे हें। निकट ही उनकी रानियाँ भी 
बैठी हैं । नतेकियाँ नाच रही हैं । 


सांची के छिल्प में मोटे पेटबाले बौने भी दिखाई देते हैं कहीं उनके मुख 
से कमर की बेलें निकलती दिखाई देती हैं, कहीं वे बड़ेरियों का बोझ्न लादे 
खड़े दिल्लाई देते हूँ । सांची का शिल्प लोक-जीवन की अनूठी झांकी है। 


भारहत 


विध्य-प्रदेश में सतना के निकट एक रियासत नागौर थी, उसी के निकट 
,मारहुत नामक गांव में एक प्राचीन स्तूप था। स्तूप तो हमारी उपेक्षा वृत्ति ने 
न जाने कब नष्ट कर दिया किन्तु उसकी वेदिका और सोरण के भाग सन १८६३ 
में मेजर जनरल कनिघम ने कलकत्ता संग्रहालय में मिजया दिये। इनके स्तम्म, 
सूची ओर बड़ेरियों पर जो शिल्प अंकित है उसी से हमें उस युग की शुंग 
कालीन कला का पता चलता हैं। वहू लोक-मानस को हमारे आगे ण्यों का ध्यों 
रख दंती है। 
यह स्तूप चुनार के छाल पत्थर का बना था। कनिषम महोदय के अनुसार 
खुदाई के समय इसका व्यास ६८ फीट था। इसके चारों थोर मी तोरण भे, 
जिनका शिल्प उन्हें खुदाई में प्राप्त हुआ था। कुछ अंदर इधर-उधर के गांव-वासे 
उठा ले गये थे ओर उन्होंने अपने मकानों में पत्थरों की सरहु कूगवा लिये थे । 
'कुछ घोबी लोग अपने घाटों पर उठा के गये थे मौर उन पर कपड़े धोने रंगे थे । 
यह समस्त प्रस्तर-खंड एकत्रित कराकर कलकत्ता संग्रहाक॒म को सौंप दिये गये । 
इसके पश्चात्‌ कुछ अन्य खंड भी मिले जिन्हें मारत-कलछा-भवभ काशी और 
इलाहाबाद के संग्रद्मालूय में रक्त दिया गया है | 
. इन अधचित्रों के, यो स्तम्भों और बड़ेरियों पर शोद कर बताये गये, 
विषय अनेक हैं। उनमें यक्ष और यक्षिणियाँ हैँ, माग हैं, कुछ भगवान बुद्ध के 
पूर्व-जन्म की जातक कथायें हे और कुछ अर्ध-चित्रों को उसके जीवन की 
ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित कहा जा सकता है। यह समस्त छोक-कछा 
है जो न केवछ भारहूत में बरत्‌ इस भू-संड में जगहु-अगह पतरप रही यी। 
मारहुत में हमें नागों के अधे-चित्र दिखाई देते हैँ। यह दोनों प्रकार से 
अंकित किये गये हैं। कहीं अपने मूल ताग के रुप में और कहीं मनुष्य 
कै रूप में, जिनके सिर पर उनका प्रतीक साग-फस रहुता है। इसमें 
: कंशदंज चकवाक का एक आदमकव अर्ध-वत्र है। वे राजाओं जैसे ही 


रॉ ् 


पहले है। उनके ये में साछायें हैं! और कामों में हुंढक । श्षिल्पी ने 


पक 
बब यंस्ख्‌ है ि 


४8८ 


उनकी प्रतिमा में इतना सौष्ठव और छालित्य भर दिया है कि वह मूर्ति उस 
प्रारस्मिक का की मालूम ही नहीं होती । ऐसा लगता है कि कोई देव-पुत्र भू 
पर॒ उतर आया है। उसके सिर के ऊपर से फन से उनकी आकृति में कोई 
भयावहता नहीं भआईं। एक अन्य चित्र में एक नाग राज, नागिनियों के साथ 
दिखाई देता है। नागनियों के सिर पर भी उनका प्रतीक नाग-फन दिखाई देता 
है। उनमें से एक की कमर का निचला भाग सर्पों जैसा है। नागों के और कई 
चित्रण भारहुत में किये गये हैं । 


भारहुत के एक अर्धे-चित्र में एक दुमंजिले भवन में, छत पर कुछ स्त्रियाँ 
नाचती हुईं दिखाई देती हें। यह अप्सरायें हें। इनके तीचे इसके नाम भी 
अंकित हैं जिनसे मालूम द्वोता है कि यह स्वर्ग की, राजा इन्द्र की सभा की 
नतेकियाँ हैं। इनके नाम सुमद्रा, सुदर्शना, मिश्रकेशी और अलम्बुषा हैं। सांची 
में भी राजा इंद्र की सभा का एक दृश्य आंका गया है, जिसमें राज पुरुष बेठे 
हैं ओर एक अप्सरा नृत्य कर रही है। बोद्ध-धर्मं में नृत्य-गान का कोई स्थान 
नहीं है किन्तु भारहुत या सांची का शिल्प लोक-जीवन से अधिक अनुप्राणित 
हुआ है। जीवन के सभी पहलुओं का स्पर्श करते समय उसमें नृत्य या गान को 
बद्टिष्कृत नहीं कर दिया। यह तो तत्कालीन समाज का एक दर्पण है। जिस 
भवन की छत पर नृत्य चल रहा है, उसकी छत को कुछ बोने अपने दोनों हाथों 
से साधे हुये हैं। बौनों की छठा देखने ही योग्य है। वे घुटनों तक की धोती 
पहने हुये हैं। सिर प्र लट्टदार पगड़ी है। इनमें से चार अप्परायें नाच रही 
हैँ। उनके साथ एक बारूक भी नाच रहा है। स्त्रियों के हाथ चूडियों से भरें 
हुये हैं। अप्सरायें कान पर हाथ रखकर अलाप छे रही हैं। उनके गले में 
चौलड़ी मारायें हैँ। कुछ स्त्रियाँ नीचे बैठी हूँ। उनके सिर पर भी पग्रडियों 
जैसा दुपट्टा है इन से मालम होता है कि शुंग काल में स्त्री या पुरुष किसी का 
सिर खुला हुआ नहीं रहता था। उन दिलों स्त्रियाँ ऊपर का भाग बहुधा 
अनाव॒त ही रखती थीं। उनकी साड़ी कमर बन्द से बंधी रहती थी। वह घुटनों 
तक ही रहती थी। वे सिर पर दुपट्टा ओढती थीं जो बालों को ढके रहता था। 


भारहुत के अर्ध-चित्रों में कुछ ऐसे चित्र भी हें जिनके विषय ऐतिहा- 
स्िक कहे जा सकते हैं। इसमें महाराज प्रसेनजित भौर अजातश्मत्र के भगवान 
अुछ के पास जाने की घटनायें प्रस्तरांकित हें। महाराज प्रसेनजित अपने 
मंत्रियों और सेवकों के साथ एक रथ पर बैठ कर, जिसमें चार घोड़े जुते हैं, 
मिलने जा रहे हैं। सांची में भरी हमें राजाओं के स्थ में चार घोड़े जुते हुये 
दिल्लाई देते हैं। महाराज अजात शत्रु एक सजे हुये हाथी पर बुद्ध के दर्शन करने 
जा रहे हैं। यह विषम भी सांची की शिल्प कृतियों में दृहराये गये हें । 


७) न 


भारहुत के शिल्प के सबसे उत्कृष्ट खित्र हैं माया देवी का स्वप्न और 
जेतवन का दान | 


माया देवी के स्वप्न में वे शांत माव से सो रही हैं। रात का समय है । 
यह दिखाने के लिये ही शिल्पी ने कोने में जलता दीपक अंकित कर दिया है। 
दासियाँ भी ऊंघने लगी हैं । पलंग के पीछे की ओर एक देव-पुरुष खडा दिखाई 
देता है। एक अत्यंत सुन्दर हाथी आकाश पथ से उनकी मोर दौडता हुआ आा 
रहा है। माया देवी ने स्वप्त देखा था कि एक हाथी आकर उनकी कक्ष में 
समा गया है। अर्ध-चित्र एक वातावरण की सुष्टि करने में समर्थ है । 


जेतवत दान की कथा भी भारहुत के शिल्पियों ने बड़ी सफरूता के साथ 
आंकी है। इसमें अनाथ-पिंडक ने राजकुमार जेत से उतनी स्वर्ण-मुद्राओं के 
मूल्य पर भूमि ली थी जितनी उस पर बिछ जावें। श्रद्धावान अनाथ पिडक को 
यह भूमि विहार के लिये बुद्ध को अपित करनी थी। इस अर्घ-चित्र में मुहरें 
गाड़ियों में से उड़ेछ कर जमीन पर बिछाई जा रही है । राजकुमार जेत खड़े है 
और अनाथ पिंडक भी हाथ में गडुआ लिए सड़े है । 
जातकों में छंदत जातक दिल्पियों को विशेष प्रिय रहा है। उन्होंने सांची 
ओर अजंता में भी इसे दोहराया है। भारहुत के चित्रों में अनेक जातक दिखाई 
देते हैं। उनमें दशरथ जातक, ऋषि ऋंग जातक, महाकपि जातक, मग जातक 
आदि हैं। दशरथ जातक में राम भरत को अपनी चरण-पादुकायें देते हुये दिखाई 
देते हें। दशरथ जातक की कथा रामायण के कथानक कुछ मिन्न है। उसमें 
दशरथ वाराणसी के राजा हैँ जौर राम और लक्ष्मण दो पुत्रों के अतिरिक्त उनके 
सीता नाम की पुत्री भी है। इसमें राम, रावण का युद्ध नहीं होता पर राम छ: वर्ष 
का वतत-वास अवश्य करते हैँ । राम-कथा का यहू रूप हमें आहदचयें में डारू 
देता है । 
चन्द्र किघ्चर की कथा, हम सांची में भी देखते हैं, जिसमें वाराणसी का 
राजा उसको पत्नी पर मुख होकर किन्नर को सार हारूता है और किन्नर को 
इन्द्र की कृपा से पुन: प्राण-दान मिलता है। सांची में ऋषि ऋंग जातक भी 
प्रस्तरांकित हैं! किन्तु भारहुत का शिल्प-अंकत बढा ही विवित्र है। ऋषि 
तहंग एक तथस्वी के साथया-अऋरष्ट हो जाने की कथा है। अर्ध-चित्र के कोने पर 
एक छोटी स्री झोपड़ी है जिसके आगे एक ककडी पर दो छींके छटक रहे हैं । 
छोीफों पर दो भटठकियाँ रक्‍्खी हैं। एक ऋषि प्रज्यल्तित अन्नि में आहुतियाँ ढाल 
रहा हैं। अध्िि-पूंजा के दृदध बौद्ध थिल्प में अन्यत्र नहीं पाये गये। बौद्ध 
कब मे एक कंदा जाही है जिसमें भग्ति की निल्दा की गई हैं कि वह स्वर्ग 
बपनी हीं सकाकरने में जद कै।ूपरों की का कैसे करेगा?“ 


हर शक 
>> मर $ 
फय का 
दा अ ध 
हे न र्ज 
हक पर 


भिह॥क 


१ ाकारज 
0 





जेतवन दान - भारहुत 





हे है. है 08 जाला जाई 





कक :म+ की व आलम आर: ऑफ पिन मरा काया दा 





0 52200/222240 0४००७ 8 








इस दृदय में एक ओर विशेषता है, ऋषि के जटा-जूट और दाढ़ी, मूछें हैं 

इसका पहनावा भी कुछ विचित्र है। यह दो घाघरे पहने हुये है, जो एक 
कमर से और दूसरा छाती के ऊपर से बंधा है। दूसरे कोने में भी एक ऋषि 
है। उसकी केवल कमर में घाघरा है। एक आक्ृति जो टूट गयी है, भूमि पर 
पड़े हुये एक नग्न बालक को उठा रही है। सम्भव है कि किसी हिन्दू तपस्वी 
को वन में यज्ञ करते हुये देखकर कलाकार के मानस पर वह दृश्य उतर गया. 
हो ओर जब ऋषि की कथा का प्रसंग आया हो उसने वही चित्र शिल्प में” 
उतार दिया हो | 


छदंत जातक में बोधिसत्व ने एक बार हिमालय की तलहटी में हाथियों के 
राजा के यहाँ जन्म लिया । उस समय उनके छः दांत थे। बड़े होकर उन्होंने 
राज्य भार संभाला । उस समय उनके दो रानियाँ थी, महाभद्रा ओर चल्लभद्रा । 
छोटी रानी को यह भ्रम हो गया कि छदंत मेरी अपेक्षा छोटी रानी को अधिक 
स्नेह की दुष्टि से देखता है। वह मन ही मन कुढने लगी और मर गई । उसने 
बनारस के राजा के यहाँ जन्म लिया और अपने पिता से कहकर सोनन्‍्तर शिकारी 
को भेजा कि बहू छदंत के दांत ले आवे। छठदंत तो प्रज्ञावान थे। उन्होंने सारा 
रहस्य जान लिया और अपने हाथ से दांत उसाडकर उसे दे दिया किन्तु वे पीडा 
- के कारण जीवित न रह सके । उन्होंने प्राण दे दिये । राजा की पुत्री के पास जब 
सोनन्तर पहुँचा और उसे यहू समाचार सुनाया गया तो उसका भी प्राणान्त हो' 
गया । यह जातक भारहुत और सांची में आंका गया है । 


मद्ठाकपि जातक की कथा बड़ी मनोरंजक है। एक बार बोधिसत्व ने 
बानरों के राजा के य॑हाँ जन्म लिया। वे हिमालय की तलहटी में राज्य करने 
छगे। उनके राज्य में गंगा के तट पर एक आम का पेड था जिसके फल मीठे 
होते थे। एक बार उसका एक फल गंगा की धारा में जा गिरा। वह बहते- 
बहुते बनारस पहुँचा । सोने के रंग का वह आम राजा के पास पहुँचाया गया।' 
राजा को वहू आम बहुत पसन्द आया और वह स्वयं अपने सेवकों ओर श्षिकारियों 
को लेकर आम के पेड की खोज में चछ दिया। उसने पेड पर वानर दल देखा' 
तो बहुत ऋुद्ध हुआ और आज्ञा दी कि इन सब को मार डाला जाय। रात घिर 
आई थी। बोधिपत्व ने जब यह सुना कि सबेरे राजा के सिपाही इन वानरों को 
मार डालेंगे तो उसने रात में ही उन्हें नदी के उस पार पहुँचा देने का निश्चय 
कर लिया। बीच में नंदी की घारा थी। बोधिसत्व ते स्वयं अपने शरीर के 
: ऊपर से सब बन्दरों को तदी के पार पहुँचा दिया। वाराणसी का राजा यहू 
समर दुदयं देख रहा था । उसे यह देखकर बडा आइचयें हुआ। उसने बोघिसत्व 


४६3 


को नीचे बुलाकर उनसे धर्म के उपदेश सुने और वापस लौट गया। भारहुत के 
'एक अर्ध-चित्र में एक राजा वृक्ष के नीचे चोकी पर बैठा है और दूसरी पर 
बोधिसत्व बेठे हें। ऊपर के दृश्य में एक बानर दो वक्षों के बीच में लेटा हुआ 
सा दिखाई देता है, वे स्वयं बोधिसत्व हैँं। सांची में भी एक ही अधे-चित्र में 
'कई दृश्य हैं। बीच में नदी की धारा है, जिसमें जल की लहरियाँ दिखाई गई 
हैं। नदी की धारा में मछलियाँ तैर रही हैं। एक ओर राजा घोड़े पर खडा 
हैं। उसके पास ही वादक ओर सैनिक हैं। ऊपर वट-वक्ष के नीचे महाकपि 
राजा को धर्मोपदेश दे रहे हें। एक ओर एक सैनिक छिपा हुआ है। वह उस 
कपि को मारने के लिये तरकश्न ताने है जो कृदकर नदी की धारा को पार करता 
चाहता है। दूसरी ओर के वृक्ष पर भी कपषि दिखाई दे रहा है। उस ओर 
वृक्ष है जिसके नीचे हिरन बेठे हैं। भारहुत पर इस प्रकार के पत्थर पर काटे 
हुये चित्रों की संख्या काफी है। कुछ ऐसे अर्ध-चित्र है जिसके विषय में यहू तय 
नहीं हो पाता कि यह किस जातक के अंश हैँ? भारहुत की इस लोक-कला में 
उस युग का समाज अपने दर्शन दे रहा है। कहीं अध्यापक बारूकों को पढ़ा 
रहे हैं, कहीं मछूये जाल बुन रहे हें। एक जातक में हिरन के बंधन उसका मित्र 
कछुआ काट रहा है। यह कथा हितोपदेश में भी आती है । 

कुछ दृश्य हास्य के हेँ। कुछ बन्दर एक हाथी पर बैठे हुये जा रहे हैं। _ 
उनके आगे एक बन्दर बाजा बजाता हुआ जा रहा है। एक अन्य दृष्य में ग्वाछा 
दही की मठकी लिये जा रहा है ओर एक बन्दर हाथ डालकर उसमें से दही 
निकाल रहा है। एक अधे-चित्र में एक विशाल काय मनष्य चौकी पर बैठा है 
ओर बन्दर उसके दांत में रस्सा बांध कर उसे खींच रहे हैं। भरा इन दृष्यों से 
आध्यात्मिकता का क्‍या नाता ? 

भारहुत के शिल्पी ने कमझ के विभिन्न प्रकार के अंकत में अपनी मौछिक 
सृजन-क्षकति व कल्पना प्रदक्षित की है । 

कमल का इतने प्रकार का इतना सफल अंकन किसी कछा की किसी हैली 
में अब तक नहीं हुआ । इसे कला-सभीक्षक श्री फर्मुसन ने भी अपने भारतीय 
और पूर्वीय स्थापत्य के इतिहास में मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। यहु छोक- 
कला जिसकी छटा हमें भारहुत में दिखाई देती है, दूर-दूर तक फैली हुई थी । 

जैसा कि हस कह चुके हैं, भारहुत के इस प्रारम्भिक बौद्ध-छिल्प में, शिल्प. 
: आर भगवान बुद्ध की प्रतिमा तो आंकते ही न थे, पद उनके प्रतीकों की उपासना 
ब्रवेंक्र स्थानों पर दिल्लाई देती है। भारहुत के एक स्तम्भ पर अजात झत्रु की 
पुद्ध हुआ का दृश्य क्का गया है।, दे अपनी राचियों के साथ हाथी पर बाते 


* ञ 
2 बा श्र + 
* हु 
्त 30 है कै 
से खिकाणीं की जा, ५ जतकट५ जे 


हैं । फिर उसी फलक में वे हाथी पर से उतरते हुए भी दिखाई देते हें। ऊपर की 
ओर एक कोने में आसन है, जिसपर फूलों और बेलों का अलंकरण है। आसन 
के नीचे शिला-पट्ट पर भगवान बुद्ध के दोनों चरण आंके गये हैं। उनके बीच में 
चक्र है। अजातहत्रु विनत भाव से दोनों हाथ जोड़े हुये बैठे हें। बद्धासन केः 
ऊपर छत्र तना है, जिसमें पंचलड़ी मालायें झूल रही है । 

भारहुत के ही एक अन्य अधें-चित्र में हाथी अपनी हथिनियों और बच्चों 
को लेकर बुद्ध की पूजा करने आये हैं। उनमें से कुछ घुटने टेककर बैठे दिखाई 
देते हें। आसन पर फूल पड़े हें। आसन से सटा हुआ बोधि-वक्ष है। उसके 
निकट ही एक भिक्षु हाथ जोड़े हुये खडा है व एक नागरिक है। कहीं चक्र की 
पूजा होती हुई दिखाई देती है । 

सांची में भी भगवान के प्रतीकों की उपासना अनेक स्थलों पर दिखाई 
देती है। महानिष्क्रमण के दृश्य में छदंक भगवान बुद्ध के चरणों की पूजा करता 
दिखाई देता है। “रामग्राम में अशोक की यात्रा की चर्चा हम सांची के प्रकरण 
में ही कर चुके हैं। इन प्रतीकों पर सदेव छत्र तना रहता है जो सम्मान का 
सूचक है । दक्षिण दिशा वाले तोरण पर आठ मृग और चार छोकपाल अपनी 
पत्नियों के साथ बोधिवृक्ष की उपासना कद रहे हें। चक्र में बत्तीस भरे है । 
चक्र के ऊपर छतरी तनी है । 

स्‍्तपों की हमिकाओं और बुद्धों की सम्बोधि के प्रतीक; वृक्षों के ऊपर भी 
यह छतरी तनी हुई दिखाई देती है । उनमें मालायें लटकती रहती हें। दक्षिण 
तोरण के ही परिनिर्वाण के स्तूप पर हमिका को अनेक छतरियों और फूल- 
मालाओं से सजा दिया है। छत्र सम्मान का द्योतक है अतः जिसे शिल्पकार 
अधिक आंदर देना चाहता है, उस पर अधिक छतरियाँ रख देता है। दक्षिण 
तोरण पर ही मनीषी बुद्धों के प्रतीक, स्तृप पर, जो सम्भवतः शाक्यमुनि 
का है, पांच छतरियाँ तनी हैं। शेष स्तूपों पर एक-एक छतरी है।._ 

भारहुत ओर सांची के प्रारम्भिक बोद्ध-श्षिल्प में बुद्ध पूजा का यही स्वरूप 
दृष्टिगोचर होता है । 

भारहुत के शिल्प से हमें शुंग युग के लोगों के रहन-सहन ओर पहनावे 
का पता चरूता है । क्‍ 

पुरुष घोती पहना करते थे किन्तु उसका पहनावा कुछ भिन्न था। वे एक 
छोर कमर में छपेट छेते थे और लांग पीछे खींच केते ।* धोती के ऊपर कमी- 


१. डा. मौतीचेल भौरतीय वेशभूषा पृष्ठ ६१३ 
. हैं$ 


कमी पटका भी बंधा रहता था, जिसके दोनों छोद नीचे लटकते रहते थे। वे 
उत्तरीय डालते थे । यह दुपट्टा कमी बांयें कन्धे पर पडा रहता था और कमी 
गदत में रहता था। उनके दोनों छोर छूटकते रहते थे । उसके अतिरिक्त शरीर 
का ऊपरी भाग खला रहता था। 

शंग काल में स्त्री अथवा पुरुष कोई भी नंगे घिर नहीं रहता था। पुरुष 
कामदार पगडियाँ बांधा करते थे। सिर के बालों का जूड़ा बनाकर सिर पर 
पगड़ी बांध दी जाती थी। इस प्रकार उसमें सामने की ओर एक लट्टू निकरू 
आता था। इन साफों और पगडियों में झालरें मी टंकी रहती थीं। यह 
प्‌गडियाँ भिन्न-भिन्न ढंग से बांघी जाती थीं। कभी इनमें आमूषण और 
पृष्पालंकार भी रहते थे।* 

पुरुष गहने भी पहनते थे। उनके कानों में गोल मुंडल रहूते थे। गले 
में कंठे और चार-पांच लड़ की मालायें रहती थीं। द्वाथों में मी अलंकार रहते 
थे। नीचे के भाग में साड़ी पहुना करती थीं। जिस पर एक पटका बंधा रहता 
था। डा. मोतीचन्द जी ने यक्षिणी चन्दा की वेश-भूषा का जो विवरण दिया है, 
उससे उस युग की नारी का चित्र सामने खिंच जाता है । 


“चंदा की वेश-भूषा से शृंग युग की एक सम्श्नान्त तारी की वेदमूषा का 
चता चलता है। उसकी घोती कमर तक पहुंचती है। उसपर खरबुजिया मनकों 
ओर चोखूटी तस्तियों से बनी एक सतलड़ी करधनी है। कमर बन्द फुल्लों 
और पंजकों से सजा है और इसके किनारों पर वाने दार बेल बसी है। पटका 
लहूरियादार है। उसके शरीर का ऊपरी भाग मनावृत है पर दाहिने स्तन के 
नीचे की घारियाँ शायद पतले चादर की सद्योतक हैं। बायें कंधे से मोती की 
बढ़ी छाती पर जनेऊ की तरह पड़ी है। गछे में छछड़ी तोक है। जिसकी 
पहुली, छड में पन्न, अंकुश शोर श्री वत्स के क्षाकार के टिकरे हूँ । दूसरी लड़ 
गीर मनकों की है, और छड़ें गोछ गौर रूम्बोतरे मनकों से बनी है। गले में 
स्तनों के बीच छूटकती हुई टिकरेदार मोहन-माछा है। कानों में वष्र कुंडक 
(घुमाव दार) हूँ और मांग में सीस मांग । सिर एक झीसी ओढनी से, जिसके 
दोनों पल्छे एक दूसरे को पार करते, हैँ, ढका है। ” 

भारहुत की अपेक्षा सांची का शिल्प अधिक विकसित है किन्तु सांची के 
प्रथम स्तूप का निर्माण अद्योक के समय में हुआ, इसीकचिए उसकी चर्चा भारहुत 


हा के की कननननननकनी नतिला+तम+क खनन दिल न+न+३०9०«प++++ मम ">>--> ० नननन-क॑ नमन मील इन न भ>-+बन+-आ«- ओम नफित-नन+क- लेक + कर 





92%: सारहुत के पर्थ-चित्रों का अध्ययन करके डा. मोतीचत्द जी ने छूंग काझ की इस 
फडियों के चोबीस विभिन्न प्रकार इताये हूँ देक्षियें भारतीय वेश सषा-पृष्ठ ६४ 


द्ड 
५ 
&/५38 





से पहले कर ली गईं। सांची का दूसरा स्तूप भारहुत के काल अर्थात्‌ १०० से ५० 
ईसवी पूर्व तक की रचना है। उसमें आकृतियों की उतनी सुगढ़ता और सुड़ौलता 
नहीं आ पाई है फिर भी सारे दृश्य को एक वातावरण में बांध दिया है। उसे 
विभिन्न पशुओं ओर कमर आदि की बेलों से भर दिया गया है। भारहुत में 
कमल को इतने प्रकार से आंका गया है कि विश्व के किसी कला-मन्दिर में, 
उसके इतने प्रकार नहीं दिखाई देते, जितने भारहुत में हें। प्रत्येक की रचना 
अनूठी है ओर वे एक दूसरे की अनुक्षृति नहीं जान पडते। 

कलाकार की कल्पना निशेर के सदृदय है। जब उसके सामने पथ अवरुद्ध 
दिखाई देता है तो वह सहस्न धाराओं में फूट पडती है। शिल्पी को जब स्वयं 
भगवान बुद्ध के द्वारा उनकी प्रतिमा अंकित न करने का आदेश मिला तो वह 
प्रकृति के सौन्दर्य और छोक के जीवन को आंकने लगा। भारतीय स्थापत्य में 
भी ऐसी ही स्थिति तब दिखाई देती है, जब शिल्पी को मस्जिदें बनानी पड़ती 
है शिल्पी वे ही थे जो अबतक विशाल प्रतिमायें बनाते रहे थे। धारा का रुख़ 
बदल जाता है ओर शिल्पी का ध्यान बेल-बूटों और नकाशी की ओर चला जाता 
है। उस में वह जो कमाल दिखाता है, पत्थर को मोम समझकर जो बारीक 
जालियाँ काटता है, वहु अहमदाबाद की मस्जिदों की खिडकियों में अब भी 
मौजूद है। भारहुत के शिल्पी का ध्यान लोक-जीवन के अंकन की ओर अधिक 
है । वह जातक-कथाओं को अधिक आंकता है, यद्यपि उपने 'अजात दात्रु की पूजा/ 
' साया देवी का स्वप्न भी  आंके हैं। सांची में उसका कैनवास बडा हो जातां 
है। अर्ध-चित्र का आकार भी बढ़ जाता है और उसमें अधिक आक्ृतियों का 
समावेश होने रूगता है। भारहुत की आकृतियों से, विद्येषत: जातक-कथाओं 
की पुरुष थे नारी आक्ुतियों से, घटना का चित्रण तो हो जाता है किन्तु 
आकृति के मुख पर कोई भाव नहीं आ पाते। सांची में इस दिशा में कुछ 
विकास होता दिखाई देता है। अज्लोक की रामग्राम की यात्रा में अथवा महा 
भिनिष्कमण के दृश्य में आकृतियों के मुख पर मनोभावों की एक हलकी सी छाया 
दिखाई देती है। भारहुत में कुछ हल्के-फुल्के विषय भी ले लिये गए हैं जेसे 
ब्रन्दरों की हाथी पर सवारी, राक्षस का दांत उखाडा जाता, बन्दरों का हाँडियों 
में हाथ डालकर दही निकालना आदि। सांची में इस प्रकार के दृश्य प्राप्त नहीं 
होते । उसमें या तो बुद्ध-जीवन की घटनायें हैं, या जातकों के गम्भीर अंश । 

मारहुत के अपे-चित्रों को देखने से उनमें मी कला के. स्तर दिखाई द्वेते हैं। 

जातक-कथाओं के अंकन से यक्ष-यक्षिणियों व नामराज व्वकवाको के अंकन 
की कछा अधिक विकसित है। मूर्ति पत्थर को चारों ओर से काठकर बनाई 


शी 


जाती है किन्तु अर्प-चित्र पत्थर पर एक ओर ही उभारा जाता है। शिल्पी 
उसमें जितनी गहराई ले आता है, अंग-प्रत्यंग उतना ही अधिक सौष्ठवमय व सुड़ोल 
दिखाई देने लगता है | सांची के तोरणों पर आंकी हुई कृतियों में शिल्पी ने मनष्यों 
के अंग्रों को भारहुत की अपेक्षा गहरा काटा है और उसमें गोलाई देने की चेष्टा 
की है। भारहुत के कुछ अर्ध-चित्र काठ की खुदाई जेंसे ही जान पडते हैं किन्तु 
यक्ष-यक्षिणियों की मूर्तियों आदि में काफी सजीवता आ गई है। वह सांची को 
कला के अधिक निकट जान पड़ते हें । हाथियों की पूजा, चक्र की पूजा आदि 
ऐसे ही दृश्य हें । 

सांची के शिल्पकारों ने अपने अंकन के लिए विषय तो मंगवान की जीवन- 
गाथा और जातक-कथाओं से ही लिये हैं किन्तु उसने उन्हें बड़े विशद-रूप में 
आंका है। “अस्थियों के लिए युद्ध, महाभिनिष्कमण आदि ऐसे ही दुहय हैं । 
सांची में सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर का तोरण बना, उसके ओर पूर्वीय 
अथवा उत्तरी तोरण के शिल्प के स्तर में भी अंतर है। यह उत्तरोत्तर विकसित 
होता चला गया है। यद्यपि इन तोरणों के बनने के समय में कोई विशेष अंतर 
नहीं है किन्तु उनमें कुछ नये तत्वों का भी समावेश होता गया है। दक्षिणी तोरण 
पर विदेशी प्रभाव का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता । वह उत्तरी व पूर्वीय तोरण 
पर ही परिछक्षित होता है, और पश्चिमी तोरण पर जो सबसे अंत में बना, 
और भी बढ़ा हुआ दिखाई देता है। पिह, बारह पिधे आदि के पंज्ष दिखाई 
देने लगते हैं।* वे गन्धवें भी जो बोधिद्रुम पर मालायें अपित करते हुए दिखाई 
देते हें, पंखदार हैँ ।* पूर्वीय तोरण के पीछे के भाग पर एक दृश्य आंका गया 
है। इसमें वन के समस्त पशु-पक्षी भगवान की पूजा करने के लिए बोधिव॒क्ष 
तक आये हैँ। उनमें नाग है जो अपने पांच फन फैछाये हुए बैठा है, हिरन है, 
फिट हैं, भेंसे हैं। इनमें कुछ ऐसे मेढ़े भी हैं, जिनके मुख सनष्यों जैसे है. और 
शेष शरीर पतुओं जेसा ।१ यंहू समस्त विदेशी प्रभाव ही है जो सांची की करा 
पर पड़ता हुआ दिखाई देता है, यद्यपि वह बहुत कम है और केवर उसी के 
कारण सांची की कला विदेशी तत्वों से प्रभावित नहीं कही जा सकती ! 


भारत ने अपने द्वार सदेव खुले रबखे हेँ। अत्यंत प्राचीन समय से अनेक 
देशों के साथ उसके व्यवसायिक व सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं। विचारों से लेकद 


'आाआा॥आ॥क्‍ए;0७0॥0॥0॥#0॥00॥0॥७॥एएए७0७७॥४७७७७७॥७७७७७८७४/७७४७एताशआआआा॥ आल अल बज लक] 

। ३, हैं॥6 धित७त700068 ठ हं5069, 2866 88 
६ ५ यही ए4४888 67-6६ 

7 यहीं छा 6 44-२6 


रद. 


वस्तुओं तक का आदान-प्रदान भारत व अन्य देशों के बीच में चलता रहा है । 
महाभारत कार म॑ बलख, बुखारा, ताजिकिस्तान आदि भारतवर्ष के प्रदेश थे । 
वे भारत के सम्राट को अपना चत्रवर्ती राजा मानते थे। महाभारत में राजसूय 
यज्ञ के समय धर्मराज युधिष्ठिर को अपने उपहार अपधित करने के लिए इन 
समस्त देशों के राजालोग स्वयं आये थे । 


राजसूय यज्ञ में उपायत स्वरूप कंबोज (आधुनिक ताजिक प्रजा तंत्र) से ' 
ऊनी वस्त्र, घोड़े, सुनहुछे काम किये हुये समूर और चमड़े, कार्पासिक (आधुनिक 
काफिरिस्तान) से सुन्दर दासियाँ, भरूच से गन्धार के घोड़े, सिघ के पार बलचि- 
स्तान से, जिसमें वेरामक, पारद, बंग, कितव आदि जन-समह बसते थे, बकरे 
गाय, ऊंट, खच्चर, फलों की शराब, शार और नम्दे, प्रागज्योतिष (आधनिक 
आसाम से) घोड़े, अश्मसार (संगपशव) के बने पात्र और हाथी दांत की संडों 
वाली तलवारें, दृक्ष्य (बदरुशां) एक पाद (शायद कच्छ) और ललटाक्ष 
(आधुनिक लदाख) से सुवर्ण ओर घोड़े, हुण, ओहुन (स्वात के एक प्रदेश का 
प्रचलित नाम) हारहर (हिरात) हैयवन्‌ (हिन्दू कुश) से काली गर्दनों वाले खच्चर, 
चीन और वाल्हीक (आधुनिक वल्ख) से ठीक नाप के ख़शरंग और मुलायम 
कपड़े, ऊनी वस्त्र, रंकु (पामीर) के बने पदमीने, नमदे (कुद्रोकृत) मेमनों की 
सालें, सीमाप्रांत (अपरांत) से अच्छे शस्त्र, पूर्व भारत से बहुमूल्य आसन, 
यान, सुवर्ण रत्न तथा हाथी दांत के काम वाली शब्यायें, नाराच और अर्ध-नाराच 
नाम के वाण, जरफशानदी (शोतादा) के प्रदेशों से पिपीलक स्वर्ण, हिमालय की. 
पूर्वी ढाल तथा वारिष (वारीसाल) के किरात देश से कपड़े, रत्न, सुवर्ण, चंदन 
ओर अगर ओर कालीर, वंग कर्लिंग, ताज लिपि तथा पुन्ड् से दुकर, कौशिक, 
पत्रोर्ण और प्रावार (चादर) तथा सिहर से घोती, समुद्रसार, वेडये, झंख - 
ओर हाथी के रंगीन झूल आये । १ ” 


,यह वस्तुयें राजसूय यज्ञ के अतिरिक्त भी उन देशों से भारत में भाती 
होगीं। भारत की कुछ वस्तुयें भी जाती रही हूँ। तुर्की के लेम्पेस्कास नामक 
स्थान से एक तश्तरी प्राप्त हुई है।* जिसमें भारत माता एक स्त्री के रूप में 
आंकी गई हूँ और वे वस्तुयें दिखाई गई हूँ जो भारत से उप दिनों विदेशों को 
भेजी जाती थीं। भारत माता सिर पर गन्धमुकुट पहने हुये हें और इसमें ईस की 
दो पोरें खुरसी हुई हैं। उतका शरीर एक मलमली साड़ी से आवृत है। जिस 





. ! 


« भारतीय कछा और साहित्य में जन्म भूमि की कल्पना, ढा, मोती चन्द, नया साहित्य ५ 


३. वही 


दफा 


तिपाही परवे बैठी हैं, उसके पाये हाथी दांत के बने हुये हैं तश्तरी के 
दाहिनी ओर चितकबरा मुर्या और एक शिकारी कुत्ता है। बाईं ओर एक सुग्गा 
और लंगूर है। चित्र के सामने की जमीन में दो शिकारी कुत्ते अपने रक्षकों 
के साथ हूँ । 

“परत माता के उपरोक्त चित्र से वह पता चल जाता है कि ईसा की प्रार- 
स्मिक सदियों में इस देश से रोम को शक्कर, गन्ध-मुकुंट जो इत्र में डले हुये तमाल- 
पत्रों से बनता था, हाथी दांत, जितकबरा मुर्गा, शिकारी कुत्ते, चीते बन्दर और 
सुग्गे जाते थे । इसके मानी यह नहीं होते कि केवल यही वस्लुर्यें इस देश से रोम 
को जाती थीं । यहाँ तो केवल इन छाक्षणिक प्रतीकों द्वारा भारत माता का रूप 
खडा करने का प्रयत्न कलाकार ने किया है ।” 

यह आदान-प्रदान तो प्रथम शताब्दी का है किन्तु ईसा से १५ वीं छाती से 
भी पहले भारत के उपनितेश बन गये थे । वस्तुओं के साथ ही साथ विचारों का 
आदान प्रदान हुआ साथ ही भारत की कला के कुछ अभिप्राय' अन्य देशों में गये ओर 
कुछ विदेशी अभिप्रायों ने भारतीय कला में प्रवेश किया | पक्ष-यकक्‍त सिह, बैल 
ओर मनृष्य भी, जिनका आधा शरीर पुरुष का दिसाया जाता है तथा नीचे के 
भाग में अक्ूंकरण आदि रहता है, विदेशी कछा की ही देन हैं। यह प्रमाव 
सांची व भारहुत की कला-कृतियाँ पर भी परिलक्षित होता है। भारहुत में तोरण 
पर एक पदश्ु ऐसा दिखाई देता है, जिसका दारीर पशु का है और मुख मनुष्य का। 
मुख्य-रूप से यह समस्त अभिप्राय रूघु एशिया के थे जो ईरान के रास्ते से भारत 
में आये । यह अभिप्राय ईरान और भारत की कला में इसालिए दिखाई देते हूँ। 
वह अभिप्राय जो भारतीय कला के प्रारम्मिक यूग में दिखाई देते है, अनेक हूँ ।* 





९, 8 ४7889 (७४७४9 06 77098 40प४6 ३7 697९8, छितच्धहु&; ७0 88779 6800 ॥78 8४% 
क0 # 078 8766 8608 806 888 0 पल&छा[6चा४ाठ 08700, 9767608 8  ए०४४970 
. 8४ %80 80]00%7%&7०8, 8088088008 9%79७08 |0 उिप्रण्ण0४ 87, 50099, 8889 2807 
॥५४979999, (70089, ५7०]87, +एटएं09, 2॥06पंत॑ं६0, &00807070. #88प. 50ए- 
#सं80 0जरईप788- 8 छ7॥%87 ॥868 0 8960 27068 ज0पराव ०0706 8900 फरपतांठको 
८70089878 88 छ9880 ॥0)ल्‍४. 0878078, ह[/008, $726078,  %&४7700878 [077769 
90860 9 97079 ज़ां+5 त8कते [07598700, क्रिए08 07 #ए/ए0ते 5७02, ॥०0888 808- 
07880 8806 8#९0769 , $प्रणक 00:0898 890 #770285; #6 8075 087 जग [008 
07888; 806 ४28ए छ78899 छाए फ्राप्रा'छी 07097; 888₹९ 800 38#8600060॥ [८९४०8 
छ 89दल्‍75प६$ 807 028४8; 806 ४788 6 |(6, 000घ भ्रा0 800 छ9४७७ [0770 07 8७ 
'कक20%99 करत, 0079७987086 (0[78 ॥0808) १088669 &70 706%॥-०7000/58& (7086 
कक 866 हे 


गा शि- ए०एएपड/च ॥79 48 8979 0 पएछ्ताईंत 8प्वे [060508 853 070, 7888 7... 


इन विदेशी अभिप्रायों के अतिरिक्त भारत के अपने परम्परा-गत 
प्रतीक भी थे। उन्हें भी कछा में स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय कहा का 
सबसे महान प्रतीक पद्म है। जैसा कि हम कह चुके हैं, कि यह पद्म स्वयं पृथ्वी 
का द्योतक है | पृथ्वी की आठ दिशायें उसके अष्ट दल हैं । पृथ्वी की समृद्धि, 
श्री, इस पद्म पर ही स्थित रहती है। पद्म, हिन्दू, बोद्द और जैन सभी मतों में 
पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। वस्तुत: वह है भी। कमल कीचड में 
में जन्म लेकर भी उससे ऊपर रहता है, उस प्रज्ञावान मानव की भांति, 
जो संसार में रहकर भी इसके राग-देष से ऊपर उठा रहता है। कमरू पर जरूू 
की बूंद नहीं ठहरती, ज्ञानी का मन भी विकारों से निलिप्त रहता है। कमल 
में एक-एक पत्ता जुड़ता जाता है, विवेक-शील नये श्रेयस्कर तत्वों को ग्रहण 
करता जाता है। बोद्ध-वाह मय में कमल स्वसृजन का प्रतीक है। भारतीय 
कला में कमल के इतने रूप दिखाई देते हें कि शिल्पी की सृजन शीरूता और 
कल्पना की सराहना किये थिना नहीं रहा जाता । कमर भारत के सभी प्रान्तों 
में मिलता है और उसके अनेक प्रकार भी रहते हें। कमर बहुधा छाल्‍हू रंग का, 
रहता है इसीलिए उसे रकक्‍तोत्पल कहते हूँ। प्राचीन भारतीय भित्ति-चित्रों 
अजंता, सितन्नवासछ और बाघ आदि में सभी रंगों का कमर दिखाई देता 
है। यहू केवल शिल्पकारों की कल्पना नहीं है । रवेत कमर काशी के पास तथा 
अन्य स्थानों में होता है! इसे शातपत्र, महा पत्म, नल और सिताम्बुज आदि 
कहते हैं। नीला कमल काइमीर, तिब्बत और चीन में भी कहीं-कहीं मिलता 
है। पति कमर भी कई देशों में प्राप्त द्वोता है। कला में कमर आसन के 
स्थान पर मिलता है। इसमें बहुधा दो कमलों को उल्टा करके आसन सा बना 
दिया जाता है, और उप्त पर देव-मूर्ति बेठी हुई दिखाई जाती है। कमल का 
आसन गुप्त-कछा में व उसके पश्चात्‌ की शिल्प-शलियों में दिखाई देता है। 
गांधार शिल्प की कुछ प्रतिमायें मी कमर पर हैँ! मोर्य कला में स्तम्भ पर 
कमल की मुड़ी हुई पंशुडियों का कमल रहता है। चौकी पर भी कमछ का 
अलंकरण रहुता है। शुंग-काल का शिल्पी तो कमर के बिना जलाशय 
आदि की कल्पना ही नहीं कर सकता। सांची और भारहुत के अधं-चित्रों के 
विवरण के साथ हम कमल की चर्चा कर चुके हैं। शिल्प के अलंकरण में कमलों 
की बेंलें दिखाई देती हैं, जिन्हें गोमूत्रिका कहते हैं । इन में भांति-भांति के पुष्प 
और ककिकायें रहती हैँ। भारहुत और सांची दोनों ही शिल्प-केन्द्रों में इस 
प्रकार की अनेक बेढें दिखाई देती हेँ। अजंता और बाघ गुृहा आदि में तो 
इन बेलों के बीच में पशुओं की आकृतियाँ भी दिखाई देती है । 


3 अ 


दूसरा प्रतीक चक्र है। चक्र आरयों का प्रतीक है। ऋग्वेद के अनसार 
सूर्य वृत्ताकार चक्र की भांति सृष्टि की गति का संचालन करते हूँ। चकवर्ती 
शब्द महान सम्राटों के लिए उपयुक्त होता है । 
चक्र का प्रवंतन करना अथवा उसको चलाना एक ही बात है। यह 
प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मात्र है। बौद्धों की यहू मान्यता है कि जब कोई 
चक्रवर्ती राजा जन्म लेता है तब उसके साथ द्वी एक चक्र उदय होता है। जिस 
समय चक्रवर्ती का अवसान निक्रट आता है, तब वह चक्र भी भूमि में घंसता 
चला जाता है ओर जब उसका उत्तराधिकारी भायें प्रधाओं के अनुसार उपके 
'घर्म-कार्ये करता है तो यह चक्र पुनः प्रकट हो जाता है। चक्रवर्ती सम्राट और 
बुद्ध के जन्म के समय एक ही लक्षण होते हैं, इसीलिए अधित ने सिद्धार्थ के जन्म 
के समय यह कहा था कि यह बालक का तो चक्रवर्ती सम्राट होगा अथवा 
सम्बोधि प्राप्त करेगा । 

चक्र का हिन्दू वाह मय में भी अपना एक विशिष्ठ स्थान है। वह विष्ण 
के आयुधों में से है ओर शिल्प शास्त्र में उसे आयुध पुरुष कहा गया है। उसकी 
'पृथक रूप से प्रतिमायें भी आंकी जाती थीं ।* 


चक्र, अशोक कालीन स्तम्मों के शीर्षकों पर सिंहों के ऊपर प्रतिष्ठित किया 
गया है। जैसा कि हम कह चुके हूँ, सारनाथ के स्तम्म शीर्षक का एक टूटा हुआ 
चक्र प्राप्त हुआ है। डा. वासुदेव शरण जी अग्रवाल ने इस चक्र के सम्बन्ध में छिला 
- चौबीस अरों से युक्त यह चक्र जो हमारी राष्ट्रीय ध्वजा का चिन्ह बन गया 
है, देश और काल में विकसित होने वाके क्रियाशीऊ जीवन का प्रतीक है| घोौबीस 
बरे चौबीस पक्षों के प्रतीक हैं और उनसे जिसका रूप निष्पन्न हुआ है, ऐसा शत 
संवत्सर का प्रतीक है | मंवत्सर काल उपलक्षण है। काल का दुर्घर्ष परिभ्रमण ही 
जीवन की अनिवायें प्रगति, परिवर्तन और संचरण झीलता का कारण है ।” 


चक्र, सारनाय में भगवान बुद्ध के घर्मं-चक्र-परिवर्तेत का प्रतीक अन गया | 
शुंग-कलीन कला में स्वयं भगवान के स्थान पर उसे प्रतिष्ठित किया गया है । 


बोद्ध-शिल्प में चक्र के प्रतीक रूप में भगवान बुद्ध की उपासना के अनेक 
दृश्य दिखाई देते हैँ । 


भारहुत के अर्घ-चित्रों में एक चैत्य बनाया गया है, इसमें बेदी के ऊपर 












श्र पे 
+ | है है 


कक अमलिपका8 रण. लीकतेए. इ००7०छटबएड, एणदाए6 7, एज 7, 85४ ७, 8. 
६07४५४7 78.0, क्‍ 


है. 


चक्र की आकृति है। चक्र बहुत बडा प्रतीत होता है। इसमें चौबीस भरे' 
हैँ। चक्र की बीच की कीछी पर एक मोटी रत्न-माला पड़ी है। दो स्त्रियाँ 
वेदिका के निकट झुकी हुई स्तवन कर रही हैं और उनके निकट ही दो व्यक्ति 

हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। भारहुत के अधे-चित्रों में इस दृश्य का स्थापत्य की 
दृष्टि से भी महत्व है। इससे उन दिलों के चेत्यों की बनावट का पता चलता 
है। एक बाहरी प्रकोष्ठ सा बनाया गया है किन्तु उसमें भीतरी भाग भी है, यह 
चेत्य की तनिक ऊपर उठी हुई, दुमंजिली छत से स्पष्ट हो जाता है। खम्भों पर 

एक छत है और छत के दोनों सिरों पर छोटे-छोटे मन्दिर, जिसे ग्रामीण भाषा 
में मठिया कहते हैं, बने हुये हैं। इनमें शिखर भी उठाये गये हैँ । चैत्य की 
परिक्रमा करते हुए राज-पुरुष दिखाई देते हें। वे अपने घोड़ों पर हैं ।* भारहुत 
के ऐसे ही एक अन्य अ्धे-चित्र में चेत्य बना हुआ है और दो पुरुष हाथ 
जोड़े हुए खड़े है । ऐसा प्रतीत होता है कि इसके तीन ओर एक पतली सी 
गली है, जेंसी आजकल भी मन्दिरों के तीनों ओर दीवाल से सटी हुई दिखाई 
देती है। उपासना करने वाले इस गली में से आते-जाते हुए दिखाई दे रहे हैं । 
चक्र के ऊपर छत्र तना हुआ है। उसमें मालायें गृथीं हुई हें। इसकी छत के 
ऊपर भी छशिक्षरदार मठियाँ दिखाई दे रही हैँ । चैत्य के बाहुर एक अन्य छोटा सा 
चैत्य है। एक राजा शायद पूजा समाप्त करके अपने रथ में लोट रहा है। रथ 
खुला हुआ है। उसमें चार घोड़े जुते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उन 
दिनों रथों में चार घोड़े जोतने का ही रिवाज था। राजा के साथ उसके दो 
सेवक है। इनमें से एक के हाथ में छाता है, जिसे वह राजा पर ताने हुये हें।* 


सांची के शिल्प में चक्र की पृजा का एक अत्यंत सुन्दर अंकन है। चक्र- 

भगवान बुद्ध के धर्म-चक्र प्रवर्तेत का प्रतीक है, जो उन्होंने प्रथम बार मृगदाव 
अथवा सारनाथ में किया था। चक्र एक लम्बे स्तम्भ पर रखा हुआ है। खम्भ 
के सिरे पर सारनाथ के अशोक स्तम्म जैसा कमल है, जिसकी पंखुडियाँ नीचे 
की ओर झुकी हुई हैं। इसके ऊपर जो चक्र प्रतिष्ठित है, उपनमें बत्तीस भरे हूँ । 
चक्र के ऊपर बतीस ही त्रिरत्न हैं । जिस प्रकार नठराज की कांस्य प्रतिमा के प्रभा- 
मंडल में ज्यालायें निकरूतीं दिल्लाई देती हैं, उसी प्रकार यहाँ त्रिरत्त हें। त्रिरत्त 
नन्‍्दीपद के आकार का रहता है। उसमें तीन नतोकें निकली रहती हैं। यह 
बुद्ध, संघ और घर्में का प्रतीक है। कभी-कमी यह चक्र की छोटी सी आकृति के 

है, 486 58798 0 20#70॥ एएएप 8 ७5. 

३२. ९ (0६0फलंत ७ त्राभाणाज ० 780%$, 70]दा95७ हैं, #8076 48 


म्क्क 


कुक 


ऊपर बनाया जाता था। इस प्रकार का चनक्रयुकत त्रिरत्न उस युग के शिल्पियों के 
शलिए, केवल एक प्रतीक नहीं ही रहा था, अलूंकरण बन गया था। भारहुत के 
आमभूषणों में त्रिरत्त की डिजायन दिखाई देती है। तोरणों में सबसे ऊपरी भाग 
में चक्रयुक्त त्रिरत्न की विज्ञार आकृति आंकी जाती थी। सांची के इस दृश्य 
में चार राजा अपनी पत्नियों सहित चक्र की उपासना करने आये हैं। वे 
हाथ जोड़े हुये खड़े हैं। बोढों के प्राचीन ग्रंथों तथा भारहुत के शिला-लेख 
के अनुतार यह चारों दिशाओं के लोकपाल हैं जो भगवान बुद्ध के घर्मं-चक्र 
प्रवंतेत के समय आ गये हैं। चक्र के ऊपर भी छत्र तना है, जिसमें मालायें 
लटक रही हैँ । विद्याघर भी उस पर फूल-मालायें चढ़ा रहे हैं। यह दृश्य मृग 
दाव का है, यह प्रदर्शित करने के लिए ही शिल्पियों ने स्तम्भ के नीचे हिरनों की 
टोली दिखा दी है ।* यह अर्ध-चित्र दक्षिणी ओर के तोरण के एक स्तम्भ पर 
उत्कीणं है । 

सांची में चक्र के प्रतीक-रूप में ब॒द्ध-पुजा के और भी कई दुश्य दिखाई देते 
हैं। एक दृश्य में चक्र वेदी पर प्रतिष्ठित है। उसके ऊपर छत्र तना है। 
दो आकाशचारी गन्धर्व उसपर माछायें चढ़ा रहे हें और नीचे दो सम्भ्रांत 
नागरिक, चक्र के दोनों ओर हाथ जोड़े हुये खड़े हैं ।* इसी तोरण में बाईं ओर के 
एक अर्थे-चित्र में एक ऐसा धिहु-शीर्षक स्तम्भ दिखाया गया है, जो सारनाथ के 
स्तम्भ के आकार का है। अंतर केवल इतना है कि सारनाथ का खम्भा बहुत 
लम्बा है और इसमें छोटा सा ही है। स्तम्भ के ऊपर नीछोत्पछ या लीछोफर है! 
जिसे स्मिथ और मार्शेरू जैसे इतिहासकारों ने 'इन्डो परशियन कॉलम का नाम 


दिया है। इसके ऊपर एक गोल चौकी है और उत्त पर चार मिह। सिहों के 
ऊपर एक ६ ४ बड़ा चक्र है। दो राजा अपनी रानियों के सहित उसके दोनों 
हर 


ओर खूंदढ़ें हुये 

.. तोरणों की बड़ेरियों को जोड़ने वाले ढंडों पर भी कमल, सिंह और चक्र- 
युक्त स्तम्भ दिखाई देते हँँ। सांची के शिल्प में चक्र.पुजा के और भी अनेक 
अंकन हैं । 

”... प्रारम्भिक बौद्ध-शिल्प में वृक्ष भी एक बहुत महुत्य पूर्ण प्रतीक समझा 
गया है। भारहुत के अर्घ-चित्रों में ऐसे भी दृश्य हैँ जिनमें बोधि वुक्ष को चैत्य 





३ हर 2 किक कम (एपाएफआह्री)800, 97866 24, !., 
२ 4५98 कै0ाचा७7४ 6 55967, प्र. छ#४6 38 .,, 
हैं. वही, 27६8४७ 96, 5 

श 


3] 
थे 


के साथ द्वी आंका गया है। चैत्य के प्रकोष्ठ में वेदिका है। वेदिका पर 
चक्रयुक्त त्रिरत्त हैं और फिर भवन का ऊपरी खंड है। उसके पीछे पीपछ 
का एक वृक्ष है। उसका तना चेत्य की आकृति में छिपा है किन्तु डालियाँ 
ओर शांखायें उससे ऊपर हैं। डालियों में माछायें और रत्न-हार लटकते दिखाई 
देते हें । गन्धर्व ओर विद्याघर भी उस पर मालायें अधित करते हुए दिखाई देते 
है। वृक्ष, भगवान बुद्ध की सम्बोधि अथवा बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रतीक है । 
गौतम ने अव्यस्थ वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त किया था। इसी प्रकार ऋकुच्छंद 
ने सिरीप, कनक मुनि ने उदुम्बर, काश्यप ने न्यग्रोंध के नीचे तपस्या की थी | 
यह समस्त मनीषी बुद्ध ही हैं, जिनकी चर्चा हम बुद्ध और बोधिसत्व के प्रकरण 
में कर चुके हूँ। जिस मनीषी बुद्ध का बोधि वक्ष शिल्पी आांकता है, उसके पत्ते 
व डालियाँ आदि भी वैसे ही बना देता है। 


कभी-कभी वहू सतृूप ओर उनके बीच में बोधिवक्ष बना देता है।" सांची 
तथा भारहुत में बोधिवुक्ष के प्रतीक रूप में भगवान बुद्ध की पूजा की चर्चा भी 
की जा चुकी है। अशोक की रामग्राम की यात्रा” सांची की अत्यंत उत्कृष्ट 
कला-कृति है। सांची में इन मनीषी बुद्धों के वक्षों के निकट स्त्री और पुरुषों के 
मेक्के उमड़ रहे हैं। श्रद्धा से पूरित उपासक और उपासिकाओं के झुन्डों ने इन्हें 
घेर सछिया है। मानव ही नहीं पशु-जगत्‌ भी बुद्ध-पूजा के लिये नदी सा उमड़ 
आया है। पदिच्रमी तोरण की नीचे की बड़ेरी में द्वाथियों का झूंड बोधिव॒क्ष के 
पास आया है। कोई हाथी कमलों के सरोवर से निकल कर था रहे हूँ तो कोई 
वनों से । हथिनियाँ और बच्चे; उनका परिवार भी उसके साथ ही जआांया है + 
भारहुत में भी बोधिवृक्ष के मिकट हाथी अत्यंत भक्ति-भावना से शुके दिखाई 
देते हैं। प्रारम्भिक-कछा के शिल्पियों को हाथियों का चित्रण अत्यंत प्रिय रहा 
है, इसका कारण यह है कि हाथी स्वयं बुद्ध के जन्म का वैसा ही प्रतीक समझा 
जाता है जैसा बोधि-वुक्ष सम्बोधि का, चक्र, धर्म के प्रव्तेत का अथवा स्तूप निर्वाण 
का । हाथियों के अंकन में उनके शरीर के परिमाण के साथ उनकी भावना को 
भी व्यव्त करने की वेष्टा की गई है। यद्यपि यहु शिल्पी का प्राथमिक प्रयास 
जान पड़ता है। अजंता और बाग गुफा में उसका हाथ मंज जाता है ओर वह 
उप्तका, एक-एक मनोमाव वैसे ही आंकता है जैसे कि मनृष्यों का। न्‍ 


बोद्ध-शित्प का सबसे महान प्रतीक स्तृप-है + “समवान बुद्ध के समय से 
पहके भी स्तृप बनते थे अथवा नहीं यह ऐतिहासिक प्रमाणों के क्राधार पर 


पं 


३, * ११७ करैंकाचाक्रां की पिबालए, इज, ॥, 06099 १9, 88 





हा बे की + 
] 
मे 
> है. 
॥ 
॥5 


निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परिनिर्वाण के पद्चात्‌ उनके 
अवदोष चिन्हों पर स्तूपों की रचना हुई । इनमें से बहुत से आज, काल के गर्भ 
में विलीन हो चुके हैँ । स्तूपों के खंडित माग मारहुत, अमरावती व नागार्जुन 
कोन्‍्डा आदि में प्राप्त हुये हूँ । उनके शिल्प में स्तूपों की कुछ आकृतियाँ भी है 
जिनसे पता चलता है कि वे कितने मव्य और गरिमामय रहते थे ? सांची का 
स्‍्तूप इसकी पुष्टि करता है। अमरावती के शिल्प में अंकित स्तूप की चर्चा 
हम आगे करेंगे। सांची के शिल्प में उत्तरी तोरण के खम्मे पर कुशी नगर के 
मल्लों का द्वारा बनवाया हुआ स्तूप आंका गया है। यहू उन्होंने उन अस्थियों 
प्र बनवाया था जो उन्हें आठ भाग होने के पद्चात्‌ मिली थीं। स्तप पर 
प्रदक्षिणा, मेधि है और ऊपर बहुत बड़ी हमिका है, जिस पर कई छाते तने हैं । 
स्‍्तृूप को एक वेदिका घेरे हुए है, जिसका तोरण भी दिखाया गया है। तोरण में दो 
बड़ेरियाँ हें । स्तूप के निकट कुछ उपासक है, जिनके हाथों में मारूयें है । स्तूप 
के ऊपर भाग पर किह्नर उड़ रहे हें। इनका आधा दारीर पक्षियों का है और 
आधा पुरुष का। स्तूप के बाहर मल्लों की टोली खड़ी है। इनमें से कुछ 
उस के हाथ जोड़े हुये खड़े दिलाई देते हें। कुछ ढोलक, मृदंग और वंशी 
आंदि बजा रहे हें। इतका पहनावा भी विचित्र सा ही है! इसके सिर पर 
लट्टूदार साफा नहीं दिल्लाई देता वरन्‌ लम्बी, तिकोनी व गोल टोपियाँ है । 
सम्भव है कि शिल्पी का आशय पहाड़ी छोगों का चित्रण रहा हो। शुंग कार 
में लोग जो धोती पहनते थे, वहू घुटनों से बहुत नीची रहती भी । कृदीनगर के 
यह मल्छ कमर पर एक कपड़ा रूपेटे हूँ जो घुटनों से भी ऊँचा प्रतीत होता है । 
इनमें कुछ घुंधराले बालों वाले छोग हूँ जो चेहरों से यूनानी मालम होते हैं । 

* - साँची के स्तूप-पूजा के ही एक दृ्य में एक राजा अपने धघोड़ों के रथ में 
स्तृप की बोर आ रहा है। उसकी चतुरंगिनी सेना उसके साथ ही तर रही है । 
पेवक राजा पर चंवर हिछा रहा है । उन दिनों के खुले हुए रभों में सारथी 
सेव पीछे खड़ा रहता था। उसके हाथ में ही घोड़े की छग्ामें रहती थीं । 
सजा के बागे घोड़े पर अश्वारोही चरूते जा रहे हे और उसके भी आगे बाजा 
बजाने वाले छोग है.। राजा के सिर पर लट्टूवार पगड़ी है और उसमें झाक्रें 
लटक रही हैं । तीन हाथियों प्र उपराजा गण है । उपराजा, राजा के 
मंत्री का' सब भार संमीलता था । हाथी सजे हुये हैँ और उन पर झुलें पड़ी 
हुफह7 कुछ सेवकों के होथों में झोडे है। उन दिलों संडों का भी एक विधिज्ष 
प्रकारेंथा रे हक इन अर्ध-चित्रों में दिखाई देता हैं। एक मोटी श्री ककड़ी के प्रिरे 

लोकार ककड़ी ली रहती: थी आज उस पर मस्वीपद शबवा . धिरत्त 






रहता था । इससे एक मोटा सा कपडा बंधा रहता था, जो उडता चलता था । 
यह ग्रोलाकार रूकड़ी चक्र का ही परिचायक है। चक्र के ऊपर त्रिरत्न का 
डिजायन उन दिनों इतना अधिक लोकप्रिय हो गया था कि स्त्रियाँ उसे अपने 
गहनों में लटकन की जगह प्रयोग में छाती थीं। भारहुत और सांची दोनों स्थानों 
में तोरणों के ऊपर एक वेदी बनी रहती थी। यह वेदी चौकोर रहती थी । 
उसके ऊपर गोलाकार चक्र रहता था। इस चक्र में अरे नहीं रहते थे, वरन 
कमल की पंखुडियाँ आंक दी जाती थीं और उसके ऊपर त्रिरत्त रहता था, 
जो धर्में, संघ और बुद्ध का प्रतीक था। इस दृश्य के बीच में स्तूप बना हुआ है। 
स्तृप के ऊपर मेथ्रि और हृमिका दिखाई दे रही है। हमिका के ऊपर छत्र तना 
है ओर उस पर दो किन्नर, जिनके पंख लगे है और जो आभूषणों आदि से सज्जे 
हुए हैँ, फूल मालायें अपित कर रहे हूँ। दृश्य की पारवेभूमि में आम, कटहलू व्‌ 
फूलोंदार चम्पक के वक्ष दिखाई दे रहे हें। भारहुत अथवा सांची के दृश्यों में 
जहाँ भी शिल्पी को वृक्ष, छता आदि आंकने का अवसर मिला है, वहां वह तनिक 
भी नहीं चूका है। उसने उन्हें बड़े रमणीक और मनोरम रूप में आंका है। स्तूप 
के एक ओर राजा अपनी चतुरंगिनी सजाकर आया है दूसरी ओर नाग-राजा हैं । 
नाग-राजा के साथ उनका उपराजा भी है। उनके सिर पर से के पांच फन तने 
हुए हैं। उनके दोनों हाथों में फूलों के मोटे-मोटे गजरे हैँ जिन्हें वे स्तृप पर 
चढ़ाने आये हैँ । उनके साथ उनको पत्नियाँ भी हें। उनके सिर पर केवल एक- 
एक फन ही है। स्त्रियाँ अपने एक हाथ में फूलों की डलिया उठाये हैँ ओर दूसरे 
हाथ में जल से मरा गड़आ है। नागराजा्ों के वस्त्र वही हैं जो शुंग काल के 
राजाओं के दिखाई देते हैँ। नामों की स्तूप-पूजा का यहू दुष्य उस युग की 
आयें-बनायें संस्कृतियों के समन्‍्यय की झलक प्रस्तुत करता हैं। उत के सम्बन्ध में 
यह मान्यता थी कि वे अलादायों में रहते हैं। अर्ध-खित्र में कमलछों से भरा हुआ 
एक सरोवर है, उछमें दो नाग ओर उनको पत्लियाँ बेठे हुये दिखाई देते हूँ । 
उनके हाथों भें भी सम्मवतः रत्नों की मोटी-मोटी मालायें हें । सरोवर के खिले 
हुए कमलों, कह्ियों और उनके पत्रों की छटा अत्यंत सुन्दर प्रतीत होती है 
कुशीनगर के मल्सखों का चित्रण करते समय शिल्पी उनकी वेश-सूषा आदि पृथक्‌ 
कर देता है किन्तु सागों को अकिते समय वहू उनमें अन्य निवासियों से कोई अंतर 
प्रदर्शित नहीं करता । अमरावती के हिल्प में मी ऐसे अनेक दुदय हें जिनमें नाय 
तथा अस्य व्यक्तित एक से ही रूगते हें। नागों के सिर पर कैवछ उनकी पहचान 
के लिए फन रहता है ।. $. 86. 
... भारहुत व सांची का छिल्प, स्तूप और वृक्ष के प्रतीक रूप में बुद्ध की 
उप्रसवा के दृस्‍्यों खरे झरा पढ़ा है। एक दृष्टय में वेढी के ब्रिकट. ब्रोधिवृक्ष:दै३ 


) 
॥ 
ल्‍्ह 
न्‍ा 
् $ हे 
ब] 
घ् 
हा! हँः 
छल. 
। के कि हि 
4 


उसपर माछायें लटक रही हैं। एक स्त्री जो सम्भवत: सुजाता है, एक तोरण के 
नीचे से निकल कर बोधिव॒क्ष की ओर आ रही है। उसके एक हाथ में, जिसे 
वह ऊँचा किए है, फूलों की ढलिया है और दूसरे में पानी का गडुआ। पूजा 
करने के लिए आने वाली स्त्रियों की सांची के शिल्पकार ने इसी रूप में कल्पना 
की है। इस मुद्रा से उनके दारीर में सहज भंग आ गया है ओर वे 
अधिक सोच्दर्यवती प्रतीत होने छूमी हैं । यह दक्षिणी तोरण की बोच की बडेरी 
का दृश्य है। बोधिवृक्ष पर छतरी लगी है और दो किन्नर उस पर फूलों की 
मालामों भी चढ़ा रहे हैँ । दूसरी ओर एक राजा अपनी स्त्री व आलक के साथ 
हाथ जोड़े हुए खड़ा है । उसके परचात्‌ उसी बड़ेरी पर मार एक राजा की भांति 
अपने आसन पर बैठा है। उसका एक घरण खौकी पर है दूसरा भूमि पर । 
एक सेवक उस पर छाता लगाये खड़ा है । उसके निकट ही उस पुत्र भौर पुत्रियाँ 
हें । इसके पश्चात्‌ पिशाचों की सेना दिखाई देती है । यहू इतने भयावह प्रतीत 
होते हूँ कि देखकर आइचयें होता है। सांची का शिल्पी जो सौन्दर्य और जीवन 
के ही अंकन करता रहा, इतने मयातक राक्षस्ों को कैसे बना सका जिन्हें 
देखकर ही सामान्य मानव का हृदय कांप उठे ? 


मारहूत भौर सांची में केवल बुद्धऔजीवन, जातक व उपासना के ही चित्रण 
नहीं हूँ, उतमें तृत्य गान आदि को भी स्थान मिला है। सांची के एक अधे चित्र 
में नाग राजा एक वृक्ष के नीचे बैठा है। उसके निकट ही उसकी मागिनियाँ 
बेठी हैं। वे प्यालों में कुछ लिए हुए ख्ला-पी रहीं है। अम्य मागनियाँ नृत्य और 
गान में रत हैं। एक के हाथ में चंबर है और दूसरी वेणु बजा रही है। यह 
दोनों तारियाँ तनिक झुक्षी हुई सी खड़ी हें। सांची का शिल्पी भंगिमाओं द्वारा 
दृश्व में मोहकता छे आता है। रस-सुजन के किए जिन तलवों का समावेक्ष 
आवदेयंक है, लिल्थकारं उन सब को दुष्यों में के आने की चेष्टा करता हुआ 
दिखाई देता है। भारहुत के शिल्प की अपेक्षा यह सांची में अधिक सफर होता 
दिखाई देता है। अमरावती में यह कुछ और आगे बढ़ता है और गुप्त युग त्तक 
पहुँचते-पहुँचते मारतीय कछा अपनी पूर्णता के शिख्चर तक पहुँच जाती है । जिस 
प्रंकार देव-मन्दिर तक पहुँचने के लिए यात्री को प्रत्येक सीढ़ी पर सडुना पढ़ता 
है, की उसी प्रकार कला के उत्थान के भी स्तर रहते हैँ। युग की कछा अपनी 
चचीमे परम्परा का सहारा छेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। यह समस्त 
सैक्षिया कलाधरी के मन्दिर की सोपान कहीं जा सकती हैं। भारहुत, व सांची 
के प्रसम्थिक लिल्फ के, विषयों की भिन्नता के जाषार, पर कई प्रकाद किए जा 
हक हैं? हवन अंधे कही बुद्ध जीवम की घटनायें हैँ जैसे भारहुत में महाभावा 





देवी का स्वप्त, सांची का महाभिनिष्क्रमण व मार आक्रमण का दृश्य । इन में 
भगवान स्वयं दर्शन नहीं देते । दूसरे प्रकार में जातक-कथायें आती हैं। इनमें 
ऋषि ऋँग जातक, वेसन्तर जातक, महाकपि जातक और छदंत जातक हें। शिल्पी 
को जातकों के माध्यम से सम्पूर्ण समाज का जीवन आंकने को मिलता है इसलिए 
उसे विषयों की विभिन्नता मिलती जाती है। उसे वन, नगर, देहात सभी के 
दृर्य आंकने को मिलते हैं। तीसरे प्रकार के चित्रण ऐतिहासिक कहे जा सकते 
हैं, जैसे अजातहात्रु आदि राजाओं का बुद्ध के दर्शन करने के* लिए आता, 
अशोक की रामग्राम यात्रा तथा कुशीनगर के मल्‍लों का स्तृप के निकट समारोह 
का आयोजन करना | “ बुद्ध की अस्थियों के लिए युद्ध ' भी इसी श्रेणी के अन्तगत 
आा जाता है। इसके अतिरिक्त उपासना के दुश्य दिखाई देते हैं । जैसी कि हम 
चर्चा कर चुके हैं भगवान के स्थान पर उनके प्रतीकों की पूजा ही दिखाई देती 
है। इनमें स्तृप, चक्र, वृक्ष, त्रिरत्त और बुद्ध के चरण हूँ । मानवों के अतिरिक्त 
वक्ष, नाग, अप्सरा, किन्नर और गन्धर्वे आदि को भी उत्कीर्ण किया गया है। 
देवगण में ब्रह्मा और इन्द्र विशेष-रूप से दृष्टिगोचर होते हें । सांची में लक्ष्मी 
की प्रतिमा भी कई स्थानों पर विभिन्न रूप में दिखाई देती है। पशुओं का 
अंकन इस शैली के कलाकारों को बहुत प्रिय जान पडता है और वे हाथी, घोड़े 
बेल, हिरन, व बारह॒सिधे को दिखाते हें। जब कहीं स्थान रिक्त दिखाई देता 
है तो वे वहाँ एक घुडसवार आंक देते हेँ। इनके अतिरिक्त अलक्षत घट आदि 
दिखाई देते हैं, जिनमें से कमलों के फूल निकलते दिल्लाई देते हेँ। 

भारहुत अथवा सांची की पूर्व-परम्परा बुद्ध गया की वेदिका के शिल्प में 
दिल्लाई देती है। बुद्ध गया बौद्ध मत के महान केन्द्रों में से हें। यहाँ भगवान 
को सम्बोधि प्राप्त हुई थी । 

महाबोधि के विशाल गगन-चुम्बी मन्दिर के निर्माण से पूर्व सम्राट अशोक 
में यहाँ एक विहार और चेत्य की रचना कराई थी। सातवीं शताब्दी के 
पूर्वाध में हुओन सांग भारत आये थे। उन्होंने इस विहार का उल्लेख किया है । 
उनके समय में यहाँ एक बोधि वक्ष भी लगा था, जिसे लगभग १० फीट ऊँची 
दीवार घेरे हुए थी । | 

भारहत के अर्ध-चित्रों में ऐसे दो दृश्य दिखाई देते हें जिनमें अशोक का 
चैत्य औरु धिहार दिखाई देते हें। भारहुत के दृश्य में एक विहार दिखाई देता 
है। उसे खम्मे साथे हुए हैँ। उसके बीच में वज्ञासन है। वज्ञासन के पीछे 
बोधिहस का तना दिखाई देता है। वद्ञासत के ऊपर बोधिवृक्ष फेला हुआ 
विक्षाई देतों है। वं्फ्ीसन पर फूल पड़े हुए हैं ओर उस पर बुद्ध नहीं दिखाई देते + 


४ बढ, ४०. 4५ 
हु 
न्‍ 
रु 


स्तूप ओर वृक्ष की भांति वद्चासन की भी उपासना होती थी। भारहुत के ही 
एक दृश्य में महाराज अजात छत्रु हाथी पर बेठकर वज्जासन की पूजा करने जाये 
हैं। उनके साथ उनकी तीन रानियाँ भी हूँ । वे मी अरूग-अलग हाथियों पर हें । 
फिर राजा का हाथी बेठा हुआ दिखाई दे रहा है ओर वे उस पर से उतर रहे 
हैं। ऊपर के कोने में वज्बासन है, जिसकी वे हाथ जोड कर पूजा कर रहे हे । 
अद्ोक के चेत्य वाले वज्जासन के ऊपर अलूंकरण भी है। बोधिदुम के 
निकट ही एक छोटे से स्तम्भ पत्र त्रिरत्त और घर्मे-धक्र की आकृति दिल्लाई 
दे रही है। 


अश्योक के चेत्य के बाहर एक वेदिका थी। अब हसके भग्नावशेष प्राप्त 
द्वोते हें। यह मोयें काल की थी। अद्योक के यूग की अवश्षिष्ठ कृतियों में उनके 
स्तम्मों व शिलालेखों के अतिरिक्त यह वेदिका भी है । 


वेदिका के जो भाग प्राप्त होते है, उन प्र शिलालेख मी हैं। उनके 
आधार पर यह प्रमाणित हो जाता है कि यह वही वेदिका है जिसका उल्लेख 
हुओन सांग ने किया था। इसके खम्मे छः: फीट आठ इंच के हैँ ओर नीचे का 
माग दो फीट, दो इंच । दोनों मिलकर नौ फीट, दस इंच हो जाते हैं । हुओन सांग 
से अनुमान लगाकर ही इसकी ऊँचाई दस फीट छिखी थी । 


वेदिका के खम्मों व उनको जोडने वाझे पाषाणों पर भी गोलछाकार में 
कमल बने हैं। उनके भीतर कहीं केवछ कमल की तरह-तरह की आकृतियाँ हूँ 
ओर कहीं उनके बीच में दी पशु बने हुए हैं! इनमें से कुछ में मनुष्याकृतियाँ 
हैं। इनमें केवल मुख ही उत्कीर्ण किया गया है। राजाओं के सिश पर लूट्टूदार 
साफे हूँ । इनमें कुछ स्त्रियों की भाकृतियाँ मी दिखाई देती हैँ । इस प्रकार के 
खिछे हुए कमठछ के फूछ जौर उनमें राजाओं की गराइृतियाँ भारहूत के शिल्प 
में भी विखाई देती हूँ। पशुओं में दोडता हुआ थोडा, मकर व हाथी 
आदि हैं। एक भाकृति में तीन हाथी बोधिवुक्ष के निकट भगवान की पृजा 
करने आये हैं । 


इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अर्धे-चित्र भी ओण गया की हस वेविका में 
दिखाई देते हूँ । एक बोधियृक्ष के पास छाते थौर माछायें रक्सी दिखाई देती हैं। 
एक अर्घेलचित्र में वद्लासन के ऊपर चक्र रक्खा हुआ हैं और उसके ऊपर तरिरत्स 
कहै॥ दो पुरुष उसके द्वाव जोड़े हुए सड़े हें “86 कु की आकृति स्पष्ट नहीं 
है ८: फफिकसह मारहुत से भी पहुले की कड़ां है, सुड़ोझ़वा, सौष्ठव आदि का 
सकातेक बहू हो सका हैं । इससे ग्रह्न भी स्पष्ट हो जाता है कि लिल्मी कड़ी 






का माध्यम छोड कर पाषाण का नया माध्यम पकड रहा है। पुरुष घुटनों तक 
की ऊँची-ऊंची धोती पहने हैँ । उसमें चुन्नठें हें। उनके सिरों पर पगडियाँ भी 
हैं किन्तु उनमें सफाई नहीं दिखाई देती । 


एक दृश्य में कल्पद्रुम दिखाया गया है। एक आदमी उसके निकट खडा 
है। एक अन्य चित्र में एक उपासक बोधि-वृक्ष के नीचे हाथ जोड़े हुए बैठा है 
ओर एक देवता आकाह-पथ से उडता हुआ आ रहा है। उसके हाथ में फूलों 
की माला है॥ कहीं एक किसान दो बैलों को हल में जोत रहा है। उसका एक 
हाथ हल की मुठिया पर है और दूसरे हाथ में वह एक लकड़ी लिए है। इस 
आक्ृति में शिल्प का निखार व सौष्ठव भले ही न हो स्वाभाविकता अवद्य है । 
वर्षा के प्रारम्भ में आज हजारों वर्ष के बाद भी यही दृश्य ज्यों का त्यों दिखाई 
दें जाता है। 

अनाथ पिडक के जेतवन दान की कथा भारहुत और सांची, दोनों स्थानों 
में आंकी गई है। यहाँ जो अंकन है वह सब से प्रारम्भ का है। भारहुत में 
गाड़ी में से मुहरें उड़ेल कर भूमि में बिछाई जा रही हूँ। अनाथ पिंडक व 
राजकुमार जेत वहीं खड़े हुए हें बोष गया के इस दृश्य में केवल तीन आदसी 
ही खेत में दिखाई दे रहे हें। इनमें से दो खेत में मुहरें बिछा रहे हें और 


तीसरा कंधे पर मुहरों की डलिया लादें झुका हुआ खड़ा है। उसके घुटने भी 
झुक गए हैं। भार के कारण उसने अपना एक हाथ कमर पर रख लिया है। 


इस दृश्य में भी वही स्वाभाविकता झलकती है जो किसान के खेत जोतने वाले 
दृष्य में है । 

प्रारम्भिक बौद्ध-शिल्प में एक दृश्य कई स्थानों पर दिखाई देता है, वह है 
इन्द्र का भगवान बुद्ध के निकट आना । उसमें इन्द्र के साथ उसका एक मित्र 
पंचशिस भी, जो वाद्य बजाने वाला गन्धर्व था, बुद्ध के निकट आया करता था । 
इसमें वह एक गुफा के सन्मुख खडा है। गुफा सूनी जान पड॒ती है किन्तु उसमें: 
बुद्ध हैं, यह दिखाने के लिए ही वज्ञासन दिखाया गया है। गुफा पत्थरों से 
बनी हुई जान पढती है । 


एक अन्य अर्थ-चित्र में एक वज्ञासन के ऊपर गोल चौकी रकक्‍्खी है और 
उस पर सिह दिखाई देते हैँ । घ्िहों के ऊपर अ्रशोक-चक्र रक्खा है। यह अशोक 
चक्र का प्रारम्भिक स्वरूप जान पडता है। 


एक चित्र में नौका का दृश्य अंकित किया गया है। सांची या भारहुत में: 
जब जरू का दुश्य दिखाया जाता है तो शिल्पी लद्दरियाँ दिखाता है किन्तु यहाँ " क्‍ 


' छर.. 


बखित्र को कमलों से मर कर ही जरू का अस्तित्व दिखाने की चेष्टा की गई है । 
नाव में केवट व अन्य पुरुष दिखाई दे रहे हूँ । 


इन सब के अतिरिक्त जो चित्र मृति विधान की दृष्टि से बहुत अधिक 
महत्वपूर्ण है, वह कमल पर खड़ी हुई लक्ष्मी का है। वे घुटनों तक की घोती 
पहने हुए हैं औद सिर पर बहुत भारी साफा है। जिस कमल पर वे खड़ी हुई 
हैं, उसके दोनों ओर कमछ-कलिकायें हैं एक कमल पर हाथी सडा है। गज 
लक्ष्मी का यह सबसे पुरानी मूर्ति है, जिसकी पुनरावुत्ति भारहुत में भी दिखाई 
देती है । 


बौद्ध विहार 


शृंग राजाओं के समय में सहद्याद्रि (पश्चिमी घाट) को पर्वत-मालाओं मैं 
कुछ बौद्ध विहार बने | इनमें आजा, पूना के निकट वेदसप्र और कोलाबो के निकट 
कॉडिण्य की मृफायें हें । भाजा इत सब में अधिक प्राचीन है। भाजा की गुफाओं 
का महत्व उसको दीवारों पर क्वंकी गई विद्याकू प्रतिमाओं के कारण है। यह 
आंध्र राजाओं की कीति की साक्षे हें। एक गुहा-मंदिर है, उसमें एक सभा 
मंडप हूँ तथा उससे से हुये दो कमरे हैं १ सामने बरामद हें । एक सिरे प्र तीन 
कोठरशियाँ बनी हुई हैं । यह कोठरियाँ खस्‍्भों द्वारा बरामदे से कलम कर दी गई 
हैं। इनमें नीचे की ओर मूर्तियाँ बनी हुई हें । स्तम्भों पर एक ऐसी नारी आकृति 
भी दिखाई देती हे जिसका मुख मानवरं जेसा हे और शेष शरीर पशुओं जेसा । यह 
भी विदेशी अभ्निप्राय हैं। इस स्तम्भ पर कंमलों का अरूंकरण है। भ्राजा को गृफ़ा 
में बाई ओर एक राजा चार अब्बों के रथ में जाता हुआ दिखाया यया है 4 उसके 
दाहिनी और बाई ओर दो स्वियाँ हें, जो चंचर ओर छव लिये हुए हें। कुछ 
विद्वानों ने इस प्रतिमा को सूर्य की मूर्ति मस्‍्ता है । रथ एक जत्पंत विशालकाय 
राक्षर्री के ऊपर से, जिसका मुख विकृत हो गया हैँ, निकछ रहा हैं। उसका झरीर 
जहुत ययावह है । इस दुद्य की पाइ्वंभूमि में कुछ घुड़सवार दिखाई देते हें ।* 
बौद्ध वाइमय में सुर्ये का उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलता है । उन्हें देव पुत्र कहा 
गया है। वे झक्त के आदेश से विद्व को प्रकाशवान करते हैं किन्तु इस मूर्ति की 
प्रसंग-कथा कहीं नहीं मिलती । अंधकार को 'राक्षसी मान लिया ही और सूर्य का 
रथ उस अंधकार को विदीर्ण कर रहा हो, इस प्रकार की कल्पनाओं से 
प्रसृुत चित्र उन दिनों बनते न थे। फिर पीछे खड़े हुये घुडसफारों का क्या प्रयोजन 
है? इस मूर्ति को सूर्य का नाम देना ही भ्रामक है । भाजा में ऐसी ही एक ओर 
विशाल मूर्ति है, जिसे इन्द्र का नाम दिया गया है। इसमें विश्ञाल हाथी पर एक 
राजपुरुष बैठा है और उसके पीछे उसका एक सेवक क्षंडा लिए हुए बेठा है। हाथी 
ने एक वृक्ष को उखाड़ लिमा हैं और वह उसे अपनी सूंड में दबाये हुये हें। .उस 
के तनीबे अनेक मानच-आक्ृतियाँ हें। राजा और उसका सेवक आकार 


"१, १४७ (७८डीकॉ्#० पमिरेझ्॑तर जे ॥870%, पेजेचफव 7, एक७ उप 


में बहुत बड़े दिखाई दे रहें हैं । हाथी के पाँव के नींचे एक वृश्ष हैं, जिसके: 
चारों ओर चौकोर वेदिका हैं और उसके ऊपर छत्र तना है । एक ओर के कोने: 
में एक राजा अपने आसन पर बेंठा हुआ है। उसके निकट उसकी रानियाँ खड्डी 
हैं । यह मूति इच्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं । क्वाफी को. ऐरावत कहा गया हैं । इन्द्र 
का उल्लेख बौद्ध वाहइमय व दिल्‍व में अनेक स्वेस्मों पर प्राप्त होता हैं। वह मगवान 
के जन्म के समय उपस्थित रहता हैं और फिर बार-बार उन के 
निकट आता-जाता रहता है । जिस समय मगवान तुशित स्वर्म से सांकातय में: 
उतर्ते हूँ तब भी झर्क् अथया इन्द्र उनके साक ही दिखाई देता हैं किन्तु उसके इस 
प्रसंग का जो मजा के इस गृहा-मन्दिर में अंकित है, कोई उल्लेख नहीं मिरता $ 
वंस्तुत: यह किसी बौद्ध को का अंश हैं । 

 भाजा की वह मूर्ति जो चार घोड़ों के रक पर सवार हैं, लट्टदार पगड़ी! 
बाँघें हें । इस फ्रकार की पगड़ियाँ भारहुत के अर्धघ-चित्रों में दिलाई देती हें। 
राजा के गछे में दृहरी माझा दिखाई दे रही है । रानियों के सिर पर भी बडे-बढ़ 
साफे हैं । उनके मले में भी वसे ही आमृषण दिखाई है रहे हैँ, बेसे कि भारहत 
की स्कियाँ पहना करती थीं + - 

._ राजा जिस प्रकार के रथ पर चढ़ा है, वैसे रथ सांची में मी दिखाई देते 
हैँं। यह ऊंपर से खुले हुये रहते थे। उनमें घार-बाँच घोड़े ओड़े जाते थे, मह भी 
सांचौ के दृश्यों से मालूम होता है | समूची मूर्ति अर्ध-चित्र के भांति पत्थर पर 
स्तोद दी गई है और फिर महराई तक कोर कर अ!कृतियों को उभ्ारने का गत्न॑ 
किया गया हूँ। यह कोक-कझा है और इसकी कड़ी मझारहत के कौद्ध शिल्प से 
अंडती हुई जान पड़ती है । 

- वह मृत्ति जी जो इन्द्र के नाम से प्रसिद्ध है, इसी लोक-कछा की है 
सजा के वरुद् और आमृषण आदि सांची के सदृद्य ही हैं । हाथी के क्षरीर के 
अंगों में यूथ विभक्ति' नहीं दिखाई देती ! नीचे बासन पर राजा बैठा हुआ है। 
उसके वस्त्र और आभूषण भी शुंग काछ के छोमों के सदृश्य ही हैँ । इस मूर्ति में 
ऊपर के कोने में एक बहुत ह्वी आदचर्य जनक दृषय दिखाई दे रहा है। एक नारी माकाश 
से चित होकर सू पर गिर रही है। उसे द्वाथों में केने के रहिए पुरुष नोर बना 
कर एकत्रित हो गये हैं । इस मूर्ति की सन्दर्स कथा गया है, यह पता नहीं चलता 
कित्पु हाथी पर ब्रेठने वाला राजा इन्द्र नहीं है, यह तो निःसन्दिष ही हैं। इस 
कह देखते से मालूम होता है कि यह करा मा सो मौर्येकारू के अंतिम यूझ 
ही. है, अधका फरस्थ्िक सुंग करा की । 

7 हुसका विल्प-विधान मारहुत और सांची की अपेक्षा अधिक पुराना जान 


जन 


यानि पड़की है।। ग्रणा विज्वर: के गरफमदे में. इससे मी. प्रत्चीन सिस्प--फलक 


ट 
४! 


दिखाई दे रहा हे । इस पर कुछ मनुष्यों और पशुओं की आकृतियाँ हें+ ऐसा जाध 
घड़ता हूं कि घोड़ों के व्यवसायी एकत्रित हो गये हैं ॥ 

भाजा में शक सैंनिक की जाकृति भी है, यह नीचे से भ्रभ्त हो गई है। 
जह घोती के स्थान पर चुन्नस्दार चस्त्र पहने हुए है, जिसके ऊपर दुपंट्रा बंधा हुआ हैं ॥ 
पटके के दोनों छोर रूटक रहे हैं । उसके सिर पर एक मोटा सा साफा दिखाई दे 
रहा हूं । उसकी चाहों, भुजाओं कौर गले में ऋभूषण हैं, कमर में हाल है और 
सलवार को वह कषपने हाथों में लिए. हे १ ह 


भाणा को इन दोनों मूर्तियों को, जिन्हें अत््य विंद्वोनों ने सूर्य और इच्ध की 
आकंशियाँ कहा है, श्री रनछोड़ 'लाल जी शञानी ने राजा मान्धोता माना है । यहे 
दोयों रुई्य उसके उस खीचन-“प्रसंग पर आघारित हैं, जो दिव्यावदान में आंत्ता है ॥ 
खाजा को यह युफायें बौद्ध हैं और ईसा से १७० वर्षे पहुलें ते लेकर १०० वर्ष 
जाद तक. की हैं । इंसमें सूये ओर इन्द्र को उत्कीर्ण करने का अंश्न ही नहीं उठता 
उसी स्थिति में जस्ती जी का अनूभान ही सत्य अत्तरेत होता है । वे इंस योद्धा को 
वमी दाजा मान्यातत दही मालले हें। दिव्याक्दान के अनुसार मान्धाता उपोर्षध भासक॑ 
राजा का पुथ था 4 एक बार जब मान्याता अपने राज्य में श्रमंण करने गया था, 
खसके पिच्चा बीमार पड़े और उनका देहावसान हो गंया। मंत्रियों ने भाग्वात्ता कये 


राजधानी में लौट आते के लिए लिखा फिस्तु कह अफ्ता राज्याभिषेक कराने के 
न्डाद ही छोटा 


आन्धरता के शासन-कोल में वैशार्ली के कल में पाँच सौ ०३४ अक ' करेंते 
हे ।. उस कक्‍्न में काछे घभोर पक्षी भी थे। परक्तियों के पंखों को 'फह़ेंफ 
ऋषियों की तपस्या भें विष्त पड़ने रूगा तब दुमेख कब ने उन्हें शाप दिया. कि 
उनके पंख ही कट कर गिर पढ़ें + वसा ही हुआ 4 भास्वाता की. ज्च उत्त: निरोहे 
पक्षियों की इस दुर्देशा का समाचार मिक्ता हो घह कोपित हो उठा और उसके 
उन्हें अपनी राजधानी छोड़ कर अन्य चले जयनेका  भांदेश दे दिफा। ऋषि 
श्ेशाल्ती छोड़ कर सुंभेर फ्बंत पर सपफ्स्या ऋरने के गये १ 


अनेक वर्षों सक राज्य ऋरने के पश्चात्‌ भान्धाता फो इच्छां दिग्विजय फेरने 
को हुई.। उसकी सेना सुमेर परत की शोर कल दी । रास्ते में उसने ऐसे वक्ष देखे 
जिनमें फछों की जगह भाभूषण और वस्त्र लगे थे। उसमे वंद्चों की डालिनों पर 
सप्सरायें भी देखीं | मास्धाता ने अपने सेनापतियों को. उन फलों का . उपभोग 
ऋरने का श्रादेक्ष किया $ सुमेद पर भारधाता को थे ऋषि भी मिले, लिलन्हें उसने 
अपनी राजथानी से यहिष्कृत कर दिया था। . उन्होंने अपने चसत्कररों द्वार 





अकाल 


१. ? अ#फए जज कॉपिमात मकर पमते00 बस, सर, कक प्रिया: 
ईड्े 


मास्धाता की सेना की अवाध गति को रोक देना चाहा किम्तु वें सफछ न हु । 
राजा ने क्रोषित होकर आदेक्ष दिया कि इन सब सपस्थियों की जटः मुंढवा 
दी जावें। 

राजा, देवताओं के नगर सुदर्शन की ओर चला । वहाँ सबसे पहुले नागों ने 
भोर फिर देवताओं ने मान्धाता की सेना से युद्ध किय! किन्तु वे पराजित हो गये ॥ 
वान्धाता की सेना उत्तरोत्तर आमे बढ़ती चली। राजा ने पारिजात नामक 
वृक्ष देखा जिसके नीचे देवगण क्रीडायें किया करते थे । उसने अपने सेनापतियों 
को भी वहाँ क्रीडा करने की अनुमति वे दी + देवताओं का नगर सोने और रत्नों 
'पै बना हुआ था । उसी नमर में इन्द्र जोर उपेन्ध्र के जी भव्य मवन थे । इन्द्र के 
मान्धाता का ययोक्तित सत्कार किया ) उत्त दिनों देव और बसुरों में युद्ध चल 
रहा था। मान्धाता ने देवताओं की ओर से युद्ध किया । राजा उस समय एक रथ 
में बंठा हुआ था । घमासान युद्ध हुआ । असुर गण परास्त होकर जाम गयणे । 

यह संक्षेप में दिव्यावदान की कथा है, कुमारस्वामी व भस्य इसिहास- 
कार जिसे सूये की मूर्ति मानते हैं, कह महाराज मान्धाता हैं। उनका रफ असुरों 
'की कुचलछता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। इस दृश्य में यह एक महाकाय 
राकसी के उपर से गुखरता हुआ जा रहा है। दूसरे दृश्म में एक राज-पुरुण 
एक हाथी पर जा रहा है ! आभूषणों और वस्त्रों से वहू कोई राजा प्रतीत होता 
हैं। उसके पीछे हाथ में पताका लिये सेवक बैठा है। इस पर नन्‍्दीपद अबया 
तिरत्न का चिन्ह है। सांची में भी हसी प्रकार की पत्ाकार्थे दिखाई देती हूँ । 
भनेक विद्वानों ने इसे इन्द्र की प्रतिमा म्यक्त है किन्तु दिश्यावदान कसी कथा के 
सानी जी के मत की ही पुष्टि छोती है । 


”. भाजा की गुफाओों का दिल्प प्रारंभिक काछ का है और भारहुत का सम- 
काछीच कहा. जा सकता है। घेंसा कि हम मारहुत के प्रकरण में कह चुके हैं, 
क्िलुस' लोकें-केला को ना तो भर्म के दार्शनिक फ्क्ष से सम्बंध है और नेतिक 
भकसे। यह तो उस युग के आमोद-फ्रमोदव मय जीवन को हुमारे सम्मल 
रखता हूं। पद्षु और वुक्ष-वल्लरियों आदि कह चित्रण क्री इसमी उत्कृष्टता से 
हुआ- हैं कि लिदेदी कलक समीक्षकों को भी मुग्ध होकर कहका पडा है, विश्व 
“ने किसी बल्य लिल्प-प्ैकी में पश्द-जगत्‌ या वनस्पतियों का इसना सुन्दर और 
सक्कीक चित्रण कहीं हुआ' कुछ इतिहासकारों ने चाजा के शिल्प को तीसरी अथवा 
| गे र 3+ अत्यष्दी ईसा पूर्व का महता. है किन्तु सर जॉन मार्कल क क्री कुमारस्वामी 
अंकल में कह प्रकर कदाक्दी कहै।...॥ | 

.. औक के बिहार के निकट हौ एक स्तूप भी था । कॉडिब्य, पिसलछोरा व 
मेजर परे देखते फरद की कद फ्ीफूदी पून की. है । कर्ता की सकी गुफा कुछ 





परचात्‌ बनी है। यह चैत्य उन मिक्षुओं के लिए बने थे जो संघ बनाकर सामूहिक 
रूप से रहते थे। इनमें उपासना स्थल, स्तृूप भी बना रहता था। इन्हें चेत्य कहा 
गया है । इनमें बड़े प्रकोष्ठ, चेत्य और कोठरियाँ रहती थीं। प्रकोष्ठ भिक्षुओं के 
एकत्रित होने के लिए, कोठरियाँ रहने के लिए तथा स्तूप उपासना के लिये बनाया 
जाता था। बहुधा आकार में यह रूम्बाई लिए हुए रहते थे और सबसे भीतरी भाग 
में स्तूप रहता था। चैत्य का भवन का वह छोर जिसमें स्तृष रहता था, कुछ 
गोलाई लिए हुए रहता था । वही स्तूप के परिक्रमा- पथ का काम भी देता था । 
सभा-मर्डप अथवा बड़े प्रकोष्ठ में द्वार के उपर घोड़े के नाछ॒ के आकार का एक 
बड़ा झरोका भी काटा जाता था ताकि गृफा में प्रकाश और वायु प्रवेश कर सके । 
कौंडिण्य, वेदसा अथवा पितलखोरा में मूर्तियाँ नहीं हैं । यह स्थापत्य के विकास की 
दृष्टि से ही अधिक महत्वपूर्ण समझे जाते हें। यह प्रारम्भिक नमूने हें। 
समस्त गुहा मंदिर भाजा के समकालीन ही हैं । इन गुफाओं की छतों में काठ का 
उपयोग भी हुआ है। भाजा का सभा-मंडप लगभग ६० फीट रूम्बा है और 
कॉडिष्य का भी इतना ही है । अजंता की दसवीं गृहा का सभामंडप इनसे बढ़ा 
है और वह लगभग ९६ फीट है। इनमें सबसे पुराने बिहार भाजा, कौंडण्य और 
पीतलखोरा के हें। अजंता की दसवीं गृहा भी इसी काल की है। बेदसा और 
नासिक का चेत्य कुछ बाद में बने और काल का सबसे अंतिम है। सर जॉन 
माल इन का समय इस प्रकार मानते हैं। भाजा, कौडिष्य, पितलखोरा तीसरी 
शताब्दी ईसा पूर्व में बनें । अजंता की दसवीं गृहा भी इसी समय' बनी । बेंदसा के 
गुहा-मन्दिर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के प्रथम अथवा द्वितीय दक्षाब्दी में तथा 
नासिक ईसा से १६० वर्ष पूव॑ बना। काले का समय ईसा से ६० वष 
पूर्व का है । ' 

इन समस्त गुद्ठा मंदिरों में कालें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वह इन सब में 
बड़ा है और उसमें हीनयान के चैत्य-गृह की पूर्णताओं का समावेश हो गया है। यह 
सुरक्षित अवस्था में भी है। यह छगभग एक सौ चौबीस फीट रूम्बा और 
पैतालीसः फीट चौड़ा है। अपने पहले के बौद्ध-भवनों में यह सबसे भव्य प्रतीत 
हीता है । 

इसका स्तृप भी विशाल है। उसकी हमिका के ऊपर काठ को छत्र लगा 
हुआ है। कारें की गुफा की छत में भी लकड़ी दिखाई देती हैं। स्तूप में दो 
बेदिकां पथ हैं। मवन का प्रवेश द्वार कटा हुआ है ताकि भीतर प्रकाश प्रवेश कर 
सके । भवन के प्रवेश्ष द्वार से लेकर भीतर के स्तूप तक विशाल खर््भों की पंक्तियाँ 
है । इन सम्भों के ऊपर झुके हुए हाथी, घोड़े भौर उनके सवारों की आकृतियां 


१५. किक जात एव ७७ 276$80709 ० :038 ९०, 7, ?:%&ह 08, 


कर्ज 


बनी हुई हैं | हाथियों और उनके आरोहियों को बड्ठी सजीवता के साथ बनाया 
गया है। काल के प्रवेश-द्वार पर भी कुछ मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। इनमें कहीं 
हाथियों की पंक्तियाँ दृष्टियोचर होती हूँ, तो कहीं मिथुन । ऊपर के एक छिला-- 
पट पर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ आंकी गईं हैं। यह विभिन्न काल की हैं। इनमें से 
कुछ गुप्त युग की बनी हुई हैं । प्राचीन प्र तिमायें उन दान-दाताओं की हैं, जिम्होंने 
इस संघाराम के लिए घन व्यय किया था । वे अपनी पत्नियों के साथ खड़े है । 


स्तूप भवन के आगे दो ध्वज-स्तम्भ खड़े हुए थे। इनमें से एक प्राप्त 
होता है । उस पर चार सिहों की आकृतियाँ अकी गई थीं | कार की गुफा की 
पिलश्येषता यह है कि इससे कई मंजिलों के गृहा-मंदिर बनाने की परम्परा चलती 
है और फिर झछोरा में तीन-तीन तल की गुफायें दिखाई देती हैं। इसका 
ध्रारम्म नासिक और काले की यफाओं से ही होता हूँ । 

नासिक में युफा नगर से ५-६ मील-दूर हूँ | यहाँ के छोग दहन गुफाओं को 
पान्डव गुफा कहते हैं । उनका विश्वास है कि पंच पॉडव अपने वलवास में यहाँ 
आकर उहरे थे। इसे गौतमी पूृत्र गुफा भी कहते हैँ | इसमें सामने का भाग, 
दी हमें में धिभक्‍्त कर दिना गया है'। नीजे की ओर द्वार है और ऊपर की ओर 
अशी खिंहंकी, जिससे प्रकाश ऊया करता है। विदेशियों मे इसे घोड़े के नाछ के 
आकार का वहा है। सामने की ओर बरामदा है ओर उससे छूगे हुए तीन कमरे 
हैं । इसके ऊपर भी नकाशी का काम दिलाई देता है। स्तम्भों के ऊपर चौकोर 
नौकियाँ हैं, जिन पर बंठे हुए हाथी आाँके गये हूँ । स्थापत्य के विकास की दृष्टि से 
इसे खक्‍्मों का अपना महत्व है । क्योंकि नीचे का आकार जलू-कलदा का है। उसी में 
' से यह ख़म्में निकलते हुए दिखाई देते हैँ | खम्भों म॑ कलश का प्रयोग!अज़ता और 
छकीश में तो बहुत दिखाई देता है। यहां तो इन्हें विवषिष प्रकार के अक्करण से 
ऋण दिमासांया है । प्रारस्मिक बौद्ध स्थापत्य में हस प्रकार के खम्मे यहाँ पह्चिस्ये 
हीं भार बिखाई देते हें। खम्मे के ऊपरी साम में मुढ़ी हुई पंखुड़ियों का कमछ 
तीलोत्पल.या छीलेफर हैँ। सच. तो यहू है कि प्रारम्भिक बौद्ध स्थापत्य में सम्मों 
की डिज्ायनों की मूल-कल्पना अश्योक-स्तम्मभों से ही छी गई -है।। उससे 
पहुफे हें जो: रूस्से बनते थे, उनमें ऊमर की ओर पक्षियों आदि की मूर्तियाँ 
करनी रहती थी । 

प्रकसम्सिक गुहा-मन्दिरों में जुझार की गुफाओं का म्ली अपता एक स्थान है। 

बह पूना से लगभग पचास भीर दूर पढ़ती हैं । इसमें से एक स्सप व विहार 

कहे! दसवें मी मीसर सफ्म हें। दस सन मुफाओं में से किसी में. सी कोई 
मूक्ति सही. हैं । सनमोड़ की गुफा जुब्नार के दक्षिण-पदिच्रस सड़क के ऊपर ही 
ऊतभ् शक शीछ के कप पद सिथिस: हैं । इसकी शीन गुफानों में एक अपूर्भ 


पा प्र 
दी सा 





चत्य गुफा प्रधान समझी जाती है। इसमें श्री देदी की एक प्रतिमा प्राप्त 
होती है। जेंसा कि हम सांची के प्रकरण में देख चुके हैँ, लक्ष्मी की 
प्रतिमायें बोद्ध-छश्षित्प में भी प्राप्त होती हैं.। ईसा की प्रथम और दूसरी झताब्दी 
में लक्ष्मी की उपासना बहु-प्रचलित थी । सिरि और वालकर्णी जातक में मौीं 
लक्ष्मी का उल्लेख प्राप्त होता होता है। सिरि जातक में एक चोर अनाथ 
पिड़क की श्री अर्थात्‌ घन चुराना चाहता था किन्तु वह एक स्थान पर 
ठहरती ही न थी। कभी ब्रह मूियों में चछी जाती थी, कभी श्रेष्ठि पत्नी में 
जाकर निवास करती थी । इस प्रकार 'श्री ' का घन के रूप में उल्लेख प्राप्त होती 
है। एक अन्य जातक में बोधिसत्व काशी के एक वणिक के यहाँ उत्पन्न हुए । वह 
परिवार धामिक कार्यों को पवित्रता के साथ सम्पन्न करता या, इसीलिए उसे 
शुचि परिवार कहते थे । एक बार देवी श्री और कालकर्णी अनोतप्त सरोवर पर 
स्नान करने गईं। दोनों में झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि पहले कौन स्नान करे ? 
जब उस झगड़े को देवों के अधिपति शक श्री न सुलझा सके तब वे दोनों कीधिसत्व॑ 
के पास गईं, बोघिसत्व के पास पहले नीले वस्त्र पहने कालकर्णी पहुंचीं। बोपिसत्व 
नें उनसे बातचीत की और उससे उनके गृण पुछे। जब बोघिसत्व को उनमे 
संतोष न हुआ तो उन्होंने उस देवी से चले जाने को कहा । उसके पद्चात्‌ देबी 
श्री आई। वे पीले वस्त्र पहने हुए थी भौर उनके शरीर पर भी सोने के जामूषण 
थे। उन्होंने अपने गुण बताये कि वे कंमेठ व्यक्तियों को पसन्द करती हें साथ हीं 
उन्हें जीवन में पवित्रता अत्यंत प्रिय है । बोंघिसत्व ने उनका सत्कार किया और 
बैठने के लिए वह शोया दी जो अत्यंत पवित्र लोगों के लिए रखी गई थी। 
उसका नाम ही श्री-शया पढ़ गया । 
क्‍ इस जातक-कथा से स्पष्ट हो जाता है कि श्री देवी बोद्ध वाश्मय में 

अपरिचिता नहीं थीं । उनकी प्रतिमायें बोध गया, भारहुत और सांची में भी मिंलती 
ही हैं। जुन्नार के निकट मनमोड़ पर्वेत की गृफाओं में श्री देवी की प्रतिमा ऊषरी 
गोलार्थे के निकट बनी हुई दिखाई देती है । वे कमल पर खड़ी हैँ और उनके 
निकट के प्रकोष्ठ में दो हाथी करूलों पर खड़े हुए दिखाई देते हें । उनकी शूंडों 
जरू-कुम दिखाई देना है उसके पास के प्रकोष्ठ में दो पुरुष हाथ जोड़े हुए खड़ 
दिखाई देते हूँ । वे भीतर के प्रकोष्ठ की देवी की पूजा करते हुए प्रतीत होते हें । 
बाहर की दीवाछ़ों पर र्त्रियाँ खड़ी हैं| वे भी इसी मुद्रा में हें। उनके हार्थो भें 
कमर का पृष्प तथा कहिका दिखाई देती है । मनमोड़ पर्वत की प्रतिमा थ्री की 
ही आकृति है, यह सभी कछा-समीक्षकों ने रवीकार कर लिया है 

प्रसिद्ध इतिहासकार फर्गू्संन ने भी छिखा कि भारहुत के साथ इस मूर्ति 

तुछना करने पर संक्षम का कोई रथान ह्वी नहीं रह नाता, यद्यपि जिन घत्थरों पर. 
, उनकी जाहुतियां बनाई गई हें वे भिन्न प्रकार के हूँ । उन दोनों में यह बसाझता 


>> 


कि इनमें कौन सी पहली हैँ, सम्भव नहीं हैँ । लगभग इसी यूग की जैन गुफायें 
उडीसा में भी हैं, उनमें से रानी गुम्फा में दरवाजे के ऊपर की मेहरा: में भी 
श्री-दिखाई देती हैं | इसमें वे एक कमल पर खड़ी दिखाई देती हैँ और 
सरोवर के दो अन्य कमलों पर हाथी खड़े हैं। यद्यपि इन प्रतिमाओं में कला 
की श्रेष्ठता तो नहीं दिखाई देती फिर भी मूर्ति-विधान की दृष्टि से 
इनका महत्व है । इनसे यह तो सिद्ध होता ही हैँ कि हिन्दू, बौद्ध और जैन, सभी 
में समान रूप से लक्ष्मी की उपासना प्रचलित थी | 

जैन शिल्प के अतिरिक्त जनों के वाहुमय में मी लक्ष्मी देवी का उल्लेख 
प्राप्त होता हैं। भगवान महावीर की मासा त्रिशछा देवी ने चौदह पवित्र स्वप्न 
देखे थे । उनमें उन्होंने अनेक पवित्र वस्तुयें जंसे अग्नि की ज्याला, दिव्य रभध, 
हाथी आदि देखे थे। उन्होंने स्वप्न में श्री देवी के दर्शन मी किए थे। वे कमल 
पर आसीन थीं और दिग्गज उनका अभिषेक कर रहे थे । सबेरे जब उन्होंने यह 
स्वप्न ज्योतिषियों को बतजाया तो उन्होंने कहा कि रानी ने ऐदवर्य की देवी के 
दर्शन किये हैं । उनका पुत्र अलौकिक होगा ओर जिस समय वह माता की कोल में 
रहेगा, रानी की दान आदि देने की विशेष अभिरुचि रहेगी। भगवान बुद्ध के 
जन्म ,.के समय उत्तर रुचक से जो कुमारिकायें आई उनमें श्री भी थीं। 
ईसा पूर्व के इन गृहा-मन्दिरों में श्री की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा दिखाई देती है। 
फिर ज्यों-ज्यों महायान का विकास होता जाता है, वे ध्यानी बृद्धों और बोधि- 
सत्वों की भीड़ में न जाने कहाँ विलीन भी हो जाती है ? 

जिन दिनों दक्षिण में गुहा-मन्दिरों की परम्परा खलती जा रही थी, उन्ही 
दिनों उत्तरी मारत में दो शिल्प शलियाँ उदय हो रही थीं। एक का केन्द्र मधुरा 
था और दूसरी का मान्धार प्रदेश । मथुरा शेल्ी में इस देश की लोक-करा ही 
विकास प्राप्त रही थी और गांघार में विदेशी तत्वों का मिश्रण था। मथुरा मोर 
बरांघार दोनों शेलियों में पृथकू-पृथकू रूप से भगवान बुद्ध प्रतिमायें मनती 
जा रही थीं। 


4 
म] 
एक हु 2 पल हक 





गांधार शेली 


मथूरा के शिल्पी जिन दिनों भगवान तथागत की शांति, मैत्री और करुणा 
को भावमयी प्रतिमाओं के रूप में साकार कर रहे थे उन दिनों भारत के 
पद्चमोत्तर प्रदेश में भी बुद्ध की जीवन-गाथा और जातक-कथाओं से प्रेरणा 
पाकर राजा लोग, शिल्पियों से असंख्य प्रतिमायें गढवा रहे थे। एक मन की 
प्रेरणा से आत्मविस्मृत होकर कला की साधना कर रहा था, दूसरा उदरः-पूर्ति 
के लिये राजाज्ञा का पालन कर रहा था । 

गान्धार प्रदेश में यवत, ईरानी और भारतीय संस्कृतियों का संभम हो रहा 
था। इस का प्रभाव कला पर भी पडना स्वाभाविक था। दोनों के दृष्टिकोण 
के साथ ही उनके शिल्प-विधान में भी अंतर था। एक कल्पना की देवी को 
साकार कर रहा था, दूसरे के आगे सादृह्य था। वह ग्रीक के देवताओं जेसी 
ही चीज बना देना चाहता था । वह बुद्ध की प्रतिमा को एपोलो की प्रतिकृत्ति 
बना देना चाहता था। बलिष्ठ शरीर व उभरी हुई मांस-पेशियों की ओर उसका 
ध्यान अधिक था। वह कथा के विषय को पूरी तरह से सजा देना जानता था 
पर स्वतः की अनुभूति के अभाव में प्रतिमा में प्राण-प्रतिष्ठित करने में 
असमर्थ था । विषय दोनों के एक ही थे पर मान्धार-कला में वह छुनाई न आआ 
पाई, जो मथुरा की कला-कृतियों को सजीब बनाती थी | इस भिन्नता के कारण 
यहू शैली भारतीय कला के आदशों से कूछ दूर जा पडती है, पर एक कहावत 
है, “सोने को रंग कसौटी लगे पै कसौटी को रंग लगे नहिं सोनें।' भारतीय 
कला ने इस पर अपना कुछ न कुछ प्रभाव छोड ही दिया । इन प्रतिमाओं के 
नेत्रों में कटाक्ष भर गया । उंगलियाँ मी लचकीली हो गईं पर दोनों में अन्तर 
बना रहना भी स्वाभाविक था | 

जो शिल्प-श्षै्ली गान्धार में पनपी उसे “ग्रान्धार-कला की संज्ञा दे दी 
गई। यों विदेशी विद्वानों ने इसे “ग्रीको-बुद्धिस्ट, इन्डो-ग्रीक, इन्डो-वेक्टीरियन 
के नाम से सम्बोधित किया है । 


गान्थार माम अत्यंत प्रसिद्ध है, साथ ही प्राचीन भी । ऋग्वेद और अथर्व 
वेद में इसके इसी नाम का उल्लेख मिरता हैँ । पुरुषपुर और पुष्कलावती यहाँ 
के सुप्रसिद्ध नयर थे। दक्षिण-पूर्वे में इसकी सीमा तक्षशिल्ला को छूती थी | 


४९. 


धघर्म-प्रिय सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के आर्य-सत्यों को समस्त जनपर्दों 
में प्रसारित कराया था। भिक्षुओं का जो दल गान्धार और काइ्मीर गया, 
उसके नेता मध्यान्तक थे । वहां के नाग-राजा इरावल ने उनसे दीक्षा ली थी। 
कहते हैं कि अशोक ने देश भर में चौरासी हजार स्तूप बनवा दिये थे। सम्भव है 
कि कुछ स्तूप यहाँ भी बनाये गये हों । 

ईसा पूर्व दूसरी व पहिली शताब्दी में जो वेक्टीरियन राजा यहाँ शासन 
करते थे, उनकी बौद्ध मत पर आस्था थी। “ मिलिन्द-प्रइन में यवनराज मीनंडर 
की भिक्षु नागसेन से धार्मिक विषयों पर चर्चाये हैं । मीनंडर ही मिलिन्द थे, यह 
निश्चय हो चुका है | वे स्वयं बौद्ध मतावलम्बी थे | मीनंडर के राज्य की सीमा 
बढ़कर बयोद्धा तक आ गई थी । 

बेक्टीरियन राजाओं के परचात्‌ इस प्रदेश पर शकों का आधिपत्य हुआ | 
बोद्ध मत के प्रश्नय दाताओं में कनिष्क का नाम भी अशीक के समान ही बड़े 
आदर-भाव से लिया जाता हूँ। उन्होंने १०० ई० में भिक्षू-संघ को जालंधर मे 
आमंत्रित किया था। वहीं महायान को एक निदिचत स्वरूप प्राप्त हुआ । कनिष्क 
सभी धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे । उनकी धर्म-सहिष्णुता के प्रमाण वे 
सिक्‍के हैँ जिनपर हिन्दू, बौद्ध और पारसी आदि देवी-देवताओं की मतियाँ 
बनी हें ११ 

इस प्रांत में घीरे-घीरे महायान की जड़ें जमती गईं। महायान यहाँ कई 
हाताब्दियों तक फूलता-फलता रहा। चीनी पर्यटक हुआन सांग ने जो सातवीं 
शताब्दी में भारत आये, लिखा है कि उनके समय में गान्धार में पांच सौ विहार 
हैं जिनमें भिक्षमण निवास करते हैँ। गान्धार की शैली महायान के मूरति-विधान 
की दृष्टि से अत्यंत महत्व पूर्ण हैं । विषयों का बाहुल्य इसकी विशेषता है । 
.. गाच्चार प्रदेश में पिछली शताब्वी में अनेक भग्न स्तूपों की खुदाई की गईं ! 
छनमें से प्रतिभाओों का इतया विशाल मंडार निकला कि पेशावर, लाहौर 
थ कलंकत्ता के संग्रह्ाालयों के अमेक कक्ष मर गये । सबसे पहली खुदाई सर ई. 
वेलाइब बैले ने जमालगढ़ी में कराई। इसकी मूर्तियाँ इंगलैन्ड के जायी गई। 
बहाँ क्रिस्टल भवन में इनकी प्रदद्नी हुई किस्सु दुभग्यवश उसमें माग छग गईं 
ओर सारी प्रतिमायें वहीं नष्ट हो गईं । इनके चित्र भी नहीं उतारे जा सके। 
मैले साहब ने इनके केवल म्यारह रेखा-चित्र बनाये हें ।१ जमार गढ़ी, तस्ते-वाही 
मुसुफजाई, सिकरो आदि के बौद्ध स्तूपों में काले स्‍्लेट की हजारों मूतियाँ निकली 


है ४ लि7०82४ के 798 27967 'वकरा्क, के 8) 978588870, ४०),, [5070, 5 पा] 6. 
5. किककराक व पदक आते पडकेएागंतत 875, ॥96, (0007क78च६४८१५ 7?8६6 60, 
द्नै. ५५००४ कक पिछएथा अदाब्कत 50 ९७३, %57 [864] 2५६४ 006---697. 


१9 
आओ 


हैं । गान्धार की समस्त प्रतिमायें काछे स्‍्लेटी पत्थर की ही हैं। यह मतियाँ 
किस काल की हूँ, यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता क्‍यों कि इन पर 
कोई लेख नहीं खुदा, जिसके आधार पर उनका समय निर्णय किया जा सके। 
सर जॉन मार्शल ने इन प्रतिमाओं के सम्बन्ध में लिखा हैं--- 


770 008 एप ॥80 707 82708 0 767 7728268 0876 & ठे॥6 40 
8709 70 जञ्ञा) 88, 707 0 80086078607 0० 89ए6 9७०४000 पघ8 $0 40७७87- 
ग्र2796 धिछाए 070700ट_68. 8९कुएशट0 छींति बाज 8207070807 ६0 
800087809.,” | 

ऐसी स्थिति में यह कह सकना सम्भव नहीं कि इनमें से कौन सी कृति 
पहले की और कौन सी उसके बाद की हैं। केवर दो-तीन प्रतिमायें इसकी 
अपवाद हूँ। खरोष्ठी में उनके नीचे, उनके बनने का समय लिख दिया गया हैं । 
इनमें से एक कलकत्ता संग्रहालय में हैँ । यह एक बुद्ध-मूर्ति है, जिसे किन्‍्हीं बुद्धघोष 
ने संध को अपित किया था । इसके नीचे (३१९ लिखा हैं। ब्रिटिश स्यृजियम 
में हस्त नगर इलाके में मिल्ली एक मूर्ति हें जिसका ऊपरी भाम खंडित हो गया 
हैँ और केवल घड का हिस्सा बच रहा है।इस पर “३९४ लिखा हुआ है । 
हारिति की एक मूर्ति लाहौर के संग्रहालय में है, जिस पर १७९ अंकित है। 
यह कौन से संवत्‌ का निर्देश करता हुँ, इस सम्बन्ध में अबतक केवल अनुमान 
लगाये जा रहे हैं। सम्भवत: यह पहिली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी 
तक की प्रतिमायें हें। 


गरान्धार-कला के विषय भगवान बुद्ध के जीवन से लिये बये हें।॥ शायद ही 
कोई ऐसा प्रसंग दोप बचा हो जिसे यहाँ के शिल्पी की छेनी-ने न छुआ हो। उनके 
भू पर अवतरित होने से लेकर महा परिनिर्वाण तक के सारे क़्संग इस शिल्प में 
आंक दिये हें। इन प्रतिमाओं की संख्या इतसी अधिक है कि उन्तका पथक्‌ रूप: से 
अध्ययन कर सकना सम्भव नहीं है। यों तो देश का शायद ही कौई संग्रहालय 
हो, जहाँ हमें गान्धार कला का कोई न कोई समूना न (मिल जाय, किन्तु कलकत्ता 
संग्रहालय व लाहौर संग्रहालय इसके संबसे विशाल भंडार हैं।... 77 / 


गास्धार शिल्प की शैली विदेशी होते हुये भी इसके विषय सवथा भारतीय 
हैं। इनमें से कुछ कथानक भारतीय दिल्पियों को इतने प्रिय हें कि वे सभी शिल्प- 
शेलियों में प्रस्तरांकित हुये हैं । 


मायादेवी का स्वप्न मारहुत के अधे-चित्रों में आंका गया हूँ। गान्धार कछा 
का एक फरूक करूंकत्ता संग्रहालय में भी है, जिसमें माया देवी सो रही हैं। एंक़ 
हाथी दौड़ता हुआ उनकी ओर आओ रहा हैं। रानी की शैयां के निकट ही एक 


१, उणंवे० $0 प458 59 3. मे, #क्ाहा5), 7286 37... 


है 


दासी खड़ी है। हाथी के मुंह के पीछे प्रभा-मंडल दिखाई दे रहा है। गान्धार शैली 
की प्रतिमाओं में भगवान बद्ध और कभी: कभी बोधिसत्व के मुख के पीछे प्रभा- 
मंडल दिखाई देता है किन्तु वह कुषाण अथवा गुप्त कालीन प्रतिमाओं के प्रभा- 
मंडल की भांति कमलों की बेलों अथवा पुष्पों से अलंकृत नहीं रहता, वरन्‌ सादा 
और सपाट रहता है। यान्धार शैली की कुछ ही बुद्ध-प्रतिमाओं मे अरुंकरणों से 
भरा हुआ प्रभा-मंडल दिखाई देता है, किन्तु सम्भवत: यह बाद की कृतियाँ हूँ। 

माया देवी के स्वप्न के इस दृष्य में एक स्त्री दण्ड लिये उनके पास खड़ी 
है किन्तु भारहुत के अर्ध-चित्र से तुलना करने पर हमें निराश ही होना पडता है। 
भारहुत के दृश्य में जलते हुए दीपक से, पलंग पर माथा टेक कर सोती हुई दासियों 
से, स्वयं माया देवी की मुद्रा से, जिस वातावरण की सृष्टि होती है, उसका शतांश 
भी इस फलक से नहीं हो पाती । 

कला का स्रोत उसके निर्माता की अन्तर की प्रेरणा होती है। अजंता के 
अंधेरे गृहा-मंदिरों को केवल अंतर के प्रकाश से ही आालोकित कर उन दिव्य- 
चित्रावलियों की रचता हो सकती थी । गान्धार शैली के कारीगर को भह प्रेरणा न 
मिल पाई थी। 

मान्धार होली की कृतियाँ फरमाहशी चीजें थीं। कझाकार के पास 
आार्देश पड़े थें ओर उसे उन्हें मिबटाना था अत: वह बिना कोई अनुभूति जगाये, 
मीन कीं भांति मूर्तियाँ बनाता चछा गया। यदि ऐसी प्रसिमायें रसानुभूसि जाप्रत 
करने में समर्थ न हो सकें तो क्या आदइचर्य ? 

श्री राय कृष्णाास जी ने इस स्थिति को समझ कर लिखा है--- मौद्ध 
विषयों की अभिव्यक्षित के छिये उन हदिल्पियों को अपनी कल्पना से काम नहीं 
केना पडा । कुछ उपादानों के नमूते भी गन्धार में पहुँचाये होंगे किन्तु यत: वहाँ 
के कारीमरों को घान की घास मूर्तियाँ सैयार करनी थीं अत: उन्हें इतमा अवकाश 
दे था कि वे इन नेमू्नोंकोी आत्मसात्‌ करते अथवा भारतीय अभिप्रायों को 
समझने बेठते । कुछ खास-सास बात छेकर अपनी पारंपरीण शैली के अनुसार 
उन्हें काम पीटना था । १: 

जन्म के दुश्य में रानी माया देवी सा युक्ष के नीखे उसकी एक टहनी 
पकड़े हुये खड़ी हैँ। मिकट ही उनकी बहिन महाप्रजावती क्षड़ी हैं। उसके निकट 
जरू-पात्र लिये एक अन्य नारी अंकित की गई है । देवराज क्षकत यस्त्र पकड़े, शिष् 
सिद्धार्थे को बपने हथों में ले रहे हँ.। उत्तके पीछे ब्रह्मा सड़े हैं। महाप्रजावती 

के के निकट जो स्त्री खड़ी है, उसके ह्मप्न में ताड़ के पंस्े जैसी कोई वस्तु हे 
भारतीय पझिल्प-कतियों में नहीं द्विज्ञाई देती | 


नील तल नत++++++->+ननी...........--+-+-०+००%----++----_०+नहव न --++न«»« «3-3 «+नन अनकम-»+कज« 
है. भारतीय मूद्िकछा,-थी राम कृष्च दास, पृष्ठ ७४, 
हर 


कक 


गान्धार होली की यह मूर्तियाँ मानो भगवान बुद्ध की जीवन-गाथाओं की 
बिशाल भंडार हें । कहीं छंदक और कहीं कंथक घोड़े के जन्म के दृष्य हें, जो 
केवल भगवान की सेवा करने के लिये घरती पर उतरे थे। कहीं शिश्‌ बुद्ध का 
प्रथम स्नान है जिसमें वे एक चौकी पर खड़े हुये हें और ब्रह्मा तथा इन्द्र एक 
जल-पात्र लिये हुये उन्हें स्नान करा रहे हें । 


सिद्धार्थें के पाठशाला में जाकर पढ़ने का दृश्य साँची या भारहुत के शिल्प 
में कहीं नहीं दिखाई देता । वे अपनी दोनों जांघों पर पट्टी रक्खें हुये लिख रहे 
हें। वे एक चौकी पर बैठे हें। निकट ही अन्य विद्यार्थी खड़े हैं। इस फलक में 
कई दृश्य हैं। एक ही कथा के विभिन्न प्रसंगों को, एक ही फलक में, कई-दृढ्यों के 
रूप में आँकने की शेली पूर्णतया भारतीय है। अजंता, साँची, भारहुत और अमरा- 
वती में हमें यह शेली दिखाई देती है, अतः यह स्वाभाविक जान पड़ता है कि यह 
गांधार के शिल्पियों ने विभिन्ने शैलियों से ग्रहण की हो । इसके एक कोने म्रें गुरू 
बेठे हें. और सिद्धार्थ अन्य सहपाठियों के साथ अपनी पढ़ी, लिपि-छलूक 
लिये खड़े हें । एक ओर कुछ विद्यार्थी मल्‍्ल युद्ध कर रहे हें और दूसरी ओर शस्त्र 
चलाने का अभ्यास कर रहे हैं । कहीं गोपा और सिद्धार्थ का परिणय होता दिखाई 
देता है। वे यज्ञ-वेदी के निकट एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं। वर के निकट 
ही एक पुरुष वाद्य बजा रहा हैं । 


सिद्धार्थ के महाभिनिष्क्रमण का दृश्य साँची के तोरणों पर भी आंका गया 
है किन्तु वहाँ वे स्वयं नहीं दिखाई देते । छनन्‍्दक खाली घोड़े पर छतरी ताने हुये 
है । गांधार कला के, कलकत्ता संग्रहालय के एक मूति-फलक में वे एक राजकुमार 
की भांति घोड़े पर बैठे हुये जा रहे हैं । उनके सिर पर लट्टू दार पगडी है। मुख 
के पीछे प्रभा-मंडल है। वे राजकीय परिधान और अलंकार धारण किये हैं । 
नाठे कद के घुंघराले वालों वाले देव घोड़े के खुरों को अपने हाथ में लिये हैं । 
छंदक छतरी ताने है। घोड़े के निकट ही इन्द्र खड़े हें। वे राजपुरुषों जसे 
अंके गये हैं। उनके पीछे ब्रह्मा खड़े हें । वे योगियों जैसे वस्त्र धारण किये हैं । 
प्िर पर लम्बे बाल हैं, जिनका जूडा ऊपर बंधा हुआ है। उन्तके पीछे भी प्रभा- 
मंडल है। देव गण हाथ जोड़े.हुये है। आकाश में एक ओर वज्ञ॒ लियें हुये यक्ष 
वज-पाणि दिखाई देता है, और दूसरी ओर अन्य देवता । 


महाभिनिष्कमण की भांति ही, शक्र का भगवान बुद्ध के निकट आगमन 
भी बौद्ध कालीन शिल्पियों का प्रिय विषय रहा है। बोधगया में भी शक्र 
का उसके निकट भेंट करते के लिए आना, आंका गया है। जिन दिनों भगवान 
मगध जा रहे थे, वे राजगृह के निकट एक गुहा में ठहर गये। तब इन्द्र, अपन 
एक गन्धर्व मित्र के साथ उनके निकट अपनी जिन्नास्राओं के समाधान के लिए 


है 


आया । गांघार के इस फलक में बुद्ध आसन पर बैठे हैं और शक्र हाथ जोड़े 
हुये खड़ा है। सेवक उस पर छतरी ताने है। इन्द्र के साथी गन्धर्व के हाथ में 
हापे बाजा है । 

ऐसे ही और भी अनेक विषयों का अंकन हमें गांघार शिल्प में दिखाई देता है 
जो भारहुत, साँची और अमरावती आदि में भांके जा चुके थे। मार-विजय के 
दृश्य तो भित्ति-चित्रों में भी दिखाई देते हें । महाराज बिम्बसार से भगवान बुद्ध 
की भेंट भारहुत के तोरणों के अवे-चित्र में प्राप्त होती है. जिसकी चर्चा हम मारहत 
के प्रकरण में कर चुके हे । जब भगवान, गंगा को पार करके राजगृह पघारे तब 
राजा बिम्बसार उनसे मिलने के लिये आये । कलकत्ता संग्रहालय के फलक में वे 
दोनों हाथ जोड़े हुये बंठे हैं । 

इन समस्त विषयों के अंकन से स्पष्ट हो जाता है कि गान्धार करा के 
शिल्पियों ने उन्ही विषयों को स्पर्श किया जो पहले सांची या मारहुत में आंके जा 
चुके थे। गांघार शैली में हमें प्रतीकों की उपासना भी दिखाई देती है। बेः त्रिरत्त 
और चक्र आदि हैं । जातकों का वाह्मय अहुत बड़ा है। उनमें से शिल्पियों ने 
केबल कुछ जातक ही चुन लिये हें । वही हमें भारहुत, सांची, अजंता और गांधार 
शिल्प में दिखाई द्वेते हु । इनमें हम छंदत जातक, द्याम जातक, वेसन्तर जातक, 
दीपंकर जातक, किन्नर जातक, ऋषि ऋग जातक आवि देखते हैं । यद्यपि भारहत 
में कुछ और जातक भी आांके गये हूँ किन्तु एसा लगता है कि किसी एक शिल्प-- 
शली में एक जातक अंकित हो जाने के पश्चात्‌ वही अधिक लोकप्रिय हो गया 
जोर मूतिकार उसी को गढने लगे । छंदत जातक, भारहुत, सांची और अजंता के 
भित्ति-चित्रों में जाता है। महाकपि जातक, भारहुत ओर सांची दोनों स्तूपों के 
तोरणों पर आंका गया है। ऋषि ऋग जातक, जो कोई बहुत उत्कृष्ट कोटि की 
कथा नहीं हैँ, (कंवल एक ऋषि के चारित्रिक पतन के सम्बन्ध में है) भारहुत, 
सांची ब्रोर ग़ास्चार शली में उतरा है। 

बोधिसत्व एक बार हिमारूग की घाटी में किन्नर बनकर उत्पन्न हुये उनकी 

पत्नी का नाम चन्द्रा था। एक बार वे दोनों एक बन में विह्वार कर रहे थे । 

क्रिल्नर चन्द्र बेणू बजा रहा था और उसकी पत्नी नृत्य कर रही थी। वाराणसी का 
राजा शिकार करता हुआ उघर आ निकरा। वह किब्चरी चत्धा का सौन्दर्य देखकर 
ठगा सा रह गया । उसने सोचा कि यदि वह किन्नर को मार डाझेगा तो उसकी पत्नी 
को अपने साथ ले जा सकेगा। उसने तीर छोड दिया और चन्द्र किन्नर वहीं धायल 
होकर गिर पंडा । फिर मर गया। चन्द्रा शोकातुर होकर उसके पुनर्जीवन के लिये 
कक से प्रार्थना करने लगी । उनकी कृपा से किन्नर में पुनः प्राण लौट बाये। कलकत्ता 
सँग्रहल्य के मूर्ति-फलंक में चन्द्र वैणू बजा रहा हैं और बन्द्रा नृत्य कर रही है। उसी 
में एक अन्य दुश्ये हैं जिसमें राजा कभान काम कर तीर छोड रहा है। राल्तसी ओर 


श्र 


चन्द्रा अपने पति के पास बैठी हुई विछाप कर रही है। एक ओर एक पुरुष एक स्त्री 
को खींचे लिये जा रहा है ।* 

गान्धार कला के मू्तिकारों को दीपंकर जातक बहुत अधिक श्रिय था। 
उसे अनेकों बार आंका गया । 

गान्घार कला को विदेशी कला-समीक्षकों ने जिनमें इतिहासकार बी. ए. स्मिथ 
और सर जॉन माल भी हें, बहुत आदर दिया है। उनकी मान्यता है कि बुद्ध- 
प्रतिमाओं का श्री गणेश इस शिल्प-शैल्ली से ही हुआ, भारतीय मूतिकला से यह 
शैली बिलकुल अलग है । बुद्ध-मूृति की कल्पना सबसे पहले कहाँ उपजी, इस पर 
हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। 

गान्धार शैली में बोघिसत्वों की प्रतिमायें राजाओं जेसी ब्रनाई जाती हैं। 
उनका शरीर मांसछ दिरवाई देता है। कभी-कभी पुठठे ओर मांस-पेशियाँ उभरी 
हुई रहती हैं। उनकी मूंछें ऊपर उठी हुई रेहती हैं । जो पहनावा और रहन सहन 
पहिली, दूसंरी शताब्दी के सम्भ्रान्त परिवार के छोगों का था वही शिश्पियों न 
बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में आंका है। उनके माथे पर भी बुद्ध जैसा ही ऊर्ण॑ 
रहता है । उनकी घोती नीची और सलवटों दार रहती है। कन्धे पर उत्तरीय 
पडा रहता है। गले में चौलड़ी मालायें रहती हैं। सिर पर पगड़ी रहती है, जिसमें 
रत्न टंके रहते हैं। उनके बाल कंधों पर ल हराते हुये दिखाई देते हेँ। गान्धार कला 
में केवल तीन ही बोधिसत्वों की प्रतिमायें प्राप्त होती हैं। वे अवकोकितेश्वर, मंजूश्री 
और मैत्रेय हैं। इसमें से मैत्रेय के हाथों में लकाशीदार, सुराही के आकार का पात्र 
रहता है। मंजु श्री पुस्तक लिये रहते हैं और पद्मपाणि अथवा अवलोकितैक्वर के 
हाथों में कमल रहता है। वे रत्नों से जड़े हुये गहने पहने रहते हें। 

गान्धार शैली में कुबेर और हारिति की प्रतिमायें प्राप्त हीती हैं। कुबेर 
धन का स्वामी है और उत्तर दिशा का रक्षक भी कहा जाता है। वे यक्ष जाति 
के समझे जाते थे । कुबेर यक्षों का अधिपति समझा जाता था। हारिति उसकी 
पत्नी थी | हारिति की माता के रूप में कल्पना की गई है। वह अपनी गोद में 
शिक्षु लिये रहती है। कुछ नन्‍हें बालक उसे घेरे रहते हैं। तस्ते-वाही की खुदाई 
में कुबेर और हारिति की पास-पास एक ही आसन पर बैठी हुई मूत्ति प्राप्त हुई 
है। कुबेर का शरीर मांसल ओर पेट स्थूछ है । यह दोनों, उन स्त्रियों द्वारा पूजे 
जाते भे, जो पुत्रों की कामना रखती थीं। 


गास्धार कहा का उद्गम भारतीय है। वह क्षेत्र जिसमें यह पनपी, 
विभिन्न संस्कृतियों का मिझत-भूमि रहा है। यही कारण है उस पर बाहंर 


_अनककना 


केकतलथा 2० फकम« बम -+ रनवे सनम पक हक तप नमन भ+प०॥ पल मन करन नम त ्‌ कम न पलक कल कक कक कि परत 0 खक्‍ आन | 
है, 5 (च्ा30 $0 ६४08 860 9768 7 $96 दी 78870, 90909 ४, 2, 
९५ 


का; विशेष-रूप से ग्रीक ओर ईरानी प्रभाव दिखाई देता है किन्तु इस प्रभाव नें 
उसका पथ कुंठित कर दिया। न तो उसमें यूनानी कला की बथार्थता आ सकी 
और न भारतीय कला की आवशे-शीलता। भारतीय मूतिकछा की विभिन्न शैलियों 
पर उसका कोई स्थायी प्रभाव न पड सका। उसका महत्व यदि कुछ है तो मूत्ति- 
विधान की दृष्टि से । किसी दिल्प-शैली में इतने विषयों का बाहुलय नहीं दिखाई 
देता किन्तु प्रतिमाओं में सजीवता ओर सौष्ठब न होने के कारण वह्‌ मन में रसामु- 
मूति जगाने में नितान्त असफल़ रह जाती है। बौद्ध-कलछा का वह दुर्बरू ही 
सही, एक अंग तो है, इसी लिये उसकी अर्चा करमा आवश्यक सा हो गया । 

हम कह चुके हेँ कि गान्धार शिल्प में भगवान बुद्ध का शरीर मांसल और 
बलिष्ठ आंका गया है। कह्दी-कहीं उनकी मांस-पेशियाँ उभरी हुई भी दिखाई देती 
हैं। पेशावर संग्रहालय में तपस्वी गौतम की एक प्रतिमा है जिसमें उनका अस्थि- 
पिजर दिखाई देता है। वेहरे पर सुकड़ने पड गई हूँ और आँखें गड़डे में घंस गई 
हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नर कंकाल आसन पर बिठा दिया गया है। मथुरा, 
सारनाथ अथवा अन्य कहीं इस प्रकार की प्रतिमा उपरूब्ध नहीं होती । भारतीय 
शिल्पी की दृष्टि, भगवान की मानव-देहू पर कभी केन्द्रित नहीं हुई। उसकी दृष्टि 
के आगे एक सामान्य मानव नहीं महा मानव; वरन्‌ उससे भी श्रेष्ठ दिव्यात्मा 
था; जिसको वह कठोर प्राषाण के माध्यम से साकार करना चाहता था। फिर 
कण-क्षत परिवरतित होती हुई शारीरिक दशा की ओर उसका ध्यान कैसे जाता? 
देह की शक्ति ओर सौन्दर्य का अंकन उसे इष्ट न था। वह तो मूति पर 
देवता की आभा उतार देना चाहुता था, उसकी दिव्य-ज्योति आंक देता चाहता 
था। यदि उसकी कृति में यह आत्मिक सौन्दर्य निखर कर आ गया सो उसकी 
छदी कृतकृत्य हो गई, यही भावना उसे कार्य की प्रेरणा देती थी । गान्धार शिल्प 
में मी इस मावना से प्रेरित होकर भगवान जुद्ध और बोधिसत्वों की कुछ प्रतिमाय 
बनी हें, ४०५ वे संख्या में इतनी कम हैँ कि उस विश्ाक् भंडार में अपना स्वतंत्र 
अस्तित्व नहीं रखती । ' 


ग़रान्धार शली में भगवान बुद्ध एक योगी के वेहा में अकिे गये । वे छम्मा बस्तर 
कंधों से ओढ़े हुये दिखाई देते हें। उस पर चुन्नटें दिखाई जाती हैं। कभी-कभी 
यह चुन्नटें इतती अधिक दिखाई देती हैँ कि उनका वस्त्र, छरीर से चिपटा, भींगा 
हुआ सा प्रतीत होता है। | 

इन प्रतिमाओं में भगवान के माथे पर साफा या मुकुट आदि नहीं रहता 
जो बोधिसत्वों के मस्तक पर दिखाई देता है। इनमें उनके सिर पर बालों का जूडा 
रहूँता हैं। केश दो प्रकार के दिलाई देते हूँ । किसी में वे कुछ बड़े, कहरियों दार 
दिखाई देते हें किसी प्रत्चिमा वे छोठे-छोडे किन्तु बुमावदार रहते हैं । न्‍े 


प्र 
श््िप 
ह 
# 5 जे पं 
जज 
तक 


मथुरा शैली 


मथरा के शिल्पी अपनी प्रतिमाओं के छिये, अत्यंत प्राचीन काल से प्रख्यात 
रहे हैँ । ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी की कुछ कृतियाँ भ्री मथुरा के झिल्प में प्राप्त 
होती हें । इसने अपनी पूर्व-परंपरा भगरहुत के उन अर्ध चित्रों से प्राप्त की जिनमें 
लोक-जीवन का अंकन हुआ था। यक्ष और यक्षिणियों की भाव-मयी मुद्वायें प्रार- 
म्भिक मथुरा शैली में भी दिखाई देती हें । मथुरा की यक्ष-मूर्तियों की चर्चा हम 
कर चुके हैं। मथुरा की प्रतिमाओं की पहचान, उनका लछाछ चमकता हुआ पत्थर 
हूँ । यह मूर्तियाँ भारत के सुदूर प्रान्तों में अब भी प्राप्त होती जा रही हें। कला 
की यह अधें-मुकुलित कलिका गृप्त काल त्क खिलकर विशाल पद्म बन जाती हैं । 
मथुरा और सारनाथ की बुद्ध-प्रतिमायें भारतीय कला की निधि समझी जाती है। 
कुषाण राजाओं के समय में इसका प्रारम्भिक रूप दिखाई देता हें। इसका काल 
पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक माना जाता हैं । 
इस युग की यक्ष और यक्षिणियों की प्रतिमायें चेदिकाओं के स्तम्भों पर ही 
दिखाई देती हैँ । आध्यात्म के तत्न ने अभी इस कला के क्षेत्र में भी पदापंण नहीं 
किया है । वह बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाओं के पश्चात्‌ प्रवेश करता है। 
भ्रगवान तथागत को प्राषाण के माध्यम से सर्ब-प्रथम साकार करने का श्रेय मथुरा 
की इस शिल्प-शऔली को ही प्राप्त होता हैं । 
अक्षिणियों की प्रतिसाओों में वे भारहुत की भांति ही बौने अभवा गज आदि 
पर खड़ी दिखाई देती हैं । उनका एक चरण बौने की पीठ पर रहता है, दूसरा 
तनिक झुका हुआ । उनके तविभंग का छाछित्य देखते ही बनता है। ऐसा प्रेतीत्त 
ड्रोता है, कुबेर की अलका की अनिद्य रूपवती यक्षणियाँ सचमुच साकार हो गई 
हैं। कही वे अपने केद्यों के छटें एक हाथ से संभालतीं विविध हाव-भाव प्रदक्षित 
करती हुई दिखाई देती हें तो कहीं दोहद कीड़ा करती हुईं । ऐसा ढगता है कि 
इनका जीवन ही श्रृंगार और विलास से ओतप्रोत है । उनके मुख से प्रसन्नता फूटी 
पढ़ती है। नेत्रों में मी उसी की झलक हैं । इनका अंग-प्रत्यंग अत्यंत सौष्ठवमय 
हैं। ऐसा रूगता कि मोम की ढुली पुत्तलिकायें हों । इस छोक के स्वामी कुबेर हें । 
ने जीवन के सुख और आनन्द के दाता हैं। कहीं वे मधु का कलक्ष लिये दिखाई 
देते है, कहीं अपनी थैली से रत्न बिखेरते हुये । 


हि 


इन दृढ््यों को देख कर ऐसा लमता है कि उस युग के लोगों का जीवन 
एकांगी न था। वह जीवन के रस-कलश की अंतिम बूंद तक पी जाना चाहते थे । 
मथरा-शली के यह समस्त अरधे-चित्र जो वेदिकाओं के स्तम्मों पर आंके 
गये हैं, श्रंगार-प्रधान हे ।. 
मथरा-शिल्प में श्री देकी की एक अतीव सुम्दर प्रतिमा है, जिसका शिल्प- 
विधान कमलों की पाइवे-मूसि से निखर उठा है। एक जरू-कुम्म में से कमलों की 
कलिकायें और खिले हुये पुष्प निकल रहे हैँ | वे दो प्रफुल्लित कमलों पर खड़ी 
हुई दिखाई देती हें । उनके एक हाथ में सनाल-कमल की कलियाँ हें और दूसरा 
स्तन के निकट है । एसा प्रतीत होता है कि कोई जननी अपने शिश् को स्तन-पान 
कराना चाहती है । उनके घने केशों की राधि कंधों पर रूटक आई है। बाढों में 
रत्नों की मालायें कटक रही हैं। गले में एक पतली सी माला और हार है। 
बाहों में बाजूबन्द हें | दोनों हाथ कोहनी तक चूड़ियों से मरे हूँ । चूड़ियों के दोनों 
ओर कड़े हें । कट्ि में करधनी हूँ और परों में मोटे कड़े । 
मथुरा-शिल्प की एक प्रतिमा में एक स्त्री खड़ी है। उसके मुख पर आनन्द 
की क्षकक दिल्लाई दे रही है। शरीर सुडौल और सुन्दर हैं । एक-एक अंग सांचे 
में ढुला हुआ सा जान पहता हैं। उनमें छोच, सुकुमार्य और छालित्य हूँ । नारी 
एक हाथ में जल का पात्र लिए हूँ और दूसरे से फूलों की पिटारी उठाये है। हाथ 
की यह भंग्रिमा देखते ही अनती है । इसके बाल गूथे हैं और उनमे रूटकन गुंथा 
हुआ हूँ जो माथे पर झूल रहा है । गले में दुलडी माछा है और वक्ष पर हार। 
नारी का ऊपरी माग जनाव॒त है । नीचे एक उमेठा हुआ सा दृपट्टा है, जो कमर 
'में छिपटा हुआ विखाई दे रहा है। मृजाओं में उमहे हुए बाजूबन्द हैँ । हार्थों में 
'कंघत ओर कुहनियों तक की चूड़ियां हैं | खृड़ियाँ सबसे पुरामा गहना हैं। मोहे- 
व्जोदारो की नतंकी के हाथ में भी दिखाई देसी है । उन दिनों झुहुनी तक घूढ़ियाँ 
' चहुनने का शिब्राज़ श्वा। कमर में चार कड़ की करधनी है ओर पैरों में कहे व छड़े । 
।... हुन प्रसिभाओों से कंषाथ कार की स्त्रियों के पहनाने के प्म्बन्ध में जान- 
“कीरी मिलती है। वे गहनों की बहुत शौकीन थी किन्तु अस्त्र कम पहनती थीं। 
ऊपर का सागर तो अनावृत ही रहता था। नीचे के शरीरांगों पर भी वे इतने कम 
* वस्त्र पहनती थी कि कमी-कमी सग्मता का असम होने रुगता है । 
कुषोर्ण सम्रा्ठी की विशालकाय मूर्तियाँ मी इस घिल्‍प में दिल्लाई देती हैं । 
कुनिंष्क कीं प्रतिमा का मीचे का भाग प्राप्त हुआ है | यह खडित है। वे यूनानी 
वस्त्र आँदि पहने दिखाई देतें हे । कनिष्क के मतिरिम्स अस्य राजाओं की संडित 
। मंंतियाँ भी हे । 


विनबनननओ ० "+....९०५०७-०५-७--+---+०६०+०७४०--+>+>ननी "तनीननन+++न 
है... घ28602ए एई ग्रते।॥87 #0व 0 0द0॥:ं4६5 56, द्र)9#8 7 #, 
+, ५८ 


मथुरा शैली से पहले भारहुत, सांची, बोधगया आदि में कहीं भगवान बुद्ध 
को प्रतिमायें नहीं बनीं। विदेशी कला-समीक्षकों का मत हैं कि सबसे पहले 
गान्धार शैली में बुद्ध की प्रतिमा बनी । किन्तु वस्तुरस्थित यह नहीं है । 

शुंग-युग की यक्ष-प्रतिमाओं के सम्बन्ध में चर्चा की जा चुकी है। अनेक 
विद्वान, जिनमें डा. कुमारस्वामी भी हैं बुद्ध-मू्ति का प्रारंभ इन यक्ष-प्रतिमाओं 
से ही मानते हें। 

बोद्ध-शिल्पियों ने सब आंका किन्तु भगवान की प्रतिमा न आंकी यह एके 
अत्यंत विचित्र बात जान पड़ती है । 

जिस समय भगवान के परिनिर्वाण का समय निकट आया, तो उनके 
अन्यतम स्षिष्य आनन्द ने भगवान से शरीर-पूजा के सम्बन्ध में पूछा। 
तथागत ने बुद्ध-पूजा का विरोध किया । उन्होंने कहा, 'मानव-शरीर तो नश्वर 
है, उसकी पूजा करने से क्‍या होगा ? तुम्हें उपांसनां करनी है तो धर्म की करो 
क्योंकि मुझमें और धर्म में कोई अंतर नहीं है। यदि गृहस्थ मेरीः पूजा करेंगे तो 
उन्हें कसे रोका जा सकता है, पर तुम लोग मेरे शरीर की पूजा न करना।” यही' 
उन्होंने अपने एक अन्य शिष्य वक्‍कील से भी कहा | भगवान के जीवन-काल में 
लोग जब उनसे मिलने आते तो उन्हें भेंट देने के लिए पुष्प ले आते । उनकी कुटी 
: इन फूलों की सुरभि से महका करती | इसीलिए उसे मूल गन्ध कुटी कहा जाता। 
भगवान के परिनिर्वाण से लेकर कनिष्क के यूग तक उनकी प्रतिमा नहीं आंकी 
गई। उनके जन्म का प्रतीक हाथी, सम्बोधि का बोधिवुक्ष, धर्म-क्कर परिवर्तन का 
चक्र और महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तृप था| बार-बार भगवान के स्थान प्रर 
इन्हीं की आकृतियाँ बना दी जाती थीं। किन्तु महायान ग्रन्थों में बुद्ध के चित्रों का 
भी उल्लेख मिलता है। इस सम्बन्ध में एक मान्यता भी प्राप्त होती है। रुद्रायण 
अथवा उदयन के मन में जब भगवान बुद्ध की पूजा की तीत्र छालस! जग उठी तो 
भगवान ने उन्हें दर्शत दिये और कहा कि, तुम किसी वस्त्र पर मेरी अनुकृति 
खिववा लो । चित्रकार आया किन्तु उसने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। 
उसका चित्त सांसारिक विकारों से मुक्त न था। तब भगवान ने अपनी छाया को 
उस वस्त्र पर उतार दिया और चित्र में रंग के भरने को कहा। इस प्रकार भगृ- 
वान बुद्ध की प्रथम प्रतिमा अथवा प्रतिच्छबि भू-लोक के निवासियों को मिली ।* 

हुअत सांग का कथन है कि रुद्रायण ने जिसे तैयार कराया वह एक चन्दन की 
मूर्ति है जिसे काने के लिए स्वयं महामोद्ग्लायन ने तुझ्िित स्वर्ग से एक शिल्पी 
भेजा था। हुओन सांग छिसखते हूँ कि उन्होंने स्वयं अपने आँखों से इस मूर्ति को 
कोशाम्बी में देसा था ।* क्‍ 


हैं... ]6ण:% एज 99000798 700878७7५ 09 ऐए, 0007248छ 8ाडए, 70083, 2886 4, 
२. 898, 289, 2:69 946 


“३९ 


कुषाण शासक कनिष्क के काल में मथुरा मूति-कछा का एक बहुत बड़ा केन्द्र 
समझा जाता था। भारत के विभिन्न स्थानों में यहां की बनी मूर्तियाँ पाई गयी हूँ | 
यह एक स्वतंत्र शेली थी जिसको भारहुत और सांची की लोक-कला का अधिक 
'बविकसित रूप कहा जा सकता है । गान्धार की कला से इसका सम्बन्ध नथा। 
अधुस झेती में केवल थोड़ी सी ही प्रतिमायें ऐसी हैं, जिन पर गान्धार-ईैली का 
थोड़ा सा प्रभाव दिखाई देता है, स-भव है कि कुछ शिल्पकार तक्षशिला और 
पेशावर की ओर से आकर मथुरा में रहने कूमे हों और अपने साथ शेली-नगत' 
धंस्कार ले आये हों। इन मूर्तियों की संख्या बहुत नमण्य है । मथुरा हिन्द, जैन 
और बौंद्वों का मिलन-स्थलू रहा है मत: बुद्ध की प्रतिमाओं के अतिरिक्त इसी 
'काल कौ तीथकरों की प्रतिमायें भी प्राप्त होती हैं। यों तो मथुरा की अनेक 
मू्तियाँ भारत व विदेशों के संग्रहालयों में प्रतिष्ठित हैं कि इनमें से मुख्य 
सारनाथ के संग्रहालय में खड़ी हुई बोघिसत्व की विशारू प्रतिमा है । यह कनिष्क 
के शासन के तीसरे वर्ष में भिक्ुबक्त ने संघ को अर्पित की थी । इस प्रकार इसका 
निर्माण काल १२३ ई. सिद्ध होता है। विष्ठ शटौर, चौड़ी छाती, गोल भरा 
हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें, छोदी गर्दन और मुंडित मस्तक, ऐसा रूगता है कि 
भथुरा का कोई मल्छ ही आकर सामने खड़ा हो गया है। बोधिसत्व की इस मूर्ति 
में उनका एक हाथ टूट गया है। जो सम्भवत: अभय मुद्रा. में ऊपर उठा होंगा। 
दूसरा कमर पर रकक्‍्खा है। उनका अधोवस्त्र, कमर पर एक पटके से बंधा हुआ 
है, जिसके दोनों छोर छटक रहे हें ।एक दुपट्टा हाथ पर पड़ा है | बायें कंधे पर 
उत्तरीय है और दायां अनावृत्त है। वे एक चौकी पर खड्टे है । पैर चौड़े हे और 
उनके बीच में सिंह की एक छोटी सी आकृति दिखाई देती है ।९ 


.._ बोधिसत्व की यह मूर्ति यक्षों की विज्ञाल काय प्रतिमाओं जैसी ही हैं । 
मथुरा संग्रहालय में भगवान बुद्ध की एक बैंठी हुई मूति है। इस पर 'बोधिसत्व' 
अंकित है। मधूरा शैली के प्रारम्मिक काल में बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाओं 
में कोईं अंतर नहीं था। यह मूर्ति मथुरा संग्रहालय में ही है। ऊँधी चौकी पर 
वीधिसत्व बैठे हें। चौकी पर तींन सिंहों की आकृतियाँ हैं । बीचिसत्य की मूर्ति की 
विशेषतायें वही हैं जो भिक्षु बल द्वारा अपित सारताथ कि! के संग्रहाकय की बोधिसत्य 
प्रतिमा की । वैसा ही बलिष्ठ शरीर, जिसमें वहू सुकुमार्य और लावष्य कहीं भी 
परिलक्षित' नहीं होता, जो गरुप्तकाल की मथुरा की मूर्तियाँ में:दिखाई देता है । 
उनकी इक हाथ जंचा परं रक्‍्खा हुआ है और दूसरा अभय-मुद्रा में उठा हुआ है । 
खारताध॑ के शोचिसंत्व का मस्तक मुंडित है, वहाँ इस प्रतिमा में उनके सिर पर 
कक का जूड़ा बंधा हुआ है । उनके पीछे एक पुरुष और नारी की मू्तियाँ हूँ । 


. $५ 8 09 #68 पर 7:छातंडो (5/69, श््या ४ 56. 


.२4३० 


'मूति के पीछे पीपल का पेड़; बोधि-वक्ष आंका गया है और दो गन्‍्धर्व भी 
उड़ते हुये दिखाये गये हैं ।' 


मथुरा शैल्ली की ऐसी ही एक बुद्ध-प्रतिमा बोस्टन के संग्रहालय में है । उसमें भी 
भगवान बुद्ध इसी मुद्रा में बेठे हैं। उनका एक हाथ जंघा पर है और दूसरा अभय 
मुद्रा में उठा है। इसमें भी वे एक आसन पर बेठे हुये दिखाये गये हैं। उनका 
सिर मुंडित है | मूति भग्न कर दी गई है। * 

स्नावस्ती में जो प्रतिमा मिली वह जेतवन बिहार में थी । उसे किसी शिल्पी 
दिव-मित्र ते बनाया था। इसे भी भिक्षु बल ने ही संघ को अपित किया था। 


मथुरा की अनेंक प्रतिमायें भिन्न-भिन्न बौद्ध-केद्रों से प्राप्त हुई हें। मथुरा 
घुली की प्रतिमाओं की अपनी विशेषतायें हूँ, जिनसे वह पहचानी जाती हैं। इसमें 
बुद्ध बलिष्ठ अंकित किये जाते हेँं। उनके मस्तक पर केश नहीं रहते । यदि 
किसी प्रतिमा में केश दिखाई भी पड़ते हैं तो छोटे-छोटे, सुड़ें हुये ।. उतका एक 
हाथ अभय-मुद्रा में ऊपर उठा हुआ रहता है और दूसरा जंघा पर रक्‍्खा रहता है 
'अदि वे खड़े दिखाये जाते हैं तो कमर पर टिका रहता है। गान्धार प्रतिमाजं 
की भांति बुद्ध के माथे पर ऊर्ण नहीं दिखाया जाता। उनके पीछे जो प्रभा 
मंडल आंका जाता है, वह अलंकरणों से युक्त नहीं वरन्‌ सादा रहता है । 
प्रतिमा-पीठ, कमल की नहीं रहती । जब उनको खड़ा हुआ आंका जाता है तब 
उनके पेरों के बीच में सिह की आकृति रहती है। जब वे बंठे होते हैं तो उनके 
आसन को सिंह लिये रहते हें । | 

बोधिसत्वों या बुद्धों की यह प्रतिमायें भारी रहती हें और चारों ओर से 
कोरकर बनाई जाती हूं। 

बुद्ध-पतिमा का प्रारम्भ गांधार शैली में हुआ अथवा मथूरा में, इस प्रश्न 
पर इतिहासकारों में मत-मेंद है। पाश्चात्य इतिहास कारों की राय है कि 
गान्धार शैली के रक्षकों ने सबसे पहले बुद्ध-प्रतिमा बताई किन्तु मथुरा शली की 
भारी मरकम बुद्ध-मूर्तियों ने अपनी पूर्व-परम्परा परखम और वरोदा की यक्ष- 
मृरतियों से प्राप्त की। मथुरा-शैली पर गान्धार का जो प्रभाव पढ़ा, वह 
बाद के समय में पड़ा । वह उससे अनुप्रणित नहीं रही। अत: यह कहना कि 
ग़ान्धार-शिल्प से प्रेरित होकर मथुरा में बुद्ध की प्रतिमायें बनने छूगीं; कोई अर्थ 
नहीं रखता । 

गान्धार शैली का प्रारम्भ प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ जब कि मथुरा- 
हेली उसके थोड़े से वर्षों नाद पतपी किन्तु बांद में दोतों घारायें स्वतंत्र रूपे 


है... 6७०28 ए॑ #886 3.7489800870%! कै एडशशा० ता ऐ४४#घ०७, वे, 7089!, छॉश्राक्ष पा 
२, उक्त 64 चतीबराए 8छ0 प्रतेक्रातकंत्रप 826, 9)8४9 ४३३ श8978 95, ् 


| ई, 


स अल्गन्ञलग बहुतां रहाँ। दोनों के आदर्श-मिन्न थे और दिल्प-विधान भी 
अलग था। ऐसी स्थिति में केवल यही कहा जा सकता हैं कि दोनों ने अरूग- 
अलग बुद्ध मूर्तियाँ बनाई, जिनमें एक का दुसरे पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई 
देता । मथुरा और गान्धार में प्रथम शताब्दी में साथ-साथ बुद्ध-अरतिमा की 
रचना हुई । 

शिल्पी जिसके जीवन को अंकित करे, स्वयं उसी को छोड़ दे, यह स्वयं 
उसे विचित्र लगा होगा और उसके मन में एक कुंठा भर गई होगी। यह तो 
वैसी ही बात हुई कि राजपूत वर युद्ध करने चला गया और उसके फेंदे और 
कटार के साथ वधू की भांवरें पड़ी । यहू स्थिति अधिक वर्षों तक चल सकने 
वाली नहीं थी। गरान्धार और मथुरा, दोनों स्थानों के शिल्कार उसे साकार 
रूप देने के लिये लालायित होगें, जिसकी जीवन-गाथा वे अंकित कर रहे थे। 
वह दोनों के अन्तर से फूट कर बहने वाली ऊछाऊूसा थी। दोनों शैलियों में उनकी 
उपासना, प्रतिमा बन गयी । 


मथुरा में तीसरी शताब्दी के समय कुछ ऐसी प्रतिमायें भी बसी, जिसपर 
बरान्धार-झली का प्रभाव पड़ा । यह इनी-गिनी ही हैं। एक दुदय में एक स्त्री 
$ आप हुये बेठी है। बाकूक पास ही कमर पर हाथ रखे हुए खड़ा है।* उसके 
नकट और भी दो आहृतियाँ हैं । केवल विषय ही नहीं बरन्‌ शिल्प-विधान 
की दृष्टि से भी वह धारा मथुरा-दैली से भिन्न पड़ती है। द्वारिति और कुबेर 
की प्रतिमा भी ऐसी है । थोड़ी सी और भी ऐसी कृतियाँ हें कितत वे अपवाद स्वरूप 
कहीं जा सकतीं हैं। उनके आधार पर यह सिद्ध करना कि मथु रा-कछा, गान्थार 
छेली से प्रेरणा लेकर पनपी, सत्य को विक्ृत करना है |" 

जिन यक्ष ओर यक्षिणियों की हम चर्चा कर चुके हैं वे समस्त स्तृपों की 
वेदिकाओं पर अंकित रहे होंगे । प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से मथुरा हिन्दू, बौद्ध 
और जैन सभी की मिलन-भूमि रहा है । मथुरा में कटरा में पहले बौद्धों का बड़ा 
विद्वार था, जिनमें अनेकों भिक्षु रहा करते थे। फाहियान के समय में यहाँ पांच 
हज़ार बोद्ध-भिक्षु रहा करते थे । 


न 


-.. ३०: का 0 व धकुामंब्र) ऐकाएए 288 अजय! ह&६४७ 8, 


"2 0 ; 
ज+ जताई के के ही 
हक 5. 
् / 
३ 
हि ३६ 5 
हि कर + ३ ह्ड हे +>।._।+ 
5 ं । 6५ ।+ ई. है. 
- पैक "ः ; 
के श भू ऊ 
सी ५८ है कह के 28 “2 88 को] 
१४ ५ न 





अमरावती 


भारतीय शिल्पियों ने कठोर पाषाण में अपने आराध्य की झलक देखने के 
लिए कितनी तन्मयता के साथ कला-साधना की है, यह अमरावती की दूध से 
घुली हुई श्वेत संग्रममेर की प्रतिमायें आज भी कह रही हैं। आर्य और 
बनायों के पहले भरक्छे ही युद्ध चछते रहे हों किन्तु उनका मिलन हुआ; उनकी 
संस्कृतियों का समन्वय हुआ तो वे दूष-पानी कीं भांति घुछ-मिल गये और उन्होंने 
अमर कृतियाँ का सुजच किया । , पर 

अमरावती दक्षिणापत्य में, मदरास के निकट गंदूर जिले में है। ईसा पुंवे 
की दू्धरी-तीसरी शताब्दी में आन्‍न्ध्र शासकों का प्र ताप-सूर्य समस्त दक्षिण भारत 
मैं अपना आलोक फेला रहा था । वे सुयोग्य शासक ही न थे, करा के मर्मज्ञ 
पारसखी भी थे। वे रूलित कलाओं को प्रोत्साहन देवा जानते थे । वे मूलते: 
ब्राह्मण थे। किन्तु उनकी बौद्ध मत पर भी श्रद्धा थी। उन्होंने अपने प्रदेश; 
गोदावरी और कृष्ण के द्वावे में अनेक स्तृप बनवाये । (उनकी शासव-सीसा यों 
तो उज्जेन और नासिक को छूती थी।) उन्होंने अमरावती में दूसरी शतरनकी 
ईसा पूर्व में एक विद्या बौद्ध स्तूप की रचना कराई । फ़िर उनके वंशज इस प््तूष 
में वेदिका आदि बनवाते रहे, प्रण्य-लाभ लेते रहे । उन्होंने वेष्टिनी के अतिरिकनद्न 
एक कार्य और किया । उन्होंने स्तूप के निचले; हिस्से को संगमर्मर के श्िला-पढ्टों 
से ढुंक दिया। इन शिला-पट्टों पर बुद्ध के जीवन और उनकी उपासना के अत्लेक 
दृश्य अंकित किये गये । इस कछा का सुजन दूसरी और तीसरी शताब्दी में हुआ । 
आंध्र शासकों ने रगमंग साढ़े चार सौ वर्ष राज्य किया और फिर राज-सूत्र पल्लवों 
का हाथों में चछा गया। इन्हीं आंध्र राजाओं द्वारा बनवाये हुए कन्हेरी और नासिक 
आदि चैत्य-नगृहों की चर्चा की जा चुकी है । ह 

अमरावती का यह स्तूप बहुत बड़ा था। इसकी वेदिका छ: सौ फीट .की 
थी और उसकी ऊँचाई मी चौंदह फीट से कम नहीं थी । 

अमरावती के पुराने शिल्प में भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं दिखाई 
देती; केवल उनके जीवन के विभिन्न दृश्य ही दिखाई देते हें, जिनमें भगवान 
बुद्ध के स्थान पर उनके प्रतीक ही अंकित कर दिए जाते हूँ। तीसरी शताब्दी 
के प्रारंभ के शिल्प में वे स्वयं दर्शन देने लगते हैं । 


अमरावती का स्तृप संगमरमर के जिन झ्िला-फलकों से ढका हुआ है उन में बुद्ध 
जीवन के दृश्यों के अतिरिक्त तोरण और स्तूप आदि भी दिल्ताई देते हें। इन 
आकृतियों में एक सुन्दर स्तृूप का दश्य भी हैं। सम्भव है कि यह अमरावती के 
स्तूप का ही चित्रण हो क्योंकि इसमें जो स्तृप अंकित किया हैँ, वहू भी शिरा फलकों 
की दुहरी पंक्ति से ढका हुआ दिखाई देता है । जिस शिक्ा.फलक पर यह स्तृप 
आंका गया है, वह चौऊोर है। स्तूप में चक्र पूजा का दृश्य अंकित हूँ । कुछ पुरुष 
चक्र के आगे झके हुए हैं । स्तृप की दुहरी पंकित में कई दृश्य अंकित हूँ । उनके 
ऊपर अलंकरण है और सबसे ऊपर हमिका दिल्लाई देती हैं। उसके ऊपर छत्र 
तने हुये हैं। आकाशचारी गन्धव, स्तृप के ऊपर छत्र आदि लिए हैं। कुछ हाथ 
जोड़े हें । कुछ आनन्द मस्त होकर नृत्य करते जान पड़ते हैं। उनकी विविध 
मुद्रायें देखने ही योग्य हैं । उनके नीचे बौने हैं। इनमें से कुछ प्रसन्नता के अतिरिक 
से नाच रहे हैं गौर कुछ घंख बजा रहे हैं । स्तृप एक बेष्टिनी से बिरा हुआ है 
जिसके द्वारों पर सिंह की बेठी हुई मूर्तियां हैं । स्तृप के दोनों ओर स्तस्म दिखाये 
गये हें जिनमें स्तम्म युक्त चक्र हैं । बीच में घृड़सवारों की पंक्तियों द्वारा अलंकरण 
कर दिया गया है । स्तूप के ऊपर एक पतली पट्टो है, जिसमें बीच में बुद्ध-प्रतिमा 
अक्लीन दिखाई देती है ।९ यदि यहू अमरायती के स्तूप की ही अनुकझृति है तो 
वह सचमुच अपने दंग की कनूडी करा-कृति होगा । जाज तो केवकू अनुमान हीं 
किया जा सकता है। 


अमरावती के स्तूप में लगभग स'त्तह्‌ हजार वर्ग फुट संगमर्भर पर अनेक 
दृश्य, मानव-आाकृतियाँ, पशु और अलंकरण आदि बनाये गये थे । प्राप्त हुये 
घिरां-फलकों के आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि पहले इस मूर्तियों पर 
फ्वछा पलस्तर किया क्‍या होगा मौर कुछ रंगाई भी हुई होगी । ९ 


..... अंमरावती का स्तुप कछा-प्रिय बांध और सातवाहन राजाओं की कीति का 
मूतिमाव प्रतीक था । कृष्णा नदी के तट पर उनकी ध्यान-कटक ताम की शाजघानी 
थ। प्रंथम शताब्दी के ऊछगमंग यह दक्षिणापत्य का एक बड़ा तगर समझी जादी 
. थी। राजधानी में पूर्व की ओर बौद्ध विहार और यह स्तूप था । आंध्रों की उस 
रॉजेघानी के अवशेष चिन्ह नष्ट हो गये हैं । स्‍्तृप भी भम्न हो चुका है मौर उसके 
. झिला-फलक संग्रह्ठाकयों की शोभा ब्रढ़ा रहे हैं । अनेक तो विदेशी पंग्रद्मालयों में 
चले गये । भारतीय कला की कितनी उत्कृष्ट प्रतिमायें कहाँ चली गई ? अध्येताओं 
का कितना बढ़ा सहारा छिन गया, इसका फेखा-जोला किसने रक्‍्खा है ? हम 
“कैपने अंरुस्य ग्रंथों को विदेशों से वापस के आते की बांत उठाते हैं पर यह मृतियों 


४ 0 784:24 57 4209: 5|'%७708,. ३ अतंग्र४, #ंजो। ! िआंस डउ9। 
२. भारतीय मूर्तिककछा पृष्ठ ८४ 


कवर 








वो बोलती हुई पुस्तकें हैँ जो तत्कालीन युग की संस्कृति हमारे सन्‍्मुख रखती हैं । 
क्या वह दिन कभी आवेगा जब हमारी यह कला-निधि अपने देश की भूमि को 
फिर देखेंगी ? वह अनमोल कलानिधि जो विदेशी शासकों ने निर्वासित कर दी या 
पर्यटकों ने कौड़ी के मोल खरीद कर अपने देश में भिजवा दी । पराधीन प्रजा की 
दृष्टि पथरा जाती हैँ । हम स्वयं उनका मूल्यांकन कर सकने में असमर्थ रहे । 
हमने भारहुत की शिल्य-कृतियों को मकानों में चिन दिया । अमरावती के शिल्प 
का एक बड़ा अंश अभी सौ वर्ष पहले ही चूना बनाने के लिए फूँंक दिया। 

अमरावती के शिल्प की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह भक्ति की भाव- 
व्यंजना में अत्यधिक सफल है। दक्षिणापत्य में भक्ति का प्राधान्य रहा है। कहते 
हैं कि भक्ति दक्षिणापत्य में ही उपजी और उसे रामानन्द उत्तरापथ में लाये |” 
भगवान बुद्ध की अचेंना में उपासकों की भाव-विभोर मुद्रायें इस लोक की नहीं 
मालूम होतीं। उनके चरण भक्ति-भावना के अतिरेक से घिरक उठे हें। 

जो विषय भारहुत या सांची के झिल्पकारों ने अपने अंकन के छिए उछाये 
हैं, लछमभग वही कथा-वस्तु अमराकती में भी ली गई है किन्तु इसमें इतनी गहराई 
और सूक्ष्मता के साथ काम लिया हुँ कि अधे-चित्र अधिक सजीव हो उठे हेँ। 
उनके शरीर के अंग्र-प्रत्यंग परिमाण का ध्यान रखकर बनाये गये हैँ। अमरावती 
की शिल्प-क्तियों में जो लालित्य और प्राणमयत्ता हे वह उससे पहले की किसी: 
शैली में नहीं दिखाई देती । कला-समीक्षकों ने अमरावती के शिल्प पर मुस्ष 
होकर लिखा है-- | 

७०७० 80 4987 श&8 006 0000866 8006 एएफ्रऑपशापह फैस्शांए ए॑ ४060 

प्रपा0क7 (79706 80 ४तोए 870 [प्रदप्र0य8)ए 600090760, &00 78४67 श678 


६९0070%३ 59377 छपवे 0507070ए 77076 86७08 607 769७]9#४07 ० 06 
3070076707.7 १ 


अमरावती के अधं-चित्रों में पुरुषों की जो आक्ृतियाँ हैं, उनमें विविध 
भंगिमाओं से सौष्ठव आ गया है। स्त्रियाँ तत्वंगी हैं और वे त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी 
हुई दिखाई देती हें। उनके शरीर का ऊपरी भाग अनावृत रहता था। पूरुष पेंचदार 
पंगडी बाधते थे | वे धोती पहनते थे, जिसपर पटका बंधा रहता था। उस्रकें दोनों 
सिरे लटकते रहते थे । ' 


स्तूप को सांची जंसी द्वी वेदिका घेरे हुए थी । इसमें सीधे खम्मे थे और 
उनके बीच में डंडे जुड़े हुए थे । इन स्तम्भों के नीचे तथा ऊपर के भाग में आधा. 
आषघा कमर आँक दिया जाता था। बीच में पूरा कमल रहता था, जिसमें कई 
गोराकार बने रहते थे । कभौ-कभ्ी इन फूलों की जगह शिल्पी, भगवान बुद्ध के 


७. पक 386 ण॑ एण्यक्रांण एज, और शी 9, पे, शिक्षाउकत्रकी 2789० 526. 


श 


१०४६ 


जीवन सम्बन्धी दृश्य, गोलाकार में हीं बना देता था। खम्भे में इस गॉलाकार 
कमल या अधे चित्र से जो स्थान बच जाता था, उसमें भी शिल्पी मानव- 
भाकृतियाँ बना देता था + कभी कह उस स्थान में कमलों के अलूंकरण भी भर 
देता था ॥ 
इन गोलाकार अछें चित्रों में वह क्डी बारीकी के साक गहरा कटाव देता 
था, जिससे आकृति उभर आती थी, और दृश्य में स्पष्टतक आ जाती थी ऐसे 
ही एक अर्ध-चित्र में राजकुमार सिद्धार्थ को उस घोड़े पर सवार होते हुए दिखाया 
भया है, जो किसी को पास भी न फटकने देता था । इस दुदय में नगर के लोग 
उंठिग्न होकर भागते हुए दिखाई देते हैँ । उनकी घबराहूुट, उनको मुद्राओं और 
मुखाक़ृतियों से साफ झलकने छगी है। कहीं मार की सेना भ्रुद्ध को साधना-भृष्ट 
करने के लिए आती हूँ । वे ध्यान लगाये हुए अपनी चौकी पर बेठे दिखाई देते हूँ ॥ 
बुद्ध-जीवन के अनेक प्रसंग अमरावती के शिल्प में दृष्टिगोच्चर होते है । सिद्धार्थ 
के जन्म वर उत्सव अमरावती का एक उत्कृष्ट अंकन हें । 
जगवान बुद्ध के जीवन फ़््संग में यह भी उल्हलेख आता है कि देवदत्त नें 
अजात दात्रु से कह कर भगवान को मारने के लछिए एक पामझ हाथी भिजवाया 
भर | अमरावती' में इस प्रसंग का कहते ही सजीव अंकन हैं। इसमें एक ही अधं- 
लित्र में कई दृद्य आंके गये हैं। यह शैली मारहत, सांची, और अजंता 
में भी दछ्टि मोच्तर होती है । हाथी क्रोष से उन्मत्त हूं। उठा है । उसने महावत भी 
पीछे फेक दिया हूँ । उसके दोनों अगले चरण भूमि से उठे हुये हैं। उसकी संढ में 
एक पुरुष है, जिसकी टांगें पक्टकर बहु दूर फंक रहा हैँ । एक दूसरा व्मवित उसके 
चरणों से कुचल मया हैं। नागरिक माग रहे हैं। स्क्रियाँ दीवाऊ से सट कर खड़ी 
|. हो गई हैं और एक पुरुष जपनो स्त्री को जो घबरा गई हैं, हाथ पकड़कर रास्ते से 
ई सींच रहा हूँ । मकानों के गवाक्षों से पुष्ष और स्त्रियाँ यह दुषय देख रहें 
के उसी घर्ष चित्र में दूसरी ओर हाथी अत्यंत विनीत भाव से घुटने टेक कर बैठ . 
! है। भगवान बुद्ध की शांत, सौंम्य म॒द्रा को देखते ही उसका समस्त क्रोष नष्ट 
दो हा | । मंगंवान उसके निकट द्वी खड़े ईं । उनके पीछे हाथ जोड़े हुए कई 
रु 'ँ 


बे राजा रोगों की राज-सभाओं के दृश्य अमरावती के शिल्पियों को अत्यंत 
प्रिय रहें हें । एक मनोवृत्ति उनमें यह दिखाई देती है कि वे 'संगमर्मेर के किसी 
मी भांग को रिक्त नहीं छोड़ना चाहते । वे ऐसा क्षेत्र खोजते हैँ जहाँ कम स्थान' 
में अधिक आंकृतियाँ अंकित कर सके । उनमें से प्रत्येक मानवाकृंति को हिसपी: 
पीरेऔरे बनाता हुआ, उसमें पूर्णता छाने की जैेघ्टा करता हुआ सा प्रतीत होंता 
है । अमयक्ती के राज-सभाञं वाले अर्ध-चित्रों में उसने इतने व्यक्ति इसनी:. 
सफलता से जकि है कि देखकर आंच होती हैं। इनसे उसमाओं में कहीं राजा 


 :0-म 
"८ को | पर फत 


छोग मेंत्रणा करते दिखाई देते हें ओर कहीं नर्तेक-नर्तेकियाँ नाचते हुए दिखाई 
देते हें । कुछ दुश्यों में उनके रनिवास को अंकित किया गया है 4 

सांची की कला में विदेशों से आये हुये अभिप्राय दिखाई देते हैं किन्तु 
अमरावती का शिल्प उससे बिलकुल मृकत है 4 उस पर गान्धार या अन्य किसी 
शेली का प्रभाव नहीं है । अमरावती का शिल्प भारहुत और सांची की भांति 
लोक-कलछा ही नहीं माना जाता। बह प्रारम्भिक बौद्ध-श्चित्व और आध्यात्म- 
अ्धान कला के बीच की श्रृंखल् है। इसमें हमें उस भक्ति-भावना की झलक 
दिखाई देती है, जो भारतीय कला को प्राण-रूप समझी जाती है और जिसका पूर्ण 
विकसित्त रूप गष्त काल की मथुरा त्तेथा सारनाथ की प्रतिमाओं में दिखाई देता 
है । भारहुत और सांची के शिल्पी की दुष्टि प्रकृति को ओर अधिक है । वह कमर 
के वर्नों, उनके भांति-भांति के अलंकरणों तथा प्रकृति के दृश्यों को बड़े चाव के 
साथ अंकित्त करता है। अमरावती के शिल्फकार का भन उससे उचट जाता है 
भर बुद्ध ब्रतिमाओं के निर्साण की झोर सखिंच' जाता है। मथूरा में यथक्षों की' 
मूर्तियों की परम्परा ने आसे कक्‍लकर बोघिसत्व और बुद्ध की चिताल प्रतिमाओंं 
का सृजन कराया किन्तु शिल्पी जिस जाराध्य की उपासना करता है, उसमें जो 
दिव्य-तत्व शब्रतिष्ठित करता है, उसका दर्शन सांची और भारहुत के भर्ष-चित्रों में 
नहीं हो पात्रा । श्री ई० बी० हैक्ल ने भी इस अंतर को स्वीकार किया है। * 
उन्होंने लिखा है--- 

“पड &] 89७ कार्ड 0 #8४7%६ए७ह, ज0 868 ॥7प87॥ 86पफए576 "88972 
६709 रंी52 एक्काँसा8386058 90700] 04 ४:60 87028 0०००७ छ्र0 ४78 
7960979%#70 80900 7 जोग्रेकत. खंघवांकशर छ+४क 7298076ए 7४8 ॥787635 
65 07688098, ह 

अमरावती की बुद्ध प्रतिमाओं पर मी आध्यात्म की झलक दिखाई देती है 
यहाँ नाग-पूजा, बुद्ध-पयूजा का स्वरूप कैसे के लेती हे, यह भी स्पष्ट रूप से 
दिखाई देता हैं । 

अमरावही के इस शिल्प में पहले स्तृप पर नाप दिखाई देता है, फिर घीरे- 
धीरे उसका स्थान बुद्ध छेत्े चछे जाते हें ॥ नाग उनका आसन बच जाता हैं । यह 
हम 'समन्क्य के ख्रोत' में देख चुके हैं ॥ अमरवती के छिल्ब में बुद्ध की विभिन्न 
प्रकार की मुद्रायें दिखाई देती हैं। जहाँ बुद्ध अंकित नहीं किये गये, वहाँ उनके स्थान 
पर चक्र की पूजा होती हुई दिखाई देती है । बुद्ध कहीं नाग पर बंठे हुए दिखाई 
देते हैं और नाय राजा व अन्य लोग उनकी उपासना करते हुंये। कहीं बे बिना नाय 
के ही अकि गये हैं । कहीं वे उपदेश देते हुए दृष्किगौचर होते हेँ॥ इन समस्त 


मद अमल कि 8 न तक काजल कर लक दल न दी 8 कील लेक 
१, [कांब0 509)9४97० 00 9४४४४०६, 2) के, घछ#87, फ४86 08, 


: है०७ 


भ्रतिमाओं पर चितृन की एक हलकी सी छाया उनरती हुई दिखाई देती हैं । 
इसीलिए अमरावेती को सांची, भारहुत और बोध गया के प्रारस्मिक, बीौद्ध-शिल्प 
'और गुप्त-कला की बीच की कड़ी कहा जाता है । 
सांची में भगवान बुद्ध की बड़ी-बड़ी आदमकद मू्तियाँ भी हैं। यह स्तम्मों 
के गोलाकार अर्ध-चित्रों अथवा स्तूप के ऊपर के शिला-फलकों में नहीं हें। यह 
मूरतियाँ चारों ओर से कोर कर बनाई गई हें और डा. कुमार स्वामी की राय में 
अथुरा की प्रतिमाओं की अपेक्षा सिहल की प्रतिभाओं से अधिक मिलती हैं। 
उन्होंने इनके सम्बन्ध में लिखा हैं--- 
“476 868४8 06 78 70 606 70054 छएताएला काहए तें&8 (05 
608 ल्टाग्रयांगए ए 98 किएते 87779 8४8 7086078080 6: छ07पें 0087४ 
4:789 078, 7्र/एठ 77076 7९६7ए ए ठै।।/प्रतोी80प7 ((४]०१) ६ 287 0 ४76 
शछीए8 09]06. 
श्री कुमार स्वामी के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमरावती की इन 
सत्तियों का न तो गान्धार की कला से कोई सम्बन्ध था और न मथुरा के शिल्प से । 
इनमें से किसी का एक दूसरे पर प्रभाव भी नहीं पड़ा। तीनों की पूर्व-परम्परायें 
प्थक रही हैं। गान्धार दौली की तो किसी पूवं-परम्परा का पता ही नहीं चलता । 
यह वो मचानक ही उंदव होती हुई प्रतीत होती है और फिर विक्षीन हो जासी 
है। वह पूर्व और पावचात्य देशों की कछा का बेतुका मेल अन कर रह जाती है। 
सच तो बढ़ है रि वह अभिव्यक्ति में पृर्णं-रूप से बौद्ध भी यहीं कही जा सकती । 
मथुरा घेली के बुद्ध अधवा बोधिसत्व अपनी परम्परा परखम, व वरोदा आदि की 
यहक्ष-प्रतिमाओं से ग्रहण करते हें। अमराषसी की धारा तीसरी है, जो इन दोनों 
से भी सिन्न है। इसका स्वरूप शिला-फलकों से ही विकसित हुआ है। मंतर 
केवल यह रहा है कि अध-चित्र में आकृति में केवल गहराई देकर उसे उभारने 
'की चेष्टा की गईं है और मूर्ति में उसे चारों ओर से कोर कर बेलाग कर लिया 
गया है । अमरावती के किला पढ्टों में ऐसी आक्ृतियाँ भी प्राप्त होती हैं जो इतनी 
गहरी काटी गई हैं और उनके अंगों में इतनी गोलाई छाई गई है कि उन्हें केवल 
आरों ओर से कोर कर अलग कर देना ही शेष रहू गया है। ज़िटिश म्यूजियम में 
अमरावती के अनेक शिला फलक हूँ, इनमें से एक में एक पुष्थ घोड़े की रास 
'घकड़ कर खड़ा हैं| घोड़ा अस्यंत सुन्दर गौर पानीदार प्रतीत होता है। यह 
अपनी एंकर छंप उठा कर चलने के लिए तैयार जान पश्ता है। घोड़े के सहारे 
तक पुरुष तिमंगी मुद्रा भें कमर पर हाथ झते हुये सलहा है। उसकी लालित्य- 
' जी मंगिमा इसने की वस्तु है। वह कुछ सोचता हुआ सा दिखाई देता है। 
उ्ेफक सरीर लम्बा है और अंग-प्रत्यंग सुन्दर व सुड़ौल हैं । उसके निकट शिला- 
फलक के नीचे हैके पी पर सकते बुद्ध भ्यय्तस्थ जेठे हैं। इंस्रसे यह निदचय हो 





जाता है कि यह भगवान बुद्ध का ही कोई जीवन-प्रसंग है। वे स्वयं राजकुमार 
सिद्धार्थ हैं।* इसी प्रकार की कृतियों से जो अधें-चित्र की अपेक्षा मूर्ति के 
निकट पड़ती है, बुद्ध की प्रतिमाओं का विकास हुआ है । 


अमरावती के शिल्प में दो बुद्धों की वड़ी, आदमकद प्रतिमायें हैं। वे दीवाल 
के सहारे खड़े हैं । इनमें से एक प्रतिमा का मुंह भग्न कर दिया गया है। इसमें 
वे घुटनों से नीचे तक का रूम्बा वस्त्र पहने हुये हें, इसमें चुन्ठें पड़ रही हैं। 
अमरावती के शिल्प में बुद्ध इसी प्रकार का वस्त्र ओढ़े हुए दिखाई देते हैं । इसम 
वायां कन्धा और शेष शरीर ढक जाता है | केवल दाहिना कंधा अनावत्त रहता है + 
इन प्रतिमाओं पर विरक्ति और चितन की भावना परिलक्षित होती है। अमरावती 
की कला द्वितीय शताब्दी में ही अपने चरम उत्कर्ष पर दिखाई देती है । उससे 
पहले की कृतियों में वह उतनी सौंष्ठवमयी नहीं है और न आक्ृतियाँ ही सजीब 
बन पाई हैं। दूसरी झतांब्दी के परचात्‌ उसकी स्तर फिर गिरने लगता है। 


मूरति-विधान की दुंष्टि से अमरावती का शिल्प अत्यंत महत्व पूर्ण हैं। इसमें 
आर्य और अनाय॑ दोनों के प्रतीक दृष्टिगोचर होते हैं । अमरावती के नाग्पूजा के 
दुश्यीं की चर्चा की जा चुकी है। वहां के राज-सभा के एक दृश्य में राजा 
बैठे हें, और सभा में दो नतेंक नाच रहे हैँ । उनकी मुद्रा नटराज की कांस्य की 
मूर्ति से इतनी मिलती है कि फर्गूसन के विशाल ग्ंथ ट्री एल्ड सर्पेन्ट वरक्षिप में 
उसका चित्र देख कर में आइचये से दंग रह गया । वेसा ही उठा हुआ चरण, वैसा 
ही अभय हस्त। मुझे जान पड़ा कि नटराज कौ पूर्व-परम्परा अमेरांवती के शिल्प से 
ही प्राप्त हुई है । अंतर केवल इतना है कि अमरावती के अधें-चित्र की नतंक की 
आकृति मानव की है जौर नठराज देवता हैं। प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी में यह 
'अधे-चित्र बनाया गया होगा, जब कि नटराज की कांस्य-मूर्तियों का कारू नवीं 
शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी तक माना जाता हैं। इसमें- पहले चोल-शेली की 
प्रतिसायें मिलती हैं और फिर विजयनगर शैली की । इस यूग में प्रतिसाओं परु 
तंत्र का भी गहरा प्रभाव पड़ा हैं। नटराज के चार हाथ, उनमें से एक में अग्ति- 
ज्वाला और दूसरे में डमरू तंत्र की ही देन है, अन्यथा अमरावती की इस नर्तक 
की मूद्रा और नटराज शिव की मुद्राओं में कोई अंतर नहीं हैं। भरत मुनि के 
नाट्य शास्त्र में नांदत नृत्य की इस मुद्रा को 'भूजंग-त्रासिता कहा जाता हैं। 
किसी मसृष्य के पैर के नीचे अचानक सर्प आ जाने पर जैसे वह तुरंत अपना पांव 
हुटा छेता है, वैसी ही मुद्रा इस नृत्य में दिखाई जाती हे किन्तु अभय -हस्त का 
उसके सांथ क्या सम्बन्ध हे यह स्पष्ट नहीं होता । इन सब को देखते हुए यही 


है... ्रतक्ण 00070 880 ?87॥70ह, 4, 8- घछ७व), 9869 6, हएओऋाा, 


१०९ 


आस्था दंढ होती है कि असरावती के शिल्प या अन्य किसी कला-मंडप से जहाँ वह 
मद्रा आंकी गई होगी, नटराज के स्थपतियों को प्राप्त हुई हूँ । 


ईसा की प्रथम शताब्दी में अधवा उससे कुछ पूर्व कला की जो धारायें 
उन्तरापभ में बह रहीं थी, अमरावती उनसे कुछ भिन्न पट जाती हुँ। यद्यपि 
सांची, भारहुत अथवा बोवगया में शिल्पियों ने जिन विषयों को उठाया, उन्हीं को 
अमरावती के शिल्पकारों ने भी छुआ हूँ । इसमें भक्ति की मावना का रंग उन से 
चटकीला था |, यह हम देख ही लके हैं। अमरावती की एक विशेषता यह भी 
थी कि वह उस मभू-प्रदेश में था, जहाँ वस्तुत: आयों और भनार्यों की संस्कृतियों 
का समन्वय हो रहा था । वे सभी तत्व एक विशारू इकाई में मिलते जा रहे थे | 
इसीलिए दक्षिण में बाद में भी कला का जो विकास हुआ, उसके अंकन, और 
विद्येव रूप से मूृति-विधान पर अमरावती का कहा का सीधा प्रभाव पड़ा । उसी 
से पूर्व परम्पराओं को ग्रहण किया गया। उत्तरापथ में नागों की प्रतिमायें अवश्य 
बनती थीं, उनके सिर पर नाग का प्रतीक भी रहता था किन्तु जिस जगह नाग 
की पूजा हो रही थी, वहां से उसे हूटाकर ब॒द्ध की प्रतिमा का पूजन नहीं दिखाई देता 
मुचलिन्द नाग ने भगवान बुद्ध के ऊपर छाया की थी, बुद्ध-जीवन में यह प्रसंग 
प्राप्तु द्वीता हैं किन्तु शिल्प में कद्दीं वह बुद्ध के (बुद्ध की प्रतिमायें तो थीं ही नहीं 
उनके प्रततीकों पर) ऊपर अपने फन फैलाये हुये नहीं दिखाई देता । अमरावती में 
नागपूजा का स्थान बुद्ध की उपासना ने ले लिया। नाग उनका पाएवँवर्ती अनुचर 
बन गया और वे उपासना के स्थछ पर प्रतिष्ठित हो गये । 


नाग की पूजा का दक्षिणापत्य में इतना अधिक प्रचार था कि उसी के 
कारण आयंवत में मी नाग देवता की पूजा होने कछगी । अमराबती के स्तूप पर 
संभममर के जो शिला-फलक हूँ, उनमें स्तूपों की आकृतियाँ बनी हुई है। इनमें 
अलंकृत स्तूप भी दूँ, जिसे अमरावती के मूल स्तृप की अनुकृति माना जाता है। 
सम्मवतः यह दूसरी ईसवी का है। इसके पहुछे के स्तूप भी दिखाई देते हैं, जो 
अपेक्षा कृत अधिक पुराने है। उन पर उपासना के स्थान पर नाथ ह्वी मिलते हैं। 
नाग अपने मूल सर्प रूप में आंके गए हूँ । वे पाँच फन के हैं और कुंडली मार कर 
बैठे दिखाई देते हैँ । फिर इन स्तूपों पर ज्यों-ज्यों अलंकार बढ़ता जाता है, ताग- 
देवता, वहाँ से बिदा छेते हैं और उत्तके स्थान पर बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देने 
लगती हूं। इतना ही नहीं, घीरे-धीरे सर्प बुद्ध का आसन बन जाता है । थे उसकी 
कुड़ली पर ब्रेठ जाते हूँ, और वहू उनके मस्तक पर अपना फन कृत की भांति तान 
 ब्रेद्वा, है...मारतीय कला में इस कल्पना का प्रारम्भ बमरावती के बौद्ध शिल्प से ही 
हौतिक हूँ.। फिर विष्णु, तीर्थंकर, व छोकपा्ों मादि की इसी प्रकार की प्रतिमभायें 
बनती चली जाती है । 


हक 


संक्षेप में अमरावती की कला की विशेषतायें यह हैं, वह सांची व भारहत की 
परम्परा की अगछी कड़ी होते हुए भी उक्त शैलिप्ों की भांति प्रकृति के दृश्यों 
व अलंकरणों को अधिक महत्व नहीं देती, जितनी कि मन्‌ष्याकृति को देती है। 
इसके अर्थ यह नहीं हें कि वह उन अलंकरणों को स्थान ही नहीं देती अथवा उनकी 
उपेक्षा करती है । अमरावती के कमलों से पूर्ण घट का अलंकरण कछा की एक 
उत्कृष्ट कृति मानी जाती है । इस सुन्दर घट की शोभा अनूठी है। उसे बेलों से 
सजाया गया है। घट में से चार पूर्ण विकसित कमल निकलते दिखाई देते हें । कुछ 
अर्धे-स्फुटित हें और शेष कलिकायें हैं। शिल्पकार ने जातक-कथाओं की अपेक्षा 
भगवान बुद्ध के जीवन, तथा राज-सभाओं के अर्ध-चित्र अधिक बनाये। उसका 
केन्द्र मनुष्य था और वह बड़े चाव से उसके जीवन के समस्त व्यापार व भाव- 
मुद्रायें अंकित करता था। मनुष्याकृतियाँ अत्यंत सुन्दर और सुडोल होती थीं । 
उनके घरीर में छावण्य की झलक दिखाई देती है । उनमें मथुरा की प्रारम्भिक 
यक्ष-मूर्तियों जेसा भारीपन नहीं है । 


. अमरावती की कछा को यह श्रेय प्राप्त है कि उसने बिना किसी बाहरी 
शैली का प्रभाव पड़े ही बुद्ध की प्रतिमा को, अपनी स्वतः की कला-परम्पराओं 
के आधार पर बनाया। डा. कुमारस्वामी ने लिखा है---77 +088 8000067% 
400॥9 8700 (7ए॥079 $098 88770 6002ए ४०%92 798 87€&67० 780]9607 
0प76 8 72:078 87860 €९57658079 9गणवतें (0प६)॥ ४6 ९8768 788/97- 
79888 7797 926 08: 6ए 878 89॥ क€8९/ए६तै ४॥ #7पप्त0कपा' क्ा। 
87% ५४७0, 7092 70776876 ए07४8 फ्ाादय ए९ 78979 श्िए।ए एृश्को 0 8 
8ग्दत्आाह फाशाह 88, ६ ! 

अमरावती के निकट ही और भी स्तृप बनें थे जो अब नष्ट हो गये हैं और 
उनकी खुदाई आदि में केवल उनके शिका-फलक ही पुरातत्व विभाग को प्राप्त 
हो सके हैं । इनमें नागार्जुनकोन्डा, जग्या पेटा, घंटगाल आदि थे। इनके शिला- 
पट्टों से केवछ इनकी कला का अनमान लगाया जा सकता है। इनमें नागार्जुन 
कोन्डा का भारतीय कला में एक विशिष्ट स्थान है, यद्यपि वहाँ के शिला-फलरूक 
अमरावती की तुलना में नहीं ठहर पाते । इनमें बुद्ध-जीवन के दृश्य हैं । एक दृश्य 
में मगवान बुद्ध की माता लुंबिनी के शालू वन में वृक्ष की टहनी पकड़े हुये खड़ीं 
हैं। भारतीय कछा में इस मुद्रा को शालभंजिका कहा गया है। भारहुत व सांची 
की यक्षिणियाँ भी इसी मुद्रा में दिखाई देती हैं। यह भगवान के जन्म का प्रसंग 
है। बौद्धों की यह मान्यता है कि जिस समय भगवान उत्पन्न हुए, उप्त समय महा- 
ब्रढ्मा। ने उन्हें अपने स्वणिस वस्त्र में उठा लिया। उनसे शिक्षु सिद्धार्थ को देवगण 


४. 6७709 06 587#8--3प्रतेद्ए8$ क्र फ्वंए७छ, 2888 04. 


१११ 


ने लिया और देवाँ से मनुष्यों ने । यही दृश्य इस अध-चित्र में अंकित है। भगवान 
बुद्ध तपस्या कर रहे हैँ और मार की सेना उनको पराजित करने आई है । 

एक दृश्य में जो बृद्ध-जन्म का ही प्रतीत होता है रानी महामाया वृक्ष को 
टहनी पकड़े खड़ी हैं। वक्षों पर एक पुरुष और नारी है, जो सम्भवतः वक्ष देवता 
अथवा वृक्ष की आत्मा हैं। दो दासियाँ वृक्ष के नीचे बंठी हें। वायु-पथ से बृद्ध 
दौड़ते हुए आ रहे हैं । उनके पीछे एक आक्रति और है। 

नागार्जुन कोन्‍्डा का शिल्प ऐसे ही अनेक अर्धे-न॑चत्रों से भरा हुआ है | 
नागार्जुन कोन्डा की कृतियों में अमरावती जैसी सजीवता नहीं दिखाई देती । इस 
पर विदेशी तत्वों का प्रभाव है । आकृतियाँ कुछ भारीपन लिए हुए हैं और भाव- 
व्यंजना में भी अधिक सफल नहीं कही जा सकतीं । यह इतियाँ अमरावती की 
प्रथम शंताब्दी के अर्ध-चित्रों के समान जान पड़ती हैं ! 

जग्यापेटा, अमराबती से लगयंग ३० मील दूर है। पहाँ भी एक पुराना 
स्‍तूप था । इसकी वेदिका के स्तम्भ पाये गये हूँ । इन पर यक्षिणियाँ व यक्ष खड़े 
हैं । इसकी कझा भी अमरावती के प्रारंम्भिक अर्ध-चित्रीं की करा के सदृश्य 


ही है. । 





द्वितीय खंड 


अजंता 


गृप्त-काल भारत के इतिहास का स्वर्ण-युग कहा जाता है। सुख, समृद्धि. 
ओर वेमव के इस काल में सभी कलाओं का समान-रूप से उन्नयन हुआ। कवि-कुल- 
गुरु कालिदास और भवभूति नें अपनी कछा-कुशल उंगलियों से भगवती वीणापाणि 
के चरणों में जो भाव-सुमन चढाये, उनकी सुरभि आज भी लोक को सुवासित 
कर रही है। इसी युग में पुराण साहित्य का भी सृजन हुआ। शिल्प में नये-नये, 
रूपों जर अभिप्रायों ने प्रवेश किया और उसमें तव प्राणों का संचार सा कर 
दिया। इस युग की सबसे बड़ी दैन हें, अजंता के भित्ति-चित्र । चित्रकारों ने गहन 
अंघकारमयी गुफाओं में बैठ कर जिन अपाथिव कृतियों का सृजन किया वे 
सामान्य मानव की रचना नहीं जान पडतीं। इन कछा-योगियों- ने कथावस्तु और 
विषय तो भगवान तथागत के जीवन और जातक कथाओं से ही लिए किन्तु उन्हें. 
किसी धर्मं-विशेष की सीमा में बांध कर नहीं रक्खा । उनका चित्रण और भावाभि- 
व्यक्ति सभी देशों के कला-म्मज्ञों के अंतस्तल को समान रूप से स्पर्श करने में 
' समर्थ है। उनमें सैकड़ों वर्षों का छोक-जीवन दर्पण की भाँति प्रतिबिम्बित होता है। 


अजंता में पर्वतों की काटकर जो चेत्य और विहार बने, उनमें से अनेक ' 
किप्ती समय भित्ति-चित्रों से अलंकृत रहे होंगे किन्तु सहस्नों वर्ष की उपेक्षा ने. 
उन्हें नष्ट कर दिया है। अब वह केवल पाँच-छ: गुफाओं में शेष रह गये हैं, जो. शेष ' 
बच गये हैं, उनमें उत्त यग की संस्कृति मानो मुखरित हो उठी है। भित्ति-चित्रों; . 
की परम्परा का प्रारम्भ अजंता से ही नहीं होता, यह तो उसका विकसित 
काल है। उसके पीछे भी शताब्दियों की पूर्वे-परम्परा रही होगी, यद्यपि वह 
अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। प्रारम्मिक बौद्ध-साहित्य में भित्ति-चित्रों के 
बनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन' 
दिन्नों दीवारों को समतल करके उन पर चित्र आंकने का प्रक्छन थाः। चुल्लवर्ग' 
में, जो ईसा पूर्व दूसरी अथवा तीसरी शताब्दी का मानता जाता है, भित्ति-चित्रों' 
के बस्बन्ध में उल्लेख ही तहीं मिलता वरत्‌ उन वस्तुओं की चर्चा सी की गई है 


श्र 


पजनके मिश्रण से यह रंय तैयार किये जाते थे। अजंता को दसवीं और नवीं 
गुफायें, यहाँ के उन्‍्तीस गुहा-मन्दिरों में से सबसे प्राचीच समझो जाती हूँ। 
इन में चित्रों के जो अवशेष बचे हैं, उन में मनष्याकृतियाँ भी हैँ | वह वहों के 
इधर-उधर रहनेवाली जातियों के लोगों की जान पडती है। नवीं और दसवीं 
गृद्दाओं का निर्माण-कार दूसरी या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, 
यद्यपि चित्र उतने पुराने नहीं कहे जा सकते। दसवीं गुफा में बराह्यी के अभिजेश 
हैं, जिनके आधार पर कुछ इतिहासकार इनके बनने का समय ईसा की दूपरी 
सदी मानते हूँ; इसी प्रकार नवीं गुफा के अभिरेल् के आधार पर उसे ईसा की 
तीसरी सदी का । 

अज्ंता के यह कला मंडप, हैदराबाद को सीमा के अन्तर्गत ताप्ती के ऊपरी 
कांठे में बने हैें। एक चन्द्राकार पर्वत को काट कर उसके भीतर चैत्य औौर 
भिक्षओं के रहने के लिए विह्वार बनाये गये है । यहाँ पहले ए# बौद्ध विद्य- 
विद्यालय भी था। निकट ही वाघोरा का जरू-प्रपात है। स्थान के चुनाव 
में यह बात का पूर्ण ध्यान रखा गया है कि प्रकृति का रम्य सुद्दावता 
वातावरण मिल सके । हरी-मरी पर्वत-श्रेणी की गोद में अजंता की गृफायें आज 
भी बढ़ी सुरूर जान परती हूँ । उन दिनों का कल्पता-चित्र आज भी मानस- 
चक्षुओं के भागे साकार हो उठता है, जब वहु सुगत के श्रद्धावान उपासकों से 
भरी रहती होगीं । 

आइचयें तो यह है कि यह गृफायें सहृझ्ों वर्ष तक विस्मृति की गोद में सोई 
रहीं । किसी को यह आमास भी न था कि ताप्सी के कांठे में इतनी विशाकू 
कुला-निधि छिपी हुई पड़ी है। इन्हें केवल वे धमगादड़, कीट व भूछे-मटके 
साए ही जानते होंगे जिन्होंने यहाँ के अमुल्य भित्ति-जित्रों नष्ट कर देते में कोई 
कोर-कंश्वर नहीं छोड़ी । भजंता की कुछ यूफारयें धर्ये से काछी पड गई हैँ । यह 
सम्‌ १९२४ ई. से प्रकाश में श्रा सकी हैँ । मजंता की खोज का इतिहास भी 
बहुत मनोर॑जक है। मद्रास की अंग्रेजी फौज के एक अफसर मे, जो शिकार करने 
उधर जा मटका था, सबसे पहुके हन गुह्ाओं को देखा । उससे सूचना पाकर 
'एक अन्य अफसर जेम्स ई. अलक्जन्हर वहाँ गये और उन्होंते इसकी पूरी जानकारी 
सयरू एलियाटिक सोसायटी के अधिकारियों को दी। उनके पदचात्‌ कैप्टेन 
ग्रेसले, सि. रेल्फ मोर डा. जे. बर्ड ने इन पर कछेख छिखे। वल्न विदेशी पत्रों में 
प्रकन्षित भी हुमे । हा. बरढें का फेल सन १८४७ में हिस्टोरिकल रिसर्च में 
अंकद हुआ । उसके बाद कर्ा-समीक्षक थे, फर्मूसन ने रॉयछ पएप्रियाटिक 
सर्देफोटी में प्राद्ीय मारतीय मुढ्ा-बन्दिसें के अम्बन्ध में. अपना एक फेस पढ़ा | 





इसमें अजंता की गृफाओं के स्थापत्य पर, जिसके वे अधिकारी विद्वान थे, चर्चा 
की गई थी। इससे कला के मर्मेज्ञों का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट हुआ। रॉयल 
एशियाटिक सोसायटी के अधिकारियों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के डायरेक्टरों को 
लिखा कि वह इन गुफाओं की सुरक्षा की तुरन्त व्यवस्था करें । 


कम्पनी के आदेश से मद्रास की फौज के एक अफसर केप्टेन आर. गिल, 
जो स्वयं कलाकार थे, यहाँ आये और चित्रों की अनुकृतियों तैयार करने में लग 
गए। गदर के समय तक यह चित्र तेयार होते रहे। गिर साहब चित्रों को 
इंगलेन्ड मेजते रहे । वहाँ किस्टल पैलेस ' के 'इंडियन कोर्ट में उनकी प्रदर्शनी 
का आयोजन हुआ । सन १८६६ में वहाँ एक अस्नि-दुर्घटना हुई, जिसमें यह 
समस्त चित्र भस्म हो गये । उन चित्रों में कौन सी अनुकृतियाँ थीं, यह आज 
कोई नहीं जानता । अजंता के चित्र बड़ी झीज़ता से नष्ट होते जा रहेयथें। 
प्रिफिय साहब नें अपने ग्रंथ 'अजंता में जिन चिंत्रों का उल्लेख किय्रा और चित्र 
दिये हैँ, उनमें से भी अनेक अब नष्ट हो चुके हैं । ऐसी स्थिति में वे चित्र 
कौन से होंगे, इसका तो अब कोई अनुमान भी नहीं लछूगाया जा सकता। इस 
दुर्घटना से अत्यंत क्षुब्ध होकर डा. जे. बर्जेत ने लिखा है-- 

४ पुए8ए श876, ० 007786, 006 |900प्रा/ 00 7४8४०७78, कणते ४ ज98 
70080, ४969 श०पात 987990098658 6096 7086 479॥87668078 90767078 0 606 
9%४09708 60980 #07 8 4078 ज्ञण्रा]6 9886 #8व 9087 79909 दै68089778- 
898 07 07/टाक! 'ज़ां5007 87वें (076790प27% |! 70 0099, 78078, 07 
97090600879809, श8&8 ६8787 ६7070 08077 06078 8074 78 ४8670 680 ४8 
857060 8०0 ॥798]ए फैपएई १ 

सन्‌ १८७२ में बम्बई की सरकार का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट हुआ और 
उसने पाँच हजार वाषिक की निधि इन गूफाओं की सुरक्षा के लिए स्वीकृत की। 
साथ ही “बम्बई स्कूल ऑफ आटे” के एक अधिकारी ग्रिफिथ साहब को भी 
इन भित्ति-चित्रों की प्रतिल्तिपियाँ तैयार करने के लिए भेजा गया। ग्रिफिथ को 
कला से अनुराग था और उन्होंने इस कार्य को बड़े मतोयोग से सम्पन्न किया । 
उनके साथ उनके छात्रों की टोली भी थी। चित्रों की अनुकृतियां इंगलेड भेजी 
जाने लगीं। वे वहाँ के “इंडियन म्यूजियम ” में प्रदशेन के लिए रबखीं गईं। 
प्रिफिथ साहब ने 'अजंता पर जो ग्रंथ प्रस्तुत किया है, उसमें इन सबका संकलन 
है। उनके पद्चात्‌ जे. बर्जेस ओर लेडी हेरिंघम ने भी ग्रंथों का प्रणयन किया। 
जे, बर्जेस के ग्रंथ में गुफाओं के चित्रों का वर्णन है, जबकि लेडी हेरिघम,की पुस्तक 


है 8800 89 00४ -प७7008 ० 3]87$8- ह, 3%728887, 798६6 2. 


११७ 


में चित्रों की अनुकृतियाँ अधिक हैं। भारतीय कलाकारों में अंगारू खित्र-झ्ैली के 
कई चित्रकारों ने इनको अनुकृतियाँ तैयार कीं। उनके पदचात्‌ गुजरात के प्रख्यात 
कला-गुरु श्री रविद्यंकर रावक और श्री मुकुछ दे ने भी कार्य किया और अपने 
ग्रंब प्रकाशित कराये। श्री असितकुमार हुलदार ने बंगला में ' अजंता और वाघ ' 
शीर्षक ग्रंथ का प्रययन किया और उसे अपने चित्रों से अलंकृत भी किया। 
निजाम राज्य ने याजदानी साहब लिखित विज्ञाल ग्रंथ “अअजंता प्रकाशित 
करा कर एक बहुत बडा कार्य सम्पन्न किया है। और मी कई ग्रंथ अजंता पर 
निकले हैं। अजंता ने समस्त विश्व के कछा-पारक्षियों का ध्यान अपनी ओर स्वींच 
लिया है, अतः नये-नये ग्रंथों के प्रकाशन की परम्परा आगे बढ़ती' जा रही है। 
कुछ वर्षों पूर्व यूतस्कों ने सी 'अजंता' पर सुंदर ग्रंथ प्रकाशित किया है और 
भारत सरकार की ललित कझा एक्रादमी” भी एक चित्रावक्ली भिकालने जा 
रही है। यह अत्यंत हुए की बात है कि कछा के प्रसि हमारी घोर उपेक्षा का 
अंत होता जा रहा है ओर हम अपने देश की “ कछा-निष्नि ' की कीमत जानने रूगे 
है। विश्व में कला के क्षेत्र में नये-तये प्रपोग होते रहते हैं और उत हौछियाँ का 
प्रभाव भारत के छतेक कछाकारों की क्ृतियों पथ भी पड़ता है किन्तु 
हससे भारत की प्राचीन कछा का गौरव किसी प्रकार भी कम नहीं होता वरन्‌ 
उसका मूल्य और भी अधिक बढ़ जाता है। लाज तो इस बात की बहुत बड़ी 
बावश्यकता है कि ' अजंता की कला ” के उच्चतम अध्ययन के लिए वहाँ विद्यार्थी 
जावें और उस पर संशोधन-ग्रंथ ' लिखे जावें। ह 


भारतीय स्वाघीनता ने हुमें एक बहुत बड़ी दैन दी है। उसने हमारे बेश 
के जबड़े हुए द्वारों को खोल दिया है। अजंता के पूर्ण अध्ययत के छिए केवल 
अजं॑ता को देख लेना ही यथेष्ट नहीं है। अध्येता को इस देश के अन्य कला-मंडप; 
-आऋघ, सितन्नवासरू तो देखना अनिवायें है ही, उप्ते सिगरिया (सिछोन) और 
अफगानिस्तान, तुकिस्सान, स्यथाम, ब्रह्मा व श्रीन आदि के मित्ति-वित्रों को भी 
देखकर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना होगा। 


यही बात मूति-कछा के साथ भी हैं। मारतीय करा का विद्यार्थी केवल 
खआुछोरा, एलीफैन्टा, बादामी या महांबली पुरम्‌ की करा-कृतियाँ देखकर ही करा 
की पूर्णजचत्र उतार सकने में उतना सफल नहीं होगा जितना कि बोरोब॒दूर, 
अंकोस्थाट के विक्ञाल मंदिरों तथा चीन की गृफाओं के शिल्प को देखकर हो 
:क्षयु।' कहा की थी प्यशस्त, समस्त एलिया में फैसी है, भारतीय कछा उसको 
ऑफे"अंश है! मेरे कहने का तात्पयें यह नहीं हैं कि उसकी अपनी कोई विशेषता 





$ 


नहीं है, वरन्‌ उसका जो बाहर प्रभाव पड़ा है, अथवा उस पर जो बाहर का 


थोंडा-बहुत प्रभाव पडा है, उसे जाने बिना भारतीय कल का पूर्ण अध्ययत सम्भव 
नहीं है। एशिया भर में फैली हुई कला का अध्ययव करके ही भारतीय कला के 
सम्बन्ध में निश्चित मत दिए जा सकते हैं। कला का तुलनात्मक अध्ययन आज की 
एक बड़ी आवश्यकता है। 


अजंता में अधे-चन्द्राकार पर्वत को काटकर उन्तीस गुफायें बनाई बई 
हैं। यह समूहों में बंटी हुई हें। इनमें से दसवीं और नवीं गुफायें बीच के 
समूह में हैं । यही सबसे अधिक प्राचीन है। यह दोनों चैत्य हें। चास्तु-कला 
की दृष्टि से दोनों एक से हें। दसवीं गृहा अथवा लेण आकार में नवीं की अपेक्षा 
कुछ बड़ी है। नवीं ग॒ृहा में प्रवेश-द्वार पर एक बड़ी खिडकी है, जिसमें से प्रकाश 
भीतर जा सकता है। दसवीं में वह नहीं है । दसवीं गुफा पच्चानवे फुट लम्बी 
और इकतालीस फुट चौड़ी है। ऊँचाई में यह छत्तीस कुट है। उपासना के समय 
इसमें बौद्ध भिश्चु एकत्रित हो जाते होंगे। इसमें भीतर एक स्तूपं है, जैसा कि 
इसकी समफालीन भाजा, काल, व अन्य गुफाओं में दिखाई देता है; बुद्ध की 
प्रतिमा तो उन दिनों बनती ही न थी। प्रारस्भिक बौद्ध गृहा-मन्दिरों में ऊपर 
की घरनें लकड़ी की रहती थीं और इस प्रकार इस वास्तु में लकड़ी और पत्थर 
दोनों का उपयोग दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कारीगर छकड़ी का 
माध्यम छोडकर पत्थर को अपनाता जा रहा है। यह घरनें अब नष्ट हो चुकी 
हैं। इतिहासकार इस गुफा को दूसरी या तीसरी झताब्दी ईसा पूर्व का मानते हें । 
इस पर एक अभिलेख भी है जिससे पता चलता है कि इसका द्वार किसी 'वसथि 
पुत्र” ने बनवाया था। यह कोई आंध्र राजा था अथवा धनी वणिक, इसका 
पता नहीं चलता । " 


इस गफा के अधिकांश चित्र भिट चुके हें । दाहिनी ओर की दीवाल पर 
छंदत जातक है। छंदत जातक भारतीय शिल्पियों का एक प्रिय विषय रहा है 
और मारहुत व सांची सभी में प्रस्तरांकित हुआ है | अजंता में एक शिकारी, जो 
सम्भवतः सोनत्तर है, तरकश पर तीर चढा रहा है। दूसरा भूमि पर पड़े 
छै दांत बटोर रहा है। एक विशाल हाथी भूमि पर लेटा हुआ है। यह 
छंदत है । एक अन्य दृश्य में हाथियों की टोली दिखाई देती है। इनमें छदंत' 
अपने ए्वेतवर्ण, विशाल आकार और छ: दांतों के कारण सहज ही पहचाना णा 
सकता है। इसी कथा की पंखला अन्य दृवयों में बढती हुई दिखाई देती है। 


. एक राजा अपनी रानी के साथ आसन पर बेठे हुये हें । उनके सेवक और अहेरी 


३१ “ वासिठिपुतस कट हा विनो धरमूख दान !! 
११४.. 


जो छदंत के दांत केकर बाये हैं, वहीं खड़े हुए हैं । रानी के मुख पर शोक की 
भावना दिखाई दे रही है । 

दसवीं गुहा में शिकारियों की टोली से उन दिलों के देहाती लोगों के रहन- 
सहन का पता चलता है । वे सिर पर बसी ही पगडियाँ बांधे हुये हें, जेमी कि शंग 
कालीन अरभ-चित्रों में दिखाई देती हूेँ। शिकारियों के हाथों में फरसे है । स्त्रियों 
के चित्रों से भी ऐसा प्रतीत होता है कि यहू चित्र शुंग और गुप्त करा की बीच 
की कड़ी हैं। उनके प्िर पर वेसी ही ओडनी दिखाई देती है, जैसी सांची या 
भारहुत के शिल्प में स्त्रियों के सिर पर आंकी गई है। हाथों में कहनी तक 
चूडियाँ, गले में कई लडों की करधनी जेसा कंठा, जिसमें बीच-बीच में ठप्पे 
दिखाई देते है, इनके गहने हैँ । इनके शरीर के ऊपर का भाग अनावुत है । 


एक राजा अपनी रानी व परिचारिकाओं के साथ बोधि-वृक्ष की ओर जाता 
हुआ दिखाई देता है। राजा युवक है और आकृति से दक्षिण की ही किप्ती जाति 
का मालम होता है। उसके सिर पर पड़ी नहीं है। बालों को ही लपेट कर 
उनका जूडा एक ओर बांध विया गया है। उसके ऊपर रत्लनहवार लिपटा हुआ है। 
पुरुषों की यहू केणश-सज्जा पहिली बार ही दिलाई देती है। राजा के गले में 
कई ऋड़ों की मोटी स्री साझा है जिसमें भीच-मीच में घोकोर ठप्पे हें। राजा उसी 
प्रकार फे आमृषण पहने है जैसे कि सांची के शुंग-काल़ीम शिल्प में विखाई देते हैं । 
उसके एक हाथ में कमऊझ कलिका है। एक दासी उसके सिर पर छत्र रगाये है। 


स्त्रियों के गले में बड़े-बड़े मोतियों की भालायें हे। इस दृष्य से तीसरी 
शताब्दी की, दक्षिणापत्य की स्त्रियों की केश-सज्जा पर भी प्रकाश पडता है। 
कुछ स्त्रियों के घिर पर ओढनी दिखाई देसी है। ऊपर का अधोभाग अनावत्त 
और सिर पर ओोढनी झुंग काऊ की स्त्रियों की वेब-मूषा है, जो भारहुत की 
अक्षिणी अंन्दा व अन्य तारी-मूर्तियों में दिखाई देती है। कुछ स्त्रियों के सिर खुले 
हुए हैँ। उत्तके बार एक फीसे से बंधे हैँ और एक स्त्री ने उनमें सोर के पंख 
खुरस लिए हैं। कुछ स्त्रियों के बालों में टेढ़ी मांग मिकासी गई है और उसमें 
औतियों की मालायें छटकाई गई हैं ।* 


स्रञजंता की दसवीं गुद्दा का निर्माण काझ ईसा पूर्वे तीसरी या दूसरी दाताब्दी 
का सके ही हो किन्तु यह्‌ मिलि-चिच उसने प्राजीब- महीं जान पडते। उसका 
समय दूसरी ब्रध्वा तीसरी ईसबी का होता भाहिए। इस थित्रों प्रर क्ुंग कझा 
० है कमाल स्पाट रूप से दिखाई देशा है ॥ |“, 


ग् ि रन ननक+-+-४म+भ+-२७-..२--०+२२००६४-००५४५५फकन->नन-8-ौ-+क०क+>+-०- ००. ५५५+ ही थे हे “- वि आन ला 
“75 अडक७ सिचा 8०५०, 26) 
मर ० शस् ।' रा / * जल के है रु है # | 
ः ते भू 
२९ 
|] ही श्र 
असल ॥ ०५ १ द् 
9:54. पनह 












इस गुहा के निकट ही एक अन्य चेत्य है, जिसे नवीं लेण या गफा कहा 
जाता है। इन गुहा-मन्दिरों का क्रमांक इनके निर्माण काल पर आधारित नहीं - 
है वरन्‌ अध्येयताओं की सुविधा की दृष्टि से रखा गया है। नवीं गुफा भी एक 
अत्यंत प्राचीन चत्य अथवा स्तूप भवन है। इसके मख्य द्वार के ऊपर प्रकाश के 
लिए एक बड़ी खिडकी है, जिसका आकार कमल के दल जैसा है। बौद्ध विहारों 
के प्रकरण में इस खिड़की की चर्चा की जा चुकी है। प्राचीन गुहा-मंदिरों की 
स्थापत्य-शेली की यह एक विशेषता है। विदेशियों ने इसे “हॉसे शू्‌ टाइप ” कहा 
है। गुफा के प्रवेश द्वार व खिड़की आदि में लकड़ी का प्रयोग किया गया था । 
उसके चिन्ह भी मिलते हेँ। तोरण का पर्दा भी काठ का रहा होगा । 


गुफा की बाहरी दीवार पर बाई ओर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, जिसमें 
वे एक आसन पर बंठे हुए दिखाई देते हें। उनके निकट. अन्य प्रतिमायें भी हैं। 
दाहिनी ओर बुद्ध की एक खड़ी हुई मूर्ति है। यह मूर्तियाँ भी गूहाय के निर्माण-काल 
के कई झताब्दियों बाद बनी होगीं। दूसरी या तीसरी झताब्दी ईसा पूर्व में तो 
आअुद्ध-पंतिमाओं का बनना प्रारम्भ ही न हुआ था, यह हम पिछले प्रकरणों में 
दैंख चके हें। 

नवीं गृहा का भीतरी भवन वर्गाकार है। मंडप और बरामदों के बीच में 
खम्मे हैं। छत महराबदार है और उनमें किसी समय लकड़ी की धरवें रूगी 
होगीं, इसका आभास भी मिलता है। मुख्य भवन पेंतालीस फुट रूम्बा और 
बाईस फुट नो इंच चौंडा है। इसकी ऊँचाई तेईस फुट दो इंच की है । 


भीतर का स्तृूप अलंकरण रहित है और वह काल, बेदसा या अन्य प्राचीन 
भृहा-मन्दिरों जेसा ही है। उसमें किसी प्रकार की कोई विज्येषता नहीं है । 
उसके ऊपर हमिका है । 


नवीं गुफा किसी समय भित्ति-चित्रों से परिपूर्ण रही होगी किन्तु अब उसका 
'कला-वैमव लूट गया है। अधिकांश चित्र मिट चुके हेँ। चित्र गुफा के निर्माण- 
काल के नहीं हैं। सब चित्र एक काछ के भी नहीं हैं। इनमें से सबसे पुराने 
चित्रों पर शुंग-कालीन कला का प्रभाव है। वेशभूषा और आभूषण सांची और 
भारहुत के अर्ध-चित्रों का स्मरण दिलाते हूँ। एक दृश्य में जो मिट सा गया है, 
'अगवान तथागत बेठे हें। राजा, रानी, अमात्ययणः और उपासक भिक्षु उन्हें 
घेरे हुए हैं। अमात्यों के सिरों पर छट्टूदार पगड़ियाँ हूँ ओर वे हाथों व गले में 
'भारी-मारी आमृषण पहने हूँ। आकृतियों से वे दक्षिण की ही किसी आदिम 
जाति के छोग छूगते हैं । 


| 


१२१ 


बेठा है। उसके निकट ही एक स्त्री नृत्य कर रही है। उसके पास वादक लोग 
हैं। दूसरी ओद एक जुलूस जाता हुआ दिखाई देता है, जिसमें एक हाथी भी है। 
कहीं कोई बालक वृक्ष पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है। कहीं एक पुरुष नग्नावस्था 
में बेठा है और तीन पुरुष जो वस्त्र पहने हुए हें, उसके पास ही खड़े हें । 


प्राचीन वाड मय में चित्रकला के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हें। चुल्लवर्ग 
में रेखांकन की विधि है। बौद्ध साहित्य के कई ग्रंथों में मगध और कोशल के 
राजाओं की चित्र-शालाओं के वर्णन मिलते हें। रामायण में भी राम के 
राजभवन में एक अत्यंत सुन्दर चित्रशाला है, जिसमें उनके जीवन की घटनाओं 
'को चित्रित किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिन दिनों महर्षि 
वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, उन दिनों चित्रों का प्रचकन था। भास नें 
कुषाण राजाओं के प्रतिमा-गृहों की चर्चा की है, जिनमें मूर्तियाँ रक्खी रहती थीं। 
वाण ने राजमवनों के उन चित्रों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रकृति आदि का 
चित्रण किया जाता था। भवभूति के उत्तर राम चरित्र में राम और सीता के 
आवन-प्रसंगीं का चित्रों में अंकन है, जिन्हें देखकर सीता को अपने वनवास की 
स्वृति जगती है। विष्णु धर्मोत्तरम में जो गृप्त काल की ही रचना है, चित्रकला 
-कै समस्त अंगों का विशद्‌ वर्णन किया गया है। 


भित्ति-चित्रों के अतिरिक्त गुप्त काल में ' यमपद ” भी बनते थे। चित्रकार 
एक कपड़े पर स्वर्ग और नरक के दृश्य आंक देता था और भिक्षुक उन्हें 
लोगों को दिखाकर उनसे दान लिया करते थे। वेशाखदत्त ने अपने “ मुद्रा 
राक्षस नाटक में इन यमपट्टों का उल्लेख किया है । 


जिन ग्रंथों में रेखांकन के लिए भित्ति तैयार करते, रंग बताने और उन्हें 
आंकने की विधि दी गई है , उनमें से कोई भी अजंता के समय का नहीं है। 
चुल्लवग्ग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है किन्तु उसका वर्णन इतना पर्याप्त नहीं 
है कि अर्जता के भित्ति-चित्रों की विधि पर पूरा प्रकाश पड सके। वाराह मिहिर 
की वृहत्‌ संहिता छठी दाताब्दी की कृति भानी जाती है और विष्णु पुराण का 
विष्णु घर्मोत्तरम्‌ सातवीं सदी की रचना है। गुप्त सम्राटों का समय ३२० ईसवी 
से ६०० ईपवी तक का माना जाता है। विष्णु धर्मोत्तरमू के पदचात्‌ इस 
“विषय परु और भी ग्रंथ लिखें गये किन्तु वे बहुत बाद के हेंँ। कल्याणी 
के चालुक्य वंश के राजा सोमदेव के समय ( ११२७ से ११३८ ई. ) 
-अभिलषितार्थ वितामणि को रचना हुई और सोलहवीं सदी में श्री कुमार द्वारा 
*शिल्परत्न ' की। इस प्रकार अजंता की रेखांकन की विधि के सम्बन्ध में 
विष्णु भर्मोत्तरम्‌ से ही सबसे अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। नवीं और 


१२३ 


दसवीं छेणों के चित्रों में जो अधिक प्राचीन हैं, गेरू, रामराज, स्याही व चुने 
आदि का उपयोग किया गया है ॥ 

अजंता में अब केवल पहिली, दूसरी, सोलहवीं ओर सत्तहवीं गुफाओं 
में ही. चित्र-सम॒द्धि शेष है। यह समस्त गुफार्ये पांचवीं सदी में बनी हें। 
हलके भित्ति-चित्र ही भारत की प्राचीन राष्ट्रीय कला का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
हा. मोतीचन्द जी ने छिखा है-- हन भित्ति-चित्रों से भारतीय करा का एक 
नवीन आदर्श स्थापित होता है, जिसमें सादुश्यता, माव ग्राम्मीय॑, छावण्प ओर 
भावा भिव्यवित का अपूर्य सामंजस्य है। 


पहिली गृफा या लछेण में शिवि जातक, शंलपाल जातक, महाजनक जातक 
व चाम्पेष जातक आदि अंकित किये गये हैं। उनके अतिरिक्त बोधिसत्य 
पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर और वज्ञरपाणि के भी विशारू मिश्ति-चित्र है। इनमें 
बोधिसत्व प्मपाणि का चित्र भारतीय कछा की एक अत्यंत उत्कृष्ट कृति माना 
जाता है। एक स्थाच पर मगवान बुद्ध की तपष्चर्या का दृश्य है। इसमें मार 
की सेना उन पर आक्रमण करने आई है। अजंता की विशेषता विषयों का खबन 
नहीं है। विषय तो वही हूँ जिन्हें मूतिकार भारहुत, सांची व अमरावती आदि 
में आंक चुके थे। अजंता की विश्वेषता उन चित्रों की सजोबता ओर प्राण- 
संयता है। वित्रकार भिन्न-भिन्न स्थितियों में भिन्न-भिन्न पात्रों के मुझ्षों पर जो 
भाव आंक देता है अथवा हाथों को मुद्राओं आदि से जो भावाभिग्यक्ति करता 
है, वही अजंता की कला का प्राण है। पहली गुफा एक विहद्वार है जिसमें सामने 
एक बरामदा है, फिर एक विशारू मंडप है। यह सातवीं शताब्दी की रचना 
है। बरामदा चौंसठ फुट छम्बा और ऊूगमग नी फुट लौडा है। इसके भीतर 
मंडप हैं। यह गृूफा एक सो बीस फूठ सक अन्दर काटकर बनाई गई है। बिता 
श्रद्धा के इतना महान कार्य कमी सम्मव नहीं होता। गृफा के बाहुर भी गुप्त 
काल की अत्यंत उत्कृष्ट प्रतिमायें हूँ। कहीं शिक्ा-फलक्ों में भगवान बुद्ध के 
जीवन की घटनायें आंकी गई हैँ और कहीं हाथियों की टोछियाँ विश्वाई दे रही 
हैँ। स्तम्मों पर जादूल व मकर आदि का अलंकरण है। अजंता की समस्त 
गुफाओं में पहिली गुफा सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है। इसमें वास्तु-शिरुप, मूर्सि 
कला ओर चित्रकछा का अद्भूत सामंजस्य हुआ है। इस गुफा में शिवि जातक 
अंक्रित हुआ है। इसका कथानक वहीं है, जो महाभारत में है। इन्द्र तथा 
अआरिन, बाज और कबूतर का रूप घारण करके राजा शिवि के सत्य की परीक्षा 
चने का जाते हैं। राजा बाज को अपना मांस वेकर मी श्वरणामत कबूतर के प्राणों 
जंदेककर करते हैं ।. बोद्ध वाह मय में. यह कथा बोथितत्वावदाव कल्प छा सथा: 


. १२४ 





शिवि जातक तीन दृश्यों में आंका गया है। एक ही अध॑ चित्र में कई 
दृश्यों को आंकने की शेली भारहुत और सांची में भी मिलती है। अजंता के भित्ति- 
चित्रों में भी उसी को अपनाया गया है किन्तु कहीं कहीं एक दृश्य को केवल एक 
चित्र द्वारा दिखाया गया है। एक घटना आंक चुकने के परचात्‌ चित्रकार ने 
दूसरे चित्र में दूसरी घटना को उठाया है। इस प्रकार एक ही कथा कई चित्रों 
में सम्पूर्ण हुई है। शिवि जातक के बाईं ओर के कोने में राज भवन के अंत: पुर 
का दृश्य है। श्यामवर्ण का द्वारपारल काछे और सफेद चारखाने का रूम्बा 
अंगरखा पहने द्वार पर खड़ा है। उसकी कमर में पट्टा बंधा है। भीतर दो 
स्त्रियाँ, जो रत्नों के अलंकार, रेशमी झीने वस्त्रों और गौर वर्ण से राज महिषियाँ 
प्रतीत होती हैं, अत्यंत दुःखपूर्ण मुद्रा में खड़ी हें। उनकी मनोव्यथा उनके मृख 
ओर नेत्रों से छछकी पडती है। एक स्त्री ओठ पर उंगली रक्‍्खे हुए वेदता और 
चिन्ता में डूबी सी प्रतीत होती है। दूसरे दृश्य में राजा शिवि अपने रत्नजडित 
स्वर्ण धिहासन के नीचे कीं पीठिका पर खड़े हँ। उत्तका उज्ज्वल गौर वर्ण है। 
सिर पर सोने का म॒कुठ है, जिममें जवाहरात जड़े हुए दिखाई देते हैँ । उनके 
गले में बड़े बड़े मोतियों की माला है। हाथों में कंकरण और बाहों में भजबन्द 
हैं। उनके मख का अंश मिटसा गया है। हाथों की मद्राओं से प्रतीत होता है 
“कि राजा किसी चिता के भंवर में फंप गए हें। विहासन के निक्रट ही दो बौने 
खड़े हें। इस दृश्य में चित्रकार ने राजा की आकृति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा 
बड़ी दिखाई है! अजंता की चित्रशैली में कहाकार जिस व्यक्ति को प्रधानता 
देना चाहता है, उसकी आक्ृत्ति अपेक्षाकृत बड़ी बनाता है। सत्त रहवीं गुफा में 
भगवान बुद्ध के गृहागमन का दृश्य है जिसमें वे राहुल-जननी के भवत्त के द्वार 
पर खड़े हैं। इस चित्र में भी राहुल और यद्योधरा की अपेक्षा भगवान बुद्ध को 
बड़ें आकार में अंकित किया गया है। शिवि जातक में तीसरा दृश्य वन 
अथवा वध स्थल का है। एक ओर पीपल का पेड खडा है। राजा मानो अपनी 
बलि देने के लिए, कपोत के बदले में अपने शरीर को अपेंण करने के लिए, तेयार 
दिखाई देते हैं। पहले दृश्य में उतके हाथ पर कबृतर बेठा हुआ भी दिखाई देता 
है। राजा के पीछे एक ओर पाँच स्त्रियां वेदतामग्न खड़ी हें। एक स्त्री अपनी 
छाती पीटती दिखाई देती है। वह मुडकर अपने बालक की ओर देख रही है । 
पति के देह परित्याग के समय स्त्री का अपने पुत्र की जोर दुः:खपूर्ण दृष्टि से 
देखना अत्यंत स्वामाविक जान पडता है। मानो वह कहना चाहती है कि, 
अब इसका आश्रय कौन है ?' राजा के आगे एक व्यक्ति खड़ा है। वह अपनी 
भुजा उठाकर आदेश दे रहा है कि, ' अपनी प्रतिज्ञा शीघ्र पूरी करो।” एक ओर के 
कोने में दो योगी बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं और आकाश में देवगण बड़ी 
उत्सुकवा के साथ इस दुष्य को देख रहे हें । 


श्र५ 


पहिली गुफा में महाजनक जातक कई चित्रों में आंका गया है। इसमें 
बोधिसत्व महाजनक संसार के भोग-विछास को त्याग देता चाहते हें और अतोव 
सौन्दर्यंशालिनी घिवली उन्हें विरक्षति पंथ पर जाने नहीं देना चाहती । महाजनक 
की कथा से भगवान तथागत के महाभिनिष्क्रमण की याद भा जाती है । राजा 
शिवली के मवन में एक आसन पर बेठे हैं। उनके चारो ओर श्वृंगार ओर 
विलास की सामग्री रकक्‍्खी है। महाजनक अत्यंत रूपवान हूँ। उन्हें देखकर ऐसा 
प्रतीत होता है, मानो देवराज इन्द्र ही भूमि पर उतर आया हो। रानी शिवली 
उन्हें आक्ृष्ट करने की चेष्टा कर रही है। उसके शरीर के अंग पीने वस्त्रों 
से ढंके हैं। वह एक हाथ राजा की जंधा पर रक्‍खें है और दूसरे हाथ से उनका 
एक पैर पकड़े हुए प्रणय-निवेदन कर रही है । 


आगे के चित्र में नृत्य का समारोह चल रहा है। नतेंकी को बड़े कछात्मक 
ढंग से चित्रित किया गया है। उसकी वेष-भूषा राज महिषियों से भिन्न है। 
अजंता के चित्रों में नतंकियों, सेविकाओं, सश्नान्त परिवारों फी गद्ठिणिमों व 
शाजाओं की रानियों का अंकन अपने-अपने ढंग से किया गया है। उनकी 
बेश-मघ्ा व भाव-मृद्रायें भी उन्हीं के अनुरूप आंकी गई हूँ। महाजनक जातक के 
इस सुषय में सर्लेकी घाघरा पहने है। उसके हार्थों में 'कंगत हैँ और बाहों में 
बाजूबन्द । उसके कार्नों में कर्णफल हैं। चोटी में फूल गुंथे हुए हूँ। हाथों और 
पांवों में मेहंदी को लालिमा है मोर मुख में पान की । उसकी सत्य-मंगिमा 
ब्रत्यंत स्वाभाविक है। अजंता का कलाकार जिसे छूता है, उसमें मानो प्राण फक 
देता है; जिस दृश्य का आंकता है, उसका वातावरण खड़ा कर देता है। मारतीय 
कूछा की यहू विशेषता है कि उसमें किसी व्यक्ति या दुष््य विशेष को सामने 
रक्षकर चित्रण नहीं किया गया। नेत्र जो देखते हूँ, वही ज्यों का त्यों अंकित 
नहीं किया मया। रूप-तत्व, रंग अथवा प्रकार भी वही नहीं रहता वरन्‌ 
कुछाकार के हाथ उसमें जिस भाव की अभिव्यंजना करते हैं उसी के अनुरूप 
चित्र बनता चला जाता है। उसके अंकन के लिए विषयों की सी कोई निर्धारित 
सीमा नहीं है। उसके आगे समस्त जीवन पुस्तक के खुझे पन्ने की भाँति बिखरा 
पड़ा है। जातक-कथाओं के माध्यम से; मानों उस उंग्रछ्ली से, वहू उसे स्पन्े 
'करता है। कक्ोाकार की सफछता इसमें निहित नहीं है कि वह क्‍या आंकता है 
बुद्जू इससे. है कि वह जिस रस का अंकन करता है, उसका पूर्ण परिपाक 
. आए फछएका' है भ्रषक्त चढ़ीं। उसने महायोगी जौर विछासी दोनों का चित्रण किया 
हैक उसमें पुरी ठरह सफर हुआ है। 


रैपद 





महाजनक जातक की कथा अनेक दृश्यों में आंकी गई है। बोधिसत्व 
महाजनक जलू-पोत लेकर यात्रायें करते हें ओर उनके पोत के ' भग्न हो जाने पर 
देवि मणि मेखला उन्हें विपत्तियों में से उबारती हैं। महाजनक जातक में त्याग 
और राग का संघर्ष है और विरक्ति की विजय है। अजंता के कछाकार ने जो 
वस्तुत: कथाकार है, दोनों वृत्तियों, और उनके तदनरूप वातावरण का बड़ी 
सफलता के साथ चित्रण किया है। हु 


पहिली गफा के चाम्पेष जातक और शंखपाल जातक नागों की कथायें, हैं ।' 
शंखपाल सपों के लोक का राजा है किन्तु वह बोधिसत्व है। लोक-कल्याण की 
भावना से उसका हृदय परिपूर्ण है। वह दूसरों के लिए अपने शरीर को दे 
डालना चाहता हैं। नागमछोक से आकर वह भूमि पर लेट जाता है और शिकारियों 
की टोली उसे रस्सियों में बाँध॑कृर चल देती है।, एक किसान, जिसका नाम 
अलार है, अहेरियों को कुछ स्वज-मुद्रायें देकर शंखपाछ को मुक्त करा. देता है । 
यही घटना इस गुफा के तीन दृह्यों में आंकी गई है । वह एक ओर अलग खडा 
ज्िकारियों को भद्रा्यें देता हुआ भी दिखाई देता है। उसके साथ ही उसके 
बल हैं। बेलों की आकृतियाँ बनाने और उनकी विविध मुद्रायें अंकित 
करने में चित्रकार नें बड़ी कुशलता दिखाई है। कोई बल आँखें तरेर कर देख 
रहा है मानो अहेरियों को उनके इस दुष्कृत्य के लिए फठकार रहा हो। कोई 
पूंछ उठाकर भागने की तंयारी कर रहा है, मानो वह सर्प को देखकर भयभीत 
हो गया हो। कुछ तेजी से दोड रहे हें। चित्रकार के लिए पशुओं की मुद्रायें 
अत्यंत कठिन होती हें। उनका आकार तो आंका जा सकता है किन्तु उनकी 
खशी या दुःख को आंकना, सचमुच बहुत कठिन कार्य है किन्तु अजंता के 
कलाकार को इसमें असाधारण दक्षता प्राप्त है, यह एक अन्य गुफा में अंकित 
गज-जातक और इस दृश्य से स्पष्ट हो जाता है। इसी गुफा में बेलों की 
लड़ाई का चित्र भी है। बेलों का युद्ध कलाकारों का एक प्रिय विषय था, जिसे 
उन्होंने भाजा के प्राचीन गुहा-मन्दिर में भी प्रस्तांकित किया है । 

अजंता के इन बैलों के पुष्ट शरीर, तनी हुई पेशियां, उठी हुई पूछें और 
झुकी हुईं गदेनें ककाकार के पशु-जीवन के निकट से अध्ययन की साक्षी हैं 

पहिली गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि का विशाल चित्र, न केवल अजंता वरन्‌ 
समस्त भारतीय का की एक अत्यंत श्रेष्ठ कति माना जाता है। इस चित्र के 
रूप में मानों विशए्वय-करुणा भौर वितन साकार हो गये हैं। ऐसा प्रतीत होता 
कि राजकुमार सिद्धार्थ ही सामने आकर खड़े हो गये हें। आत्मा का सौन्दर्य 
और विव्य रूप दोनों के समन्वय ने उनके मुख पर एक ऐसा अलौकिक तत्व, छा 


जड४- 


दिया है, जिसे केवल अनिमेष नेत्रों से देखा ही जा सकता है। इस चित्र की 
विशेषता यही हैं कि इससे नेत्र हटा फैने पर सूना-सूना सा ऊंगने लगता है। 
भरा हुआ मुख, उज्ज्यल गोर वर्ण, कमलऊ-दल सी माँखें, आार्यों सी उठी हुई 
नासिका, चोडा भालः और प्रशस्त वक्षस्थल देखने की द्वी वस्तु हें। उनके 
सिर जो मुकुट है, उसे देखने से लगता है कि कछाकार की कुशल उंगलियों ने 
विश्व मर से श्रेष्ठ रत्न खोज-खोज कर उसमें ठाँक दिये हैंँ। किसी अलंकार में 
इतनी शोभा छायी जा सकती है, इसकी इस मुकुट को देखे बिना कल्पना नहीं 
होती। उन्मुक्त केश कंधों पर रूहरा रहे हूं। मामषण सांची और भारहुत में 
भी दिखाई देते हे किन्तु अजंता के अलंकारों में बेसा भारीपन नहीं है। वे अधिक 
करात्मक हैं ओर उनमें इतनी अधिक डिजायनें दिखाई वेती हैं कि उस युग के 
स्वणेकारों के लाघव पर आदइचये होने छगता है। वित्रकार उन वस्तुओं को 
अंकित करता है, जिन्हें वहु लोक में प्रचलित देखता है। गुप्त युग में क्षामषण 
बनाने की कलछा कितनी अधिक उन्नत थ्री इसकी कल्पता बमोधिसत्य 
पत्मपाणि के इस मुकुट से की जा सकती है। उनके कानों में अत्यंत कछा-पूर्णे 
रत्न-जडित कुण्शल है और गएछे में छोटे-बड़े मोतियों की माला, सोने की लड़ 
और कई लड़ों का उमठा हुआ कंठा है जिसके बीच में कमर का फू है। उनके 
कंधे पर यश्ोपवीस हीमित है। बोचिसत्व के एक हाथ में कमर है। 


अजंता के इस चित्र में रंग ओर रूप के साथ मायों का जो मिरन हुआ है, 
उसकी शोभा दिव्य है। सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बित्र में एक वातावरण 
को सृजन करने की सामथ्यें है। इसके सन्मुख जाते ही पर्यटक इस पाथिव छोक 
को भर सा जाता है। 


प्मपाणि के अतिरिक्त इसी गुफा में वज॒पाणि और अवकछ्ोकितेदषर को 
मी श्रका गया है। अवछोकितेष्वर के मुख का भाग नष्ट हो गया है। इसी 
अँफां के एक चिज मार-विजयम, सी एक अत्यंत उत्कृष्ट कछा-कृति है। यह 
विषय भी चित्रकार और शिल्पियों को अत्यंत प्रिय रहा है। भजंता की छब्बीसवीं 
ग्फा में मी मार-विजय का दुष्य आंका गया है किन्तु अभिव्यमित और 
वातावरण दोनों ही दृष्टियों से पहिली गुफा की कृति अधिक सफल कही जा 
सक्रती है। 


. प्रहिणी गफा में सगवान बुद्ध तप में छीन हैं। मार अपनी सेवा के साथ 
अकंमज करने क्या है। ललित विस्तर में मार भोतिक वासनाओं के स्वामी 
ऑलडंए के लाका नया. है।। इच्छेद, मं, सोम; कुसंस्कार, सिध्या यञ्च, अधिमात 

जल बैन हैं। लिये संक्कर वह तप पर विंग आ्राप्स करने के 













लिए जाता है। इस एक ही रूपक के द्वारा मानो वह संघर्ष चित्रित कर दिया गया 
है जो दिव्य और पाशविक शक्तियों के बीच चला करता है। 


इसी को पुण्य और पाप की संज्ञा भी दी जाती है। यह विद॒व में 
सदेव चलता रहता है। हमारे मनों में भी प्रति क्षण चलता रहता है। पाशविक 
वृत्ति तप पर विजय प्राप्त करना चाहती है, इसीलिए वह्‌.शिव, बुद्ध अथवा 
तीर्थंकर पर सेना सजाकर आक्रमण करती है किन्तु पराजित होकर लौट 
जाती है। इस दृश्य में भगवात ब॒द्ध के चारो ओर अत्यंत भयंकर प्राणी 
दिखाई दे रहे हें। भगवान बुद्ध उन पाशविक वृत्तियों के बीच में ऐसे जान 
पडते हैं मानो गहन अंधकार में दीपक जल रहा हो। भगवान पीत चीवर 
धारण किये वच्च आसन पर बेठे हें। उनके पीछे बोधिवक्ष भी आंका गया था 
किन्तु वह मिट गया है और अब' पीपल की कुछ पृत्तियाँ ही दिखाई दे रही हैं! 
भगवात का एक कंधा चीवर से ढंका हुआ है और दूसरा अनावत है। उनका 
एक हाथ गोद में 'रक्खा है और दूसरे हाथ की दो उंगलियों से वे भूमि को 
स्पर्श कर रहे हें। बलिष्ठ आकृति का एक पुरुष हाथ में तलवार लिये भगवान 
बूद्ध की ओर झपट रहा है। उसकी भकुटियाँ चढ़ी हुई हैं। बाल कंधों पर 
बिखरे हैं। उसकी सेना अथवा वृत्तियाँ राक्षसों के रूप में आंकी गई हेँ। वे 
अत्यंत भयावह हैं। किसी के मुख में से सर्प निकल रहा है तो कोई - अपना 
विकराल मुख फाड़े हुए, भगवान को निगर लेने के लिए ही आक्रुछ जान पडता 
है। उनके हाथों में तीक्ष्ण शस्त्र हें। आसन से नीचे के भाग में अर्धंनग्ना स्थ्रियाँ 
है, जो विविध हाव-भाव प्रदर्शित कर रही हें । एक स्त्री मध-कलश लिए खड़ी 
है। यह सब मार की कन्यायें मानी गई हैं। अजंता के चित्रकार ने इस एक 
ही चित्र में कोष, आंगार, ज्ांत और भयानक रसों का चित्रण किया है; माय 
का कऋरध, अर्ध-नग्ता नारियों का छोूंगार, मार की सेना की भयावहुता और 
अगवात तथागत का शांत रूप। समस्त रसों के चित्रण में वह पूर्ण-रूप से 
सफल हुआ है। 


पहिली गुफा का समय सातवीं शताब्दी माना जाता है। इसमें एक ऐसा 
दुदय भी है, जिसमें फारस के लोग दिखाये गये हैं। ईरान का एक राजा 
मदिरा पान कर रहा है । उसकी आकृति भारतीयों से भिन्न है और 
वेध-भषा भी। उसके सिर पर बड़े-बड़े बाल हैं जिन्हें वह लम्बे टोप से ढके 
हुए है। मुंह पर दाढ़ी भी हैं । उसके आसन के नीचे दो दाढ़ी वाले सेवक 
मोर टोपियाँ अथवा टोप लगाये बैठे हैें। राजा के निकट ही उसकी रानी बंठी 


१२९ 


है। दो सेविकार्ये मदिरा की सुराहियाँ लिए दोनों ओर खड़ी हैं। स्त्रियों के 
सिर पर भी टोप हैं। वे लम्बी फ्रॉक जेसा वस्त्र पहने हूँ जो नीचे तक लूटकता 
दिखाई देता है। 

एक अन्य दृह्य में कुछ विदेशी एक राजा की समा में उसे मोतियों का 
जडाऊ गदह्दना मेंट कर रहे हैं। विदेशी लोग गौर वर्ण के हैँ । उनके सिर पद 
नुकीली ठोपियाँ लगी हूँ। वेष-मषा से यहू लोग तुकिस्तान के प्रतीत द्वोते हें। 
इन चित्रों के सम्बन्ध में इतिहासकारों में मतमेद खरूता आ रहा है। कुछ 
विद्वानों की राय में इस चित्र में चालक्य राजा पुलकेशिन के साथ ईरान के 
दाह खुसरों की मेंट आंकी गई है। वे सातवीं शताब्दी में मारत आये थे। * 
अन्य कला-समीक्षकों की राय में यहु समस्त चित्र किसी जातक कथा के ही 
अंश है। अजंता के भित्ति-चित्रों में किसी ऐतिहासिक घटना का अंकन नहीं 
किया गया है। मारत में विदेशी लोगों का आगमन तो बहुत पहुले से ही आरम्म 
हो गया था। उसमें व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध भी स्थापित हो चुके थे । 


अजंता की पहिली गुफा के इम चित्रों के अतिरिक्त उसका एक बड़ा 
आकर्षम उसकी छर्तों पर बोके गये ब्रेल-बूटे भादि हूँ। अजंता में कमल का तो 
इतमें प्रकार का अंकंस दिखाई देता है कि आएचयें से दंग रह जाना पड़ता है। 

दूसरी गूफ़ा इसके निकट ही है। यह मी एक विह्वार है ओर वास्तु-छ्षिल्प 
की दुष्टि से अजंता की पहिली गुफा के सदृष्य ही है। सामने के बरामदे के 
खम्मों में अन्तर है। पह्िली की अपेक्षा क्षेत्र में भी यह गुफा छोटी है। 
सामने के श्वम्मों में से चार मोल है जौर दो चौलूटे। इनको विविध प्रकार के 
मलंकरणों से मय दिया गया है। हतके ऊपर का क्षीर्ष-माग पुष्प के आकार का है । 
बरामदे से सटे हुके कमरे हूँ, जिनमें मूरति-शिल्प दिल्लाई देता है। दाहिनी 
मोर के कमरे में अपने सेवकों से घिरे हुए नाग राजा बैठे हैं ओर बाईं ओर के कमरे 
में धर्म चक्र मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। अजंता अपनी थिन्नावकचियों 
के लिए प्रख्यात है. किन्तु उसकी प्रतिमायें भी अत्यंत भावमयी हूँ। गुफा में दो 
खिदकियाँ हैं और एक द्वार। द्वारों के नीचे के भाग में द्वारपालों की विश्ञार 
प्रतिमायें हें। वे ताग हैं और उसके सिर पर भी नागों के पाँच फत दिखाई 
"्रेत़्े है। नागर और यक्ष, अनायें अथवा निषादों की दैन है किस्तु वे धीरे-भीरे 
सिल्प-छोक़ में प्रविष्ट ड्वोते गये और फिर इतने धुक-मिक्त मये कि अब वे बाहुर 
- से. झड़ने हुसे वहीं जान पढ़ते । 





+>» 
2 
5 जस 
आर १ अर 
] 
हज 3 


निज के * * शव गा न्‍्ःः एक 
है. डछोआत, ए:कक अजएए ड़ & उपर पा 


गुफा के बरामदे की रूम्बाई छयालीस फूट है। भीतर का मंडप लगभग 
सेंतालीस फुट चौड़ा और बडतालीस फूट लम्बा है इसलिए वर्गाकार सा प्रतीत 
होता है। भीतर बारह खम्भें हें। इनमें कुछ चोकोर हैँ और कुछ गोल । 
खम्मों पर अनेक मूृर्तियाँ उत्कीर्ण हें। इनमें कहीं विद्याघर ओर अप्सरायें 
आंकी गईं हैं और कहीं राजा अपने सेवकों के 'साथ बेठे दिखाई देते हैं । कहीं 
मकरों के मुख से बेलें निकलती दिखाई देती हें। दूसरी गुफा के खम्भों का 
अलंकरण बहुत उत्कृष्ट कोटि का है। प्राचीन युग की कला में एक विशेषता 
दिखाई देती है। शिल्पी अथवा चित्रकार मूर्ति या चित्र के छोटे छोटे अंश को भी 
बड़ी तनन्‍्मयता और मनोयोग के साथ बनाता था। वह कलाकार था, व्यवसायी 
न था। करा और व्यवसाय में अन्तर होता है। एक वकील एक मुकदमे की 
पैरवी में अधिक मेहनतावा, भी ले सकता है और कम भी। मुवविकल को 
देखकर वह॒निष्चित होता है कि वह क्या दे सकता है और उसके मुकदमे में 
कितना क्रम करता चाहिए ?ै उच्तका चक्र पेसे को धुरी बर -खगता है । वह 
उसके लिए एक पेशा है। यही बात मिल की मशीन पर खड़े होकर कपड़ा ' 
बुन॑नेचाले के लिए भी कही जा सकती है। जो कुछ कार्य वह करता है, वह 
आत्मा की नहीं किन्तु शरीर की भूख से प्रेरित होकर करता है। कलाकार 
किसी ऐसे लोक का प्राणी हो जहाँ के निवासी सांसारिक आवश्यकताओं से परे 
हों, ऐसी बात तो है नहीं। वह भी इसी घरती का प्राणी है। उसे भी जीवन-यापन 
के लिए घन की आवश्यकता होती ही है किन्तु जब वहु॒ चित्र बनाने बैठता 
है या कविता करने बेठता दै तो अपने आप को ही भूल जाता है। उस समय 
उसके सामने चित्र का मूल्य नहीं रहता; प्रकाशक से मिलने वाला 
पारिश्रमिक भी नहीं रहता, न उसके आधार पर वह कृति की रचना करता है। 
वह तो उसे अपनी सर्वोत्तम रचना बनाना चाहता है। पिछली सीढियों से कुछ 
ऊपर चढना चाहता है। भावनाओं के भार से उसकी कृति गरिमामयी बनी 
तो उसकी लेखनी, तूलिका अथवा छेती कृतकृत्य हो गयी। वह अपनी अनुभूति 
को कृति में उतार देता चाहता है, कभी-कभी सारा अस्तित्व ही उस अनुभूति की 
सुलना में हूछका दिलाई देता है-- 
“पेरू लें अनमभृति की संचित कनक का जो इकट्ठा भार, 
ऐसे कहां हैं! 
अस्तित्व की इस जीर्ण चादर की इकहरी बाट के यह तार ! “-अज्ञेय 
प्राचीन मारत का शिल्पी, पेशेवर न था, व्यववासी न था, मजदूर न था 
यहू केबछ कछाकाद था। वह अपनी कृति में ही आनन्द पाता था। जाज के 


१३६१. 


श्रमिक के लिए कार्य करने के घंटे, पेट भरने का साधन हैं ओर उसका 
आनन्द सस्ती, छिछली फिल्‍म में केन्द्रित है। प्राचीन यूग के कलाकार का 
आनन्द भी उसी वस्तु में केन्द्रित हो जाता था, जिसे वहु बनाता था । 
बूढ़ा बढई खाट के पायों को तराश कर उनको तरह-तरह की पच्चीकारी से 
भर देता चाहता है। नया उसे सपाट छीलूकर, पैसे सीषे कर बाजार की ओर 
चल देता है। दोनों के आनन्द का केन्द्र पधक है। मशीन युग का यही अभिज्ञाप 
है कि काये में से जीवन का रस निकल गया है। आज के भवनों में विशालता 
तो दिखाई देती है किन्तु वह निर्जीव, निष्प्राण से छमते हैं | प्राचीन भवततों में 
एक वातावरण रहुता है। उत्त वातावरण को वास्तु, क्षित्प और चित्र सभी 
मिलकर बनाते हैं। वहू वातावरण पर्यटक के प्राणों में उतरता है ओर उसे नयी 
प्रेरणा देता है। क्ाज के भवन दर्शक को प्रेरणा देने में असमर्थ रहते हूँ । 

अजंता अथवा एलोरा के शिल्पकार ग्वा चितश्रकार भ्रदि अपनी कृति की 
रचना करते समय योगियों सा मनोयोग ने साधते तो क्या कभी इस प्रकार 
की कला के सुजन में समर्थ हो सकते ? आज शिल्पी के हाथों में प्रस्तर-संड 
रहता है और वह मति कोरता है। उसे इतनी सुविधा है कि यदि उसके मन के 
अनुकूल भाव मूतति में न आ पावें तो बहू तम्रा पाषराण उठाकर उस पर प्रयोग 
करे। परचीन यूम का लिल्पी, एक पर्वेत-प्पंखछा को छैनी से काट काटकर 
उसमें बरामदे, मंडप और खस्रम्मे बनाता है। उसे जो कुछ बनाना है, उन 
भित्तियों पद ही बनाना है। वह किसी खंड को तोड नहीं सकता, बदल भी तहीं 
सकता। उसे एक भित्ति-चित्र तैयार करना है। वहू बार-बार कची फेर कर 
रंग और झ्ाकृतियाँ बदरता तो न चाहेगा क्‍योंकि उसका खिकना पट मष्ट 
होता है। न वहू कागज पर चित्र बता रहा है कि जब चाहे रेशाओं को मिटाकर 
नई सींच के था कामज को ही फाडकर दूसरे पर चित्र बसासे रूगे । 

. छिएती को एक पाषाण-चित्र, मुद्दा की दीवार पर ही उत्कीर्ण करना है। 
उम्तमें कई आक्ृतियाँ हैँ। उन सब के मुख पर अलग-मरूग भावनायें हैं। 
यदि उन्हें बनाते समय किसी एक आक्ृति के सुद्त पर ही दुढय के असुकल 
माव न उतर सका तो समस्त दृश्य का सामंजस्थ बिगड़ जाता सहृज है। 
ऐसी स्थिति में बहू किब्न- मनोयेग, के साथ काम करता होगा,, कृति के निर्माण के 
समय वहू अपने आप को कितना मूल जाता होगा ? क्या कोई पेल्लेवर व्यवसायी 
या पैसे से बुंकृंवाक हुआ मजदूर इस: प्रकाश के कार्य में सफल हो सकेगा ? 

४# फतह अजातुसतताण कलाकार कोन थे? इतिहास तो :छतका नाम भी 
सही हलक किक उत्तकी कदियों में। कहर: उताहा जाग नहीं है +-लिस्य-केखों में: 





इस बात का जिक्र आता है कि किस राजा ने कला-मंडप की रचना कराई? 

किसने कार्य के लिए द्रव्य दिया ? किन्तु उनका उल्लेख कहीं नहीं मिलता 
जिनके द्वाथों ने स्वर्ग की श्री भू पर उतार दी। दुःख की बात तो यह है कि 
यह परम्परा आज भी चलती जा रही है। समस्त उत्तरापथ घूमने के परचात्‌ 
जब काशी के भारत-माता-मन्दिर में मुझे एक प्रस्तर-खंड पर उन कारीगरों के 

नामों की सूची दिखाई दी, जिन्होंने उस विशाल मानचित्र को बनाया था 
तो मेरे मानस-चक्षुओं के आगे बाबू शिवप्रसाद जी गुप्त खड़े हो गये और 

मेरा सिर उस महान आत्मा के भागे श्रद्धा से नत हो गया । आखिर किसी ने तो 

कला और श्रम को गौरव दिया । 


अजंता की दूसरी गूफा के एक कमरे में एक विश्ञाल प्रतिमा प्रतिष्ठित है। 
एक विश्ञाल आसन पर महाराज घशुद्धोद्न और देवि महामाया बेठी हैं। 
उनके सिर पर रत्नों के अत्यंत कलापू्ण मुकुंढ हैं। 'उनकी,योद में एक छोटा सा 
शिक्ष एक खिल्मे के सें खेल रहा है। उनके पीछे चंचर घारिणी परिचारिकायें खड़ी: 
हैं। उनमें से एक के हाथ में तोत्ता और एक फल है। पीछे भी कई दासियाँ 
खड़ी हैं। ऊपरी भाग में एक अन्य छोटा सा पाषाण-चित्र है। इसमें ऋषि असित 
शिश्ष सिद्धार्थ को लिए बेठे हैं। दूसरी ओर की कोठरी में दो प्रतिमायें खड़ी 
हैं। अलंकार, वेष-भूषा व आक्ृति से वे सम्श्नांत वर्ग के व्यक्ति जान पडते हैं ।॥. 
उनके हाथ में कोई गोलछाकार वस्तु है। 


इस गफा के बरामदे में भी चित्र बने हें। वे बाहर रहने पर भी मिठे नहीं 
हैं। कला-समीक्षक ग्रिफिय साहब ने इनके सम्बन्ध में लिखा है--- । 


४ पु [9 कफ #87%/708 07 89 72970 798४ ]70 08 ए०७"७ए७१०7० 
७ 8778 0878 78 60080 ॥0 870ज ॥09 6 श98 0 8 ए8७/"ए 807 07467#- 
85 78229708 (68870, प/9श्रा78 87. 820!0प7- पक टए02 7 ॥0 ७0089848- 
७860707. 36 [800 ४096 ज्ञ008 06 $868 ए87870 9070 78 85988 50 8]) 
079970868 ० घ्र९०क॥087, 27070 8॥6 6527006 70878 0598 ४१0780070 
60 808 49568786 07ए 09686 (० ४086 008 898807 श0 7608 &00070[09799778 
(9095 ज्ञांप्त8, 79 8 787987%80[8 00 एछी 8086 000778 08५8 50000. (फ्ां8 
#7ए78 07९९७). 096 0088 87७ 88 पांचवे श0ज़ 88 008ए 678 08 098 
096ए ए878 एप 00 


दूसरी गृफा का बरामदा चित्रों से भरा हुआ है। इनमें कहीं कोई अहूँत 
आकाश-पथ पर विचरण करता हुआ दिखाई देता है तो कहीं कोई किन्नर जिसका: 
अफष्य- शरीर मनुष्य का तथा आधा पक्षी का है, वंशी के स्वर फूंकता दिखाई 


श्र दे. 


देता है। आकाशचारी गन्धवें और उनकी अप्सराओं को भी आंका गया है। 
गन्धवे और अप्सराओं का वर्णन प्राचीन वाह मय में प्राप्त होता है ओर कला 
में भी उन्हें मनेक स्थानों पर भांका गया है। गन्धर्व और अप्सतराओं का वर्णन 
ऋग्वेद से ही प्राप्त होने छगता है। ऋग्वेद में पंच जना: अथवा पाँच जातियों 
का उल्लेख शथाता है। श्री यास्काचायें ने अपने निरक्‍्त में इस हशब्व को स्पष्ट 
कर दिया है। इन पांच जातियों में देवगण, पितगण, अश्चुरगण आदि के साथ 
गन्धवें भी आते हैं। अप्सराओं को गन्धर्वों की पत्नियाँ माना गया है। पुरूझवा 
के साथ उर्वशी का प्रेम-सम्बन्ध ऋग्वेद में आता ही है। अप्सरायें नृत्य में बड़ी 
प्रवीण होती थीं। वेदिक ऋषि उनसे प्रार्थना करता था कि बे उसके पांसे के 
चारो ओर नत्य करती रहें और विपक्षी हार जाय। पुराण-साहित्य में अप्सरागों 
को इन्द्र की सभा में नृत्य करने वाली कहा गया है। 


मारहुत के शिल्प में अप्पराओं बीद उनके न॒त्य दृश्य का वर्णन किया जा 
चुका है। सांची के अर्थचित्रों में मी इन्द्र की सभा में नृत्य करती हुई अप्सरा 
दिखाई देती है। अजंता में गन्धर्वं और अप्सरा दोनों का जिनांकस अनेक स्थानों 
पर हुआ है। 

विषय-वस्तु और कथा की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कई प्रकारों में 
विभाजित किया जा सकता है। इनमें सबसे पहिली श्रेणी में भगवान तथागत 
की जीवन-गाथा के अंशझों का समावेश हो सकता है। मगवान का जन्म, महामि- 
निषक्रमण, भार विजय, सम्बोधि, घर्मेचक्र-प्रवर्तत के साथ वरद, अभय ओर 
मूमि-स्पश्शे मुद्रा में उनका अंकत मी इसी श्रेणी में आ जाता है। इस श्रेणी को 
भी दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक वहू जिसमें वर्णनात्मकता 
दी प्राधान्य के छेती है जेंसे जन्म अयबा महामिनिष्क्रण के दुष्य ओर दूसरे 
यह ज़ितमें झूछाकार का ध्यान एक व्यक्ति अथवा संगवास आजुद्ध पद्र केन्द्रित 
. हो जाता है। कछाकार की दुष्टि बहिर्मसी मत रहकर अन्तर्मुसी हो जाती 
है ओर वह विश्व-कदंणा, चितन व तप की गरिमा को प्रतिमा अथवा वबित्र के 
माध्यम से उत्तार देता चाहूवा है। विभिन्न मुद्राओं में मगवान के चित्र तथा 
प्रद्यपाणि बोधिसत्व और वज्यपाणि भी इसी के अन्तर्गत जा जाते हूं । 


दूसरे प्रकार में ममवान बुद्ध की पूर्व -जत्म की जातक कभाओं को लिया जा 
' सकता हैं। इनके अंकन के समय कछाकार की दृष्टि समकालीन समाज, राज 
सकरक, नमंदे तथा” कवोव्य के दुश्य आदि की और पृम जांती है। योंधो 
#कपकक बडी के 'धाभिके सादिय का ही 'एक प्रमुख अंग है किन्तु इसके 





रेखांकन के समय चित्रकार का दृष्टिकोण धामिक नहीं रह पाता। वह एक ही 
जातक की कई घटनाओं को इस प्रकार आंक देता है कि दो-तीन अथवा चार 
दुव्यों में ही पूरी कथावस्तु का समावेश भी हो जाय और कथा का चरम-विन्दू 
'बलामेक्स ' भी दिखाई दे। उस समय वह एक नाटककार की भांति रहता है, 
जो तीन अंकों में ही सम्पूर्ण जीवन गाथा को चरित्र-चित्रण के साथ दिखा देता 
है। इस प्रकार के जातकों में महा जनक, शिवि, वेसन्तर, हंस, शंखपाल, चाम्पेय 
आदि अजंता के भित्तिचित्रों में अंकित हुए हें। जेसा कि हम कह चुके हैं, इन्हें 
आंकते समय चित्रकार इनकी कथावस्तु की ओर ध्यान तो देता ही है किन्तु 
उप्तकी कला की कसोटी वे भाव रहते हैं, जिन्हें वह विभिन्न स्थितियों में 
भिन्न-भिन्न पात्रों के मुख पर अथवा मुद्राओं द्वारा उतारता है। रंगमंच पर 
वातावरण की सृष्टि करने के लिए पद व पात्रों की वेशभूषा आदि का महत्व तो है, 
किन्तु नाटक की सफलता पात्र के अधिनय पर नि्केस रहंती:है। 'यही बात इस 
कलाकार और उसकी कला पर भी छागू होती है। अजंता का' चित्रकांर इससें 
अत्यंत कुआअछ है। दूसरी गफा में ही एक अंकन है. जिसमें एक वृद्ध दूत किसी 
खंजा के पास कोई अमंगलकारी समाचार लेकर आता है, सम्भवतः उसके जल-« 
पोत सागर में डूब गये हें। चित्रकार ने जिन भावों को केवल कुछ रेखाओं के 
माध्यम से उतार दिया है, मेरा विश्वास है कि उन्हें किसी भाषा के कोई शब्द 
उत्तनी सफलता के साथ व्यक्त कर सकते में असमर्थ होंगे। एक वृद्ध पुरुष खम्धे 
के सहारे टिका खडा है। उप्तके मुख पर एक गहरी चिंता, वैसे ही उतर आई 
है जैसे अंधकारमयी रजनी भू पर उतर आती है। उसको अआाँखों में निराशा 
भर गई है। भोंठ विकृत हो गये हें। वह एक छड़ी का सहारा लिए खड़ा है। 
छड़ी पर हथेली है और उस पर ठोढ़ी टिकी है। दूसरे हाथ की उंगलियाँ और 
उसकी मुद्रा देखने ही योग्य हें। हाथ की यह मुद्रा ही कह देती है कि अब क्या 
शेष बचा है। सब कुछ तो समाप्त हो गया।' में नहीं समझता कि निराशा 
की भावना को व्यक्त करनेवाला ऐसा चित्रण विश्व की कहा में कहीं अन्यत्र 
प्राप्त हो सकेगा। श्री मुकुल दे ने इसे देखकर लिखा है। रा 

४7]9 77988800287 48 &7 ०0 70989, 5880 870 809[-908868860, 
#एा ०5४०7७४ं76, #070प8 छ8 0४0प)80 6५88, 699 ॥0906887888 
688 80058&007 ७७6 ४0970०प्रष्टरी)/ 906 ०प/8078%0 08॥॥0, ४06 ॥08700077707 
ण॑क्ली ४096 फ%6 ॥98 079 87व ?#970978 ० ४8 8 प78 78 
5 ए छाक्रा'पशी008: 

अ्रजंता की दूसरी गुफा में ही किसी अन्य जातक का एक दृश्य है। चित्र में 
मानो कदणा मूर्तिभती है। एक राजा नंगी तलवार छिए हुए आसन पर बैठा है। 


१३५ 


राजा क्रोध के आवेश में है। वह अपना एक हाथ जंघा पर रबसे है और 
दूसरे हाथ में तलवार उठाये है, मानों प्रहार करना चाहता हो। उसके चरणों पर 
नारी-मूर्ति झ्ुकी हुई है। उसका मुख मिट गया है किन्तु उसकी मुद्राओं से 
जान पडता है कि अत्यंत मयभीत होकर राजा के चरणों परु गिर पड़ी है। राजा 
के पैरों की उंगलियाँ सिकुड सी गई हैं, मानो वह उन्हें हूटा छेना चाहता है। 
वेश-मषा आदि से यह नारी कोई दासी अथवा नर्तेकी जान पड़ती है। उसने 
अघीरता से राजा का एक चरण पकड़ लिया है। राजा फे बाई ओर उसकी रानी 
बेठी है। उसके मिकट ही उसकी दासी है। रानी की कमर में मेखरा, 
हाथों में कंकण औौर गले में मारायें हूँ । रानी अवाक होकर यह दृष्य देख रही है। 
उसके निकट बेठी हुई दासी हथेली पर महू टिकाये हुये किसी गहूरी 
चिता में डूबी हुई जान पढ़ती है । राजा का आअंग-प्रत्यंग क्रोध में फड़कता हुआ सा 
जान पडता है। दुर्भग्यिवश इस चित्र में राजा के मुक्त का भाग नष्ट हो 
गया है। उसके दाहिनी ओर एक अन्य नर्तेंकी अथवा दासी दोनों हाथ जोड़े हुए 
क्षमा-याचना करती हुई दिस्ताई देती हैं। यहु किस जातक का अंछ है, 
इसका पता नहीं चका किस्तु आावाभिव्यकित के दृष्टि से यहू लित्र अजंता की 


_-अर्केलिऋत कालप-कपिय्रों में से झुक है। जातक-कथाओं का उद्देषध्य लोक-जीक्स का 


पित्रण है. खोर उसकी पाएरवे-मूसि पर कझाकार प्रकृति के दृश्यों को भी अंकित 
करता है। वह भाँति-माँति के वृक्ष, बलल्‍लरियाँ, पशु भौर पक्षी सब कुछ शआंकता 
हैं। जातकों में पशुओं ओर पक्षियों में भी बोधिसत्व अवतीर्ण हुये हैँ और 
उन्होंने लोक-कंस्याण के लिए अपने शरीर तक को लिकावर किया है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि भगवान बुद्ध अपनी कझणा, मैत्री, अहिंसा भौर दर को केवछ 
मॉनव-समाज तक सीमित नहीं रखना जाहूते थे। जिसने भी गृणों को वरण 

ब्वा:मही न्वोधिप्तत्थ बन जयमा। जातकों में पशु, पक्षी और नाग आदि की कथायें 
हैँ। में सर्व केक के लोक में मी आईं। चित्रकार को उससे एक बढ़ी वीज 
मिली । उसे एक ऐसा माध्यम मिका जिसके हारा यहू पद्चू और पक्षियों आदि के 
जीवन का अध्ययन प्रस्तुत कर सकता था। उसने इस माध्यम को अपनाया और 
सतकी किरकिस कझ्व-मावमयी मसुद्रायें श्रंकित की । 

. : अँजंता के चित्रों के तीसरे प्रकार में नाग, यंक्ष, गन्धवे, विद्याधर, 





। कि्रर, दादा मोर देवगर्ण रफ्खें जा सकते हैं। इनमें से कुछ की आकृतियाँ 
:. मनर्यों जी ही. बांकी जाती हैं और कुछ एनसे भिन्न रहती हैं। धारभमिक 







है पए उनका चो-स्वकड श्िलाई देख है सपी के आधार प्रद' इसका वित्रांकत 
62 कतम: के फिये लिये उसंड से. माकर आड़, यह सी किस्प के अंधों में, 





नागराज-अजंता 


भगवान बुद्ध की 








एक मुद्रा -अजंता 


विशेषतः विष्णु धर्मोत्तरम्‌ में बतका दिया गया है। देवताओं का रंग उज्ज्वल 
गौर होता है। उसमें एक चमक रहती है। नागराज वासुकि का रंग गहरा 
इ्याम आांका जाता है और द्वापर यूग में नाग का वर्ण द्वेत अंकित 
होता है। देत्य, दानव, राक्षस, गृहयक और पिश्ाच का रंग पानी के रंग जैसा 
किन्तु निष्प्रभ रहता है। मनुष्यों में उत्तरापय के निवासियों का रंग गोरा और 
दक्षिणापत्य के लोगों का द्याम आंकना चाहिए। 


विष्णु घर्मोत्त रम्‌ बौद्ध ग्रंथ नहीं है, वह विष्णु पुराण का एक खंड है किन्तु 
इस प्रकार के नियमों को बौद्ध और हिन्दू दोनों ही कलाकार मानते होंगे। उसमें 
विभिन्न वर्णों के लोगों के लिए भी विभिन्न रंगों का निर्देश किया गया है। द्विजों 
का वर्ण शुश्र चन्द्र की भाँति हो। क्षत्रिय इ्वेत पद्म के वर्ण के हों। वेश्य 
गेंहुंआ रंग में आंके जावें अरेर क्ूद्र काले रंग में | दुष्कृत्य करनेवाले व्यक्तियों 
को भी एयाम' रंग में ही 'अंकितें करनी अऋतिए। अप्सरायें 
रंगों में आंकी जहयें बीर राजा तथा सऑन्‍्त वेग के ल्वेंग प्च के से रैवेत रंग में । 


. अजँतां के चित्रों में मनष्यों, देवगण, गन्धंव व यक्ष आदि को विभिन्न रंगों में 
अंकित देखकर देशंक को और विशेषत:ः विदेशियों को विचित्रता और अस्वाभा- 
_ विंकता लगती है किन्तु यह समस्त शिल्प-शास्त्र के नियमों पर आधारित हैं। किस 
भावना या व्यक्तित्व की किस रंग के द्वारा अधिक सफल अभिव्यक्ति हो सकती 
है, इसका ध्यान रखकर ही प्राचीन भारत के शिल्पाचार्यों:नें इन ग्रंथों का 
प्रणणन किया था। वर्ज के अतिरिक्त पीते कीं वेश-मषो भी” उंसेके! सा्मोजिक 
स्तर के अनुरूप रहती है । 

चौथे प्रकार में अलंकरणों को लिया जा सकता है। यह केवल शोभा के 
लिए रिक्त स्थान में बनाये जाते हेँ। अजंता में इन अलंकरणों की बहुतायत 
दिखाई देती है। जातक-कथायें. और भगवान बुद्ध की जीवन-गाथा भित्तियों पर 
अंकित की गई है और अछूंकरण विशेषतया छत पर है। पहिली गुफा की 
छत पर बीच में एक विद्ञाल कमल है। वह एक गोल आकार में है और उसके 
बाहर एक-दूसरे से बड़े कई गोलाकार बनते चले गये हूँ। खिद्े हुये कमल पुष्पों, 
कलियों और दलों के अलंकरण से बेलोों को भर दिया गया है। इनमें बीच-बीच 
में हुंतए भी दिखाई देते हें। कमल भारतीय कलाकार का प्रिय पुष्प है और 
बहु अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय कला को अपने विविध रूपों से भरता चला 

आ रहा है। छत पर द्वी स्वस्तिक की बेलों के बीच में चोखूटे कटाव हूँ। 
इनमें भी कमरों के विविध प्रकार के अलंकरण हैूँ। इनमें कमलों के बनों में 
हाथी विहार करते हुये दिखाये गये हैं। भारत सरकार ने अपने एक टिकट में इसी 
अलेकरंण को स्थान दिया है। कहीं हंसों के जोड़े चोंच मिलाये दिखाई देते हैं 


१३२७ 





तो कहीं दो बौने अथवा मिथुन । डा. वासुदेव शरण जी अग्रवाल ने अलंकरणों के 
सम्बन्ध में लिखा है-- 


“ गप्तकालीन शिल्प और चित्र अलंकरणों के मण्टार हैं । भाँति-माँति की 
उकेरी और सजावट शिल्प-कृतियों को अनूठी शोभा प्रदान करती है। देव- 
मन्दिरों की द्वारों पर सुहावनें अंकन की प्रधानता पाई जाती है। खम्मों में 
प्रतिहारियों के रूप में सुन्दर नर-नारी अंकित किये गये हूँ। पूर्ण कुम्म, मिथन, 
प्रभथ, गंगरा-यमना की मर्तियाँ, श्री वक्ष, मांगल्य-विहृग द्वार के हाखा-स्तम्मों 
की दयोभा है। कमल की नाल चोंच में पकड़े हुए हंसों के जोड़े गुप्त-कछा का प्रिय 
अलंकरण हूँ । इसी प्रकार शंख और पद्म के सुन्दर अभिप्राय गृप्तकालीन मन्दिरों 
और घरों पर उत्कीर्ण किये जाते थे ।” इ 


दूसरी गुफा के भित्ति-खित्रों में कुछ भौर भी अत्यंत उत्कृष्ट चित्र हें। 
इनमें से एक में सहल्र बुद्ध अंकित किये हें मानों बुद्धों का छोक ही आंक दिया 
गया हो। कहीं भगवान बुद्ध के मूमि पर अवतीर्ण होने का दृह्य है। हसमें भी 
माता महामाया झाल वृक्ष की टहुनी पकड़ने के लिए एक हाथ उठाये हैं। शिशु 
को एक देव पुर्॒ष अपनी गोद में लिए हुये खड़ा है। महामाया के निकट ही 
दासियाँ खड़ी हैं। एक परिचारिका शिशु के निकट चंवर छिए खड़ी दिखाई 
ही. है [ उसके ऊपर छत्र भी सना है। 


.. एक अन्य दृश्य में कमलों से भरे हुए सरोवर में कुछ शिकारी घूसे हैं। दो 
हँस उनके निकट आ गये हे और उनसे वार्तालाप करते हुए जान पड़ते हूँ। 


हम कह चके हूँ कि चोदहवीं, पद्रहवी, सोलहवीं, सत्रहवीं, अठारहुवीं और 
उन्नीसवीं गूफायें एक-दूसरे से मिछी हुई, पास-पास काटी गई हूँ। इनमें से तेरह, 
चौदह और पन्द्रहवीं गुफा विहार हैं। इनमें से किसी में मी अब चित्र नहीं हैं + 
सोलहूवीं गुफा भी एक विह्ठार है किन्तु हसमें झुछ जित्र कमी तक होष है। यों हसके 
ऋधिकांद[ चित्र, मिट चुके हैं। बाहर के बरामदे की छत पर भी थोडा बहुस 
अलंकरण झेयष रह गया है। वरामदे के शख्षम्मों के ऊपर के भाग में एक 
मिक्षु सोता हुआ दिखाई वेता है। एक वन्य पद्ुु उसके पैरों के मिकट बैठा हुआ 
उसके तलुगे चाट रहा है। उसके दाहिनी ओर के एक चित्र में भिक्षु बेठा हुआा 
दिखाई देता है। दो पुर उसके निकट खड़े हैं। वन्ध पद्च एक बोद से आता 
हुआ दिखाई देता हैं। संम्भवे हैं कि यह किसी जातक का ही अंध हो। एक 
और अगवान बुद्ध वजासन्त पर बेठे हुए दिलाई देते हें । 
कि अप पे अदा न सबसे सुन्दर चित्र खज़कुमारी के अंतिम क्षण' है। इध 
लि के प ४५ के कैका-संमीक्षकों ने मूरि-बूरि प्रशंसा की हैं बऔौद इृतकी ग णवा 





विश्व की सर्वोत्तम कला-कृतियों में की जाती है। वी. ए. स्मिथ जैसे इतिहास- 
कारों को भी अपने कला के इतिहास, 'हिस्द्री ऑफ फाइन आटटंस इन इंडिया 
एन्ड सिलोन” में इसकी मुक्त कंठ से सराहना करनी पड़ी है। प्रिफिथ साहब 
नें इसके लिए लिखा है--- 


४ काका ए8&60908 के 860707767 वे ४6 प्रगाणंड॥8४690]6 फ़थ्ए 
0 शी 768 8079 खत फॉकपा8, | 0084607, 087700 96 8प्र.098860 
[08 998 क्रीं8॥007ए9 0 87. 86 ऋ[07७787990 60पोवे ४७ए० 09प6 96666४ 
67%ए708, 8घत 696 ४6765079 9७४8४ 80]0घ7, 906 प्रहार ठ0प्रत0 ॥#ए४७ 
४970 ज़0 2789667 05]07688707 760 6. ” 


इस चिंत्र में एक राजकुमारी बेसुघ होकर तकिये के सहारे टिकी है। 
उसकी मबाँखें अधमुंदी हैँ । सिर एक ओर झुका सा पडता है। ओंठ पीले पड 
गए हें। मुख की-कांति निष्प्रम है। वह जिंस मसनद को सहांरां लिए है, उसके 
पीछे एक दासी शोकाकुल खड़ी है। वह उसे पकड़े हुए है कि कहीं गिर न 
जाँगें। एक दूसरी स्त्री उसका हाथ पकड़े हुए नाड़ी देख रही है। रानी पर 
एके दासी पंखा कर रही है। शय्या के निकट ही कुछ स्त्रियाँ बेठी हुई रो रही 
हैं। राजकुमारी की शैया के निकट दो सेवक हें। उनके मुख पर भी गहरे 
दुःख की भावता दिखाई देती हैं। उनके नेत्र भर आये हें। इसके साथ के 
दृश्य में दो दासियाँ दिखाई दे रही हें। उन्तमें से एक जल-पांच्र लिए हैं और 
दूसरी उससे कुछ कह रही है। उनकी मुद्रा झोकपूर्ण है। ऐसा लगता है कि 
एक दूसरी से कह रही है, 'अब क्‍या बचा है ?” बाहर की ओर एक पुरुष ओषधि 
तेयार करता हुआ दिखाई देता है। एक सेवक उसके निकट खडा है। 


कुछ समीक्षकों की राय में यह चित्र छदंत जातक का है। चित्र के रंग, 
भाव-व्यजंना और वातावरण से एक गहरा विषाद झलक रहा है। इस विहार 
में और भी ऐसे अवेक चित्र हें जिन्हें अत्यंत उत्कृष्ट कला-कृतियाँ माना जाता है। 
उनमें तीन बुद्ध, सोती हुई रमणी आदि की गणना की जाती है। बोस्टन 
संग्रहालय में एक भित्ति-चित्र का टुकड़ा है। जब इन चित्रों की सुरक्षा का कोई 
कड़ा प्रबन्ध न था तब यहाँ रहने वाले मुंगी विदेशियों से नजराने लिया करते 
थे और चित्रों के अंश काटकर उन्हें दे देते थे। रलित-कला की चिर-उपेक्षा 
से जनता की सौन्‍्दर्य-दृष्टि घमिल पड जाता स्वाभाविक है। वह उनका 
मूल्यांकन करने में असमर्थ दो जाती है। आज भी जब किसी आदमी को 
कहीं पुराने सिक्के मिछ जाते हूँ और किसी को उनकी जावकारी नहीं 
हो पाती तो वह उन्हें गलछाकर सोना अथवा चांदी बना लेना ही पसन्द करता है। 


१३९ 


उसे न इसका ज्ञान है जौर न आमास ही कि इस प्रकार वह अपने राष्ट्र का 
कितना घोर अहित कर रहा है ? उसके इस कुकृत्य से इतिहास की कितनी 
हानि होती है? जन-सामान्य में एक चेतना जाग्रत हुये बिना यह संस्कार-दारिद्र 
मिट नहीं सकेगा । यह चेतना बड़े-बड़े अंगरेजी ग्रंथों से जाग्रत नहीं होगी इसके 
लिए तो हमें जनता की भाषा में पुस्तकें तेयार करनी होगीं और उनका प्रचार 
व प्रसार करना पड़ेगा । शिक्षा में कछा ओर संस्कृति को एक आवध्यक स्थान 
देना होगा। 

अजंता की सत्रहवीं ग॒फा वास्तु-शेली में सोलह्वी गुफा जेसी ही है। यह 
दोनीं गुफायें एक ही काल अर्थात्‌ ५०० ईसवी में बनी हैं। इस के बरामदे में 
एक प्राचीन शिला लेख भी है जिससे पता रूगता है कि यहू किसी घुतराष्ट्‌ और 
उसके वंशज हरि झाम्ब, क्षितिपाल व उपेच्ध गुप्त आादि के शासन-काल में पूर्ण 
हुई। सम्भव है कि यह इसी जनपद के छोटे-छोटे राजा छोग हों । वस्तुतः यहु 
गुफायें चन्द्र गुप्त द्वितीय के समय में बनी हैं । 

चित्रों का जितना भंडार सतन्रहवीं गुफा में है, उतना अजंता की किसी 
यफा में महठी है। हस कछा-मंडप में कगमग साठ चित्र हेैं। सभी अपने ढंग की 
अँपटी कंतियाँ हैँ योर चित्रकारों की प्रतिभा और कल्पना का परिचय देती हूँ। 
इस चित्र-लोक का पूरा वर्णन सम्मव नहीं है। भगवान का कपिलवस्तु में 
प्रत्यागमन, सात बुद्ध, मगवान बुद्ध का राज-सभा में उपदेश, राजकुमार विजय 
की सेवा का जरू-पोतों पर से भूमि पर उतरना, अभिषेक का दृ्य ओर गन्धर्व॑ 
तथा अप्सरायें,' चित्रों की देश शौर विदेश के सभी कला-समीक्षकों ने सराहना 
की है और चित्र-विधान की दृष्टि से उन्हें अत्यंत सफल मंकन कहा है | इसके 
अतिरिक्त महा हूंस, रुक, छदन्त, वेसंतर आदि जातकों के दृष्य भी अंकित हुए हैं । 


सामने के बरामवे में छे श्ठछपहल सम्मे हैं, जिन पर अलंकरण नहीं दिखाई 
देता। बरामदा भी अनेक चित्रों से भरा हुआ था किन्तु नीचे के खित्र नष्ट 
अथवा विक्ृत कर दिये गए हूैँ। मुख्य द्वार के ऊपर एक भित्ति-चित्र में आठ 
बुद्ध तपदचर्या करते हुए विज्लाई देते हैं। उनकी मुद्रायें अमय, भूमि-स्पर्थ और 
घर्म-चक्र प्रवेतन आदि हूँ। उनके पीछे अश्वस्थ, उदुम्बर आदि के वे वृक्ष है, जिनके 
तीचे उन्होंने सम्बोधि प्राप्त की थी। इनमें से सात बुंद्ध हें और आठवां चित्र 
मेंत्रेय का है, जिन्हें आाठदां बुद्ध माना जाता है। बरामदे के द्वार के ऊपर 
अं इन बूंदी के नीचे सहज सुन्दरता से पूर्ण एक परिवारिक चित्र है। एक 
कि ही हल हक पत्नी को बढ़ें स्नेह के सांथ तइतरी में पुष्प रखकर दे रहा है। 


के पर प्रेस की, स्तिषकोए दिलाई देती हैं, जिसमें वासना की गन्ध ग्री 






नहीं है। अजंता में केवल आध्यात्मिकता ही नहीं सांसारिकता का भी चित्रण 
किया गया है किन्तु उसे पवित्रता के एक ऊँचे आसन पर प्रतिष्ठित कर दिया गया 
है। अजंता की यह एक विशेषता है। यहाँ की स्त्रियों के शरीर के ऊपर का भाग 
वस्त्र-विहीन आंका गया है। सम्भव है कि दक्षिणापत्य में उन दिनों यही वेश-- 
'भूषा प्रचलित हो, किन्तु उन्हें देखकर मन में किसी प्रकार की वासना नहीं 
जगती । इसका कारण वह चितन और दिव्याभा है जो उनके मुख पर दिखाई देती 
है। इन कृतियों में सांसारिकता के साथ परमार्थ का अनुपम सभन्‍्वय हुआ है और 
उससे इनमें एक प्रकार का संतुलन आ गया है। यह तत्व, पुरी के मध्यकालीन 
सन्दिर पर उत्कीर्णं शिल्प-कृतियों में नहीं दिखाई देता और इसी कारण वह हमें 
अइलील और कामुक प्रतीत होती हें। 

बरामदे में लगभग ग्यारह, बारह चित्र हें जिनमें कहीं जलू-देवियाँ मकरों 
पर खड़ी हुई दिखाई देती हैँ । युप्त युग के” ब्राह्मण-शिल्प्‌ में. द्वार के दलों ओर 
गंगा और यसुत्रा मंकरों पर खड़ी हुई दिखाई जाती थीं। चित्र की झेली एक ही 
रहती है ओर उसके अभिप्रायों में भी कहीं कहीं समानता की झलक दिखाई 
दे जाती है। 

गुफा के समस्त चित्रों में सबसे उत्कृष्ट कृति है भगवान बुद्ध का प्रत्या- 
गसन | भगवान एक प्रफुल्लित पद्म पर खड़े हें। चित्र के नीचे का भाग 
मिट सा गया हैं। भगवान बुद्ध की आक्ृति बहुत वििश्ञाक आंकी गई है । पीछे 
चीवर में सारा शरीर ढंका है, केवल दो हाथ बाहर निकले हैं, जिनमें से एक में 
भिक्षा-पात्र है और दूसरे में वे अपने वस्त्र का एक छोर पकड़े हेँ। वे देवि 
यशोधरा के द्वार पर खड़े हें । गोपा के नेत्रों में कहणा का अपार सागर लहरा 
रहा है। उनके निकट ही शिश॒ राहुल खडा है। वह भोला शिक्षु सहमा हुआ 
सा है। राहुल के दोनों हाथ फेले हैं. मानो वह अपने पिता से अपना दाय मांग 
रहा हो । राहुल-जननी के नेंत्रों से अश्षुधारा बहना ही च्राहती है किन्तु ऐसा 
जान पडता है कि वे उसे रोक रही हें। वे अपने स्वामी के विराट-हूप को देख 
रही हैं। कलाकार की मनोविज्ञान की गहरी पैठ कर हम दंग रह जाते हैं । 
घर छोडकर दूर देश जाने वाला जब फिर अपने घर लोट कर आता 
है, तब लोगों में यहू उत्सुकता जगती है कि वह क्‍या लेकर आया है, समृद्धि, 
यहा ? भगवान बुद्ध आपने व्यक्तित्व को महानता प्रदान कर घर लोटे हें। घन 
आर ऐहवर्य को तिलांजलि देकर तो वे गये ही थे। उसका विज्ञाल आकार 
उतकी इसी महानता का दोतक है। देवि यशोधरा की सहज करुणा का स्रोत 
बहुना भाहता है किन्तु भगवान की गरिमा को देखकर वह रुक जाता है और 


१४१ 


उनकी दृष्टि उसी पर केन्द्रित हो जाती है। भगवान के ऊपर एक विद्याघर छत्र 
ताने हुए है । छत्र में फूलों की मालायें लटक रही हूँ । 


देश के सुपरिचित कलछाकार श्री मुकुल दे ने इस चित्र की एक सुन्दर 
अनुकृति तैयार की थी जो ब्रिटिश स्यूजियम लब्दन में सुरक्षित है। उन्होंने इस 
चित्र के सम्बन्ध में लिखा है-- 


«४ पृफाह 7927708४0 200888|, 0ह878) 09&7/08 860 2]87008 
77080 98 008 ० ४06 ए208 ए78]6800 &70 +#00467 ए&७77070988 79 $068 
फ्र0000, 890जणड एछा88 70ए6 छाव छाएएडछ वै870009, #&70प ६0 
70970ए 76 शछती 908 8 70ए098४907 0०06 ६6 2088 छा 80)809 छ7४ 
]98 &॥087780., 


इस चित्र के सम्बन्ध में महा योगी अरविन्द ने भी लिखा है--- 


४ छ8 ]00४% ]008 &6 ४786 #&007807079 87009 0६6 8096 ४200067 8४० 
2970 ००076 86 डउिप्रवतं88, 086 66 598 77066 970 0प5ठ0, +#छ7487 8प0 
700]6 ० 6986 48009 70988/679|60688, फ़8 808] ग700 ॥08/४ ६08 377978- 
880म ए॑ 79090780 702078 ९2१०६ 06 &007७7070 ॥79876 78 00।9 686 
7708 0फॉप्रछात 200679 60700 77 ४98 0780707088 ०00 038 6705079- 
पृफ& जर०७ 76 80809678 60 ३8 ४068 #ए्यांए[्रु 0 098 807 6 ४ए४०)ए 
6 छिएए- ६0 ४00 #67027676 870 0७70 7०ीं॥0]6 छ00 788 77806 
१88॥ 8878 06 8छ7तें _प्र7080 6४0 प8 [78 098 एच ए8788 207]888707 0 
$98 00009, 8४00 000 770098 07 ६98 807 70007 ४86 989776078 
र्फछु797608 ३8 598 ठै&त[0860700 0 ४06 8&ज़३४०॥7 08 फायदे 0 006 60)6, 
$96 007४8 ए0०7789७/ #ए77080707ए, 0 0085 70 9"77008 &7९80 9 ॥80 
06 80प 0 8068 770080867 788 ।९897768व 00 80 8950 वी5 468 87॥77 ७] 
]0ए- ॥9%6 89०8, 0708, 408, [8&08, 70786 07 006 79880 07 ६6 ७ए079970 
872 शिल्ति फ्री) ऐ!ह हएाफएंप्रछ 0छाऊा0670 अंक 48 8 007075फ06वै 
79008४9 जी (0089888707 ० ४७8७ एछ8907४768 72068888, ॥08 8890९ 
8&दिछत  ठक्काए 0 ४6 28878 082080767008 7]]60 क!0४ 80 770790]8 
 906077688, 8 छिणा87 08908 जतरंठं 878 ए० 77073 छ३ ४४ ॥6 
प्रणतणवै8' 800 9॥9898 870067 89.69] 0६ 8077007 पर ४290 78 47077॥/6, 
0960 5009 896 00087 ॥777798 &78 ६7999 77988889 ० ६798 800707 900 
[8 5087 90788 & 0880 ७77008]7007#6 0 ४४ 'ज़0१७ ४08 9७708 0४0]008 
48 78 4॥8 द&384998 फ॒ा ४४08 /परड7त ० 387 6068 ४0 7799 ६76 
म्रिद्धा/09). 


हर्शिक कृन्दू अुक्य से राजकुभाद विजय के लंका-अवेश की घटना आँकी गई 
हैं ५४6 पड़ बंहुत विषाक्त हैं भरें इसमें अमेक ममृष्यों और पण्ुओं भी 
हक उमक्लेव हुआ है । साफ घठछना को चार ददयों सें बाँट वियां - 





ब्णप् 


गया है। पहले दृश्य में राजकुमार के जल-पोत सागर के तट पर आकर 
रुक गये हें। उनमें से एक में सजे हुये हाथी और दूसरे में घोड़े दिखाई दे रहे 
हैं। पशुओं की आक्ृतियाँ अत्यंत सजीव हें। वे भूमि पर उतरने के लिए 
आकुल जान पड़ते हें। घोड़े मृड-मुड कर एक दूसरे को देख रहे हें। उनके 
ऊपर आरोही हैं। उनके हाथों में ध्वजायें हें। जिस समय सेना प्रयाण करती थी, 
उस समय अद्वारोही उसके आगे ध्वजा व पताकायें लिये चला करते थे । 
राजा के जुलूसों के दृश्यों में मी अदह्वारोही सबसे आगे दिखाई देते थे। 
हाथियों में से एक पर झूल है ओर दो पर होदे रक्‍्खे हुए हें । सबसे बड़े हाथी पर 
स्वयं राजकुमार विजय बेठे हुये, तट पर खड़ी हुई छात्रुओं की सेना पर 
वाण-वर्षा कर रहे हें। राजकुमार के सिर पर स्वणे-मुकुट है और छत्र तना 
हुआ है। पीछे सेवक बैठे हूँ। वे ध्वजायें लिये हैँ, जो फहर रही हैं । दूसरे हाथी 
पर उनके सेना-नायक बैठे हुए हैं । हाथियों के: शछे सायर-के तट पर ही 
सैनिकों की, टोड़ी है। सेलिक घुटनों तक का . वस्त्र पहले दिखाई : दैले- हैं + उचके 
हाथों में झंक और भाले हें। उन दिनों युद्धों में भालों का ही अधिक अचलन 
था क्योंकि दसवीं गुफा में भी सैनिक भालों से ही सज्जित दिखाई देते हें । 

सामने तट पर, लंका के आदिम निवासियों और विजय की सेना के पैदल ' 
सिपाहियों में घोर यूद्ध हो रहा है। मुगल चित्र शैली में तो युद्ध ओर शिकार के 
अनेक चित्र उपलब्ध होते हें किन्तु प्राचीन भित्ति-चित्रों में इन दृश्यों का 
बहुत कम द्वी अंकन हुआ है। आदिम निवासी, जिनमें स्त्रियाँ भी हैं, बड़े वेग से 
भाले लिए हुये दोड रहे हँँ। उनके बाल बिखरे हें और आकृति से वे अत्यंत 
भयावह जान पड़ते हैं। पीछे के दृश्य में पर्वत-श्रेणियाँ दिखाई दे रही हैं । 
ऊपर की ओर के ऐक दुश्य में हाथियों पर बेठे हुए विजय व उनके सेनानी 
मुख्य तोरण से होकर लंका में प्रवेश कर रहे हैँ। युद्ध के समय उसके मुख 
भआावेश से तमतमा रहे थे। इस समय वे अत्यंत प्रसन्न जान पडते हैं। यद्यपि 
तोरण बहुत ऊँचा है फिर भी हाथी उप्रमें प्रवेश नहीं कर पा रहे इसलिये 
वे तनिक झुक गये हैं । राजा, उनके छत्र व ध्वजायें भी कुछ तिरछी हो गयी हैं। 
दृष्य में इससे बड़ी स्वाभाविकता आ गई है। 

इसके ऊपर की ओर भी दो दृश्य आंके गये हैं। वे इस घटना से ही 
सम्बन्धित हैं। एक में अभिषेक का अश्व दिखाई दे रहा है । घोड़ा खाली है । 
उसके आगे-आगे एक पुरुष हाथ उठाकर घोषणा;करता हुआ चल रहा है।' 
उसके पीछे श्रस्त्रों से सज्जित सेतिकों की टोली चलती जा रही है। प्राचीन 
काक में राज्याभिषेक से पूर्व राजा का अव्य समस्त देश में घुमता था। घोड़े को 


शहर 


आगे जाने देने का अर्थ राजा का आधिपत्य स्वीकार कर लेना था। इस दृश्य में 
लोग घोड़े के हाथ जोड रहे हैं। उसके निकट ही एक दृदय में राजकुमार विजय 
एक ऊँचे आसन पर बैठे हें। दो पुरुष जल-कुम्म लिए उनका अभिषेक करते 
हुए दिखाई दे रहे हें। उनके सामने स्त्री और पुरुषों की दो टोलियाँ हैं जो 
गा-बजा रही हूँ । इनमें से किसी के हाथ में ढोलक ओर किसी के पास 
मृदंग है। एक टोली की स्त्रियाँ मंजीय बजा रही हैं। उनके साथ एक ढोलक 
बजानेवाला पुरुष भी है। ऐसा रूगता है कि वहू तन्मय हो उठा है। उसके 
हाथ की उंगलियाँ जिस ढंग से ढोलक पद पड़ती जा रही हैं, वह देखने ही 
योग्य है । 

एक दी चित्र में इतनी अधिक आकृतियाँ आंकतना और उन सबमें चित्र के 
कथानक के अनुरूप भावों का अंकन करना सरल कार्य नहीं है। सत्र हवीं गुफा में 
ऐसे ही और भी कई चित्र हें। एक विशाल भित्ति-पट में एक आसन पर 
भगवान बुद्ध बेठे हुए उपदेश दे रहे हैं। दो स्त्रियाँ उन पर चंबर डुला रही है। 
उनके दोनों भोर उपासक गण घिरे हुए हैं; एक ओर राजा, उनकी रानियाँ व 
शेष परिवार के कोग हैं और दूसरी ओर नागरिक | राजाओं के पीछे उनके 
आएत्व गण हैं । उसके भो पीछे कुछ व्यव्ति घोड़ों पर बैठे हुए दिखाई देते है 
आनो कहीं जाते हुए अएवारोही भगवात की अमृत-वाणी सुनले के लिए 
ठिठक गए हो। सब लोग बड़े एकाग्र चित्त से उनका प्रवचन सुन रहे हैं । 
वे हाथ जोड़े हुए हें । दूसरी ओर नगर के लोग बैठे हैं। इनमें सभी जातियों 
के छोग हें। यह उतकी वेश-मूषा आदि से जान पड़ता है। उतके पीछे 
मी अदवारोही खड़े हैं। घोड़ों के पीछे हाथियों के समूह हैं। उन पर 
'मी उपासके भ्रण बेठे हुए हैं। वे श्रद्धावश्ष भगवान बुद्ध के हाथ जोड़े हुए हैं । 
इस चित्र में बहुत सी आकृतियाँ हें। उन सबके मुख पर शांति और एकाग्रता 
दिलाई दे रही है। किसी महापुदषय के आ जाने पर एक वातावरण बन 
जाता है। सब एकचित्त हो उसी की वाणी सुनने रूगते हैं। एक ऐसा ही बाता- 
वरण इस चित्र को भी समेटे हुए है । 

शायद ही ऐसा कोई विषय हो जिसे अजंता के चित्रकार की कल्पना न छू 
पाई हो। एक दृदय में कई सिक्षुक राज-पुरुषों के पास शिडशिदाते और दान 
भृजिके दिद्वाई वेते हें। उतके दु्बंक ब्रीर, फटे हुए वस्त्र, बढ़े हुए बार, बोर 
पकने - बुठकड,: उनकी दमकीयदा भांकते में- चित्रकारों ने कमाझ किया है। 
हुमता है कि कफ फू दी मूलिप्रन होकर आसने भा छा हुत्रा है। |. 
पक इक ककतएके, के कि: हुक: युफ्रा/णितों , को विशाक पेंडार है।. 






इसमें से अनेक चित्र भारतीय कछा रूपी मंजूषा की उज्ज्वल मणियाँ हैं जिनकी 
आमा पर उसे गे होना स्वाभाविक है। इन्हीं चित्रों में से एक 'आकाशझ्चारी 
गन्धर्व और अप्सरायें ” भी है। संगीत की धारा में बहता हुआ गन्धर्व आकाश- 
पथ से जा रहा है। वह हाथ उठाकर किसी गीत को अलाप रहा है और अपने 
स्वर में वह स्वयं भी डूब गया है। उसके शरीर का भंग अत्यंत मोहक है । 
गन्धर्व के सिर पर अलंकरणों से युक्त मुकुट है। उसके पीछे मेघ उडते हुए 
दिखाई देते हें । उनकी पारवे भूमि से उसका स्वरूप और भी निखर उठा है। चित्र 
के रंग भी बोल से उठे हें। उसके साथ बप्सरायें हैं। वे भी गगन में विचरण 


कर रही हैं । 


सब्रहवीं गुफा में अनेक जातक भी आंके गए हैं। इनमें वेसन्तर जातक, 
रदंत जातक, व हिकि >कंतक आंदिं हैं +' गज जातक में हाथी के मनोभाव का 
जैसा चित्रण किया गया है वेसा अन्यँत्र कहीं कहीं ' दिखाई देता 4. इस जातक में 
शक अर वीघिसंत्व ने! हाथी के यहाँ जन्म छिया। वे अरत्य॑त॑ सुन्दर थे और 
सर्कऋं लाकार भी विश्वाक था। उनके माता-पिता अत्यंत वृद्ध थे। बोधिसत्व 
अलकी सेवा किया करते थे । एक बार बोधिसत्व को एक राजा ने पकड॒वा लिया 
किन्तु जब उसे उनके गुणों का परिचय मिला तो तुरंत ही छोड दिया। 
गज जातक को तीन दृश्यों में आंका गया है। एक में राजा के सेवक एक 
हाथी को रस्सियों से जकड कर लिए जा रहे हैं। शिकारियों ने उसे घेर लिया 
है। एक शिकारी उसके भाला चुभो रहा है। बेंचारा हाथी सिर झुकाये हुए 
चलता जा रहा है। वह अत्यंत दुःखी जान पडता है। उसकी ददा उस 
निरपराधी जेसी हो रही है जिस पर मिथ्या आरोप लगाकर हाथ-पांवों में 
हुथकडियाँ-बेडियाँ डालकर बाजार के बीच में से ले जाया जाय। दूसरे दृश्य में 
राजा ने उसे मुक्त कर दिया है और वह अपने घर वापस लोट रहा है ॥ वह 
अत्यधिक प्रसन्न जान पडता है। वह उन माता-पिता के पास फिर जा रहा है 
जो उसके वियोग में रो रोकर अंधे हो गये हें। हाथी अनेक आभूषणों से सजा 
हुआ है, जो उसे राजा ने उपहार में दिए हैं। उसके आगगे-आगे भश्वारोही 
खल रहे हैं और पीछे सेवक हें, मानो कोई राजा जा रहा हो। तीसरे दृश्य में 
वह अपने वृद्ध माता-पिता की जो अत्यंत दुबंड जान पड़ते हैँ, फूछ चढ़ाकर 
पूजा कर रहा है। चित्र में एक ऐसी करुण रूय है, जो हृदय को द्ववित कर 
देती है। पशुओं की मनोभावना का जेसा सफल अंकन अजंता के चित्रकारों ने 
किया है वैसा विष्य की कला में कहीं नहीं दिखाई देता । सत्रहवीं गुफा के ही 
शक अन्य दृष्य में आखेट की घटना आंकी गई है। इसमें हिरण भयभीत होकर 


४ न 


भाग रहे हैं । वे मुड-मुड कर पीछे देख रहे हैं। सशंकित हिरनों पर शिकारी 
कुत्ते लपक रहे हैं। एक हिरण को पकड़ कर गाड़ी में जकड़ दिया गया है॥ 
वह छटपटा रहा है। 

सत्रहवीं गुफा के अधिकांश चित्र वर्णनात्मक हैं। यदि अजंता की सभी 
ग॒फायें की चित्र-समृद्धि आज ज्यों की सयों होती तो चित्रकला के क्रमिक विकास 
का अध्ययन प्रस्तुत कर सकना अपेक्षाकृत सरल हो जाता किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा 
नहीं है । बचे हुए भित्ति-चित्रों से आभास-सात्र सम्मव है । नवीं और दसवीं गूफा 
के चित्र ईसा की प्रारम्भिक शत्ताब्दियों के हैँ और उन पर हुंग-करा का स्पष्ट 
प्रमाव परिलक्षित होता है। सोलहूवबीं और सत्रहबीं गुफाओं के चित्र सन्‌ ५०० 
ईसवी के लगभग के हूँ । पहिली ओर दूसरी गुफा इसके कूगभग सी वर्ष पश्चात 
की हैं । फर्मसल साहब ने इनका काल सातवीं अथवा आठवीं शताब्दी माना है। 
उनके मत के अनुसार यह चालक्यों के शासन के प्रारस्मिक कारू में आंके गए 
है। वस्तुत: यह चित्र सातवीं के प्रारम्म अथवा छठी द्वताब्दी के अंतिम काल के 
हैं। इन में गुप्त कला का प्रमाव ही नहीं, उसका चरम-विन्दु दिखाई देता है । 
सोकूहवीं और सत्रहवीं गुफा के चित्र वर्णनात्मक हैं। उनमें अधिक भाकृतियों 
का स्रमावेश् हुआ है । चित्रकार का ध्यान कया के दुदयों के चित्रण पर जितता 
अधिक है उतना प्रत्येक पात्र के मुख के भावों के मंकन की ओर नहीं है। मेरे 
कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि उन पर दुष्य के अनुकूल भावों का अंकन नहीं 
है। मेरे कथन का अर्थ केवल यही है कि उसका यह पक्ष उतता सब नहीं हैं 
जितना पहिली या दूसरी गफाओओं के चित्रकार का है। इसका मी एक कारण 
है। भारत का छिल्पी प्रारम्भ से कथाकार रहा है ओऔरस उसने भारहुत, सांची, 
अमरावती आदि में जीवन-गाथाओं को ही मंकित किया है। महू एक जरू-बारा 
है जो बहती चली जा रही है। केवल उसके बहाव में अन्तर हो जाता है। 
अजंता के चित्रकार ने मी उसी घारा को गृहण किया। करा की यह अजख्र 
घारा उसकी एक विशेषता है, कोई दोब नहीं । गुप्त युग में कछा पर आध्या- 
त्मिकता का रंग गहूरा दिल्लाई देने ऊगा । चित्रकार या मूर्तिकार की दृष्टि जहाँ 
अपनी कथा के अंकन के लिए फंकूकर विद्यालल विदव देख रही भी वहाँ अब बहु 
एक विन्दु पर ही केन्द्र हो मई । ककाकार, कथाकाय न रहू कर योगी बन 
गया ॥ उसकी दृष्टि भगवान बुद्ध पर ही जम गई। अब वह जन-समारोह आदि 
का अंकत नहीं करना चाहता । यह बड़तों को नहीं देखना घाहुता एक की करुणा,. 
अकिकक्षतमेंती व तप ही देखता ऋलुता है । फक यह हुआ कि उसके घित्रों में वर्णेला- 
क्‍ नशे कल " है प्री.-तो पाने की सुंस्का कमर हो पई । जो मी रहे उसमें से प्रत्येक: 





के हृदय में बेंठ कर कलाकार उनकी भावनाओं के मोती खोजने और उनके 
चेहरों पर टांकनें लगा । अन्तर की दिव्य आभा से वह चित्र अथवा मत्तियाँ 
दीप्तिमान हो उठीं। सत्रहवीं गुफा के ' राजकुमार विजय के अभिषेक” और 
पहिली गुफा के बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्रों को देखने से यह बात भछली प्रकार 
समझ में आ जाती है। सत्रहवीं गुफा में जहाँ उसने थोड़े से पात्रों को 
ही लिया है और उसका झुकाव वर्णनात्मकता की ओर न होकर .रूप-भेदिक की 
ओर हुआ है, वहाँ उसकी कला अपेक्षाकृत अधिक ऊँचे स्तर को स्पर्श कर सकी है । 
इसका उदाहरण उक्त गुफा का ही एक चित्र भगवान बुद्ध का प्रत्यागमन  है। 
वात्सायन ने अपने कामसूत्र में चौसठ कलाओं का उल्लेख किया है। वह 
सब उस यूमग॒ में प्रचलित थीं। राज परिवारों और सम्श्रांत वर्ग में चित्रकला 
अत्यंत छोक-प्रिय होतीं जा रही थी । प्राचीन अंथों के अनुसार मन्दिरों और 
भवनों की दीवारों पर चित्र बनने हूगें थे।। दुर्भाग्य की बंह्त है व कि अब उत्त 
अवक्‍नों में से कोई शेष तहीं हैं। उनकी झलक हमें केवल साहित्य में; भास, भव- 
भत्ति छोर कालिदास आदि के काव्य-ग्रंथों में दिखाई देती है । भित्ति-चित्रों और 
अ्यट्रों की चर्चा की जा चुकी है। उन दिनों सादश्यवाद के आधार पर 
व्यक्तियों के चित्र बन रहे थे, इसका उल्लेख भी प्राचीन काव्य-ग्रंथों से प्राप्त 
होता है। हिन्दू शिल्प-शास्त्र ने इस प्रकार की शैली को कभी प्रोत्साहन नहीं 
दिया । सम्भवतः इस प्रकार के चित्रों को धामिक स्थानों में आंकने की अनुसति 
नहीं दी गई थी। रुचि-विशेष के रूप में नागरिक अपने घरों की चित्र- 
शालाओं में उन्हें रख सकते थे अथवा अंकित करा सकते थे। महाकवि कालिदास 
के मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र की चित्रशाला में माठविका का एक अत्यंत 
सुन्दर चित्र है। इसी प्रकार कवि-कुल गृरु ने अपने अभिज्ञान शाकुंतल में भी 
दुष्पंत द्वारा शकुन्तठा का चित्र अंकित कराया था। शकुंतला की चित्रकला में 
रुचि थी । उन्होंने जो चित्र ऑककर राजा दुष्यंत के पास भेजा था उससें उन्होंने 
कुछ नई रेश्लायें भी आंक दी थीं। उन्होंने उसमें मालिनी नदी बना दी थी। 
शकुंतला के कानों में शिरीष के फूलों का गुच्छा लगा दिया था। शरद्‌ ज्योत्स्ता की 
उज्ज्वल किरण की आमा वाले श्वेत कमलों की मारा उसके गले में डाल दी थी । 
पुराण साहित्य में भी चित्रकला का उल्लेख मिलता है। वाणासुर की पुत्री उषा 
की सख्ती चित्रछेखा थी । उपा ने स्वप्न में अनुरुद्ध का रूप-दर्शंन किया और 
खित्रकेखा ने उसी के आधार पर अनुरुद्ध के चित्र को आंका। 


... पीसी यात्री हुएन सांग सातवीं शताब्दी में भारत आये थे। उन्होंने लिखा 
हैं कि अब से पांच छे सौ वर्ष पूर्व राजा कनिष्क के समय में भारतीय चित्रकार 


१४७ 


बेक्टीरिया गये थे और वहाँ उन्होंने बौद्ध विषयों को भित्तियों पर आंका था !। 
इन सब के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तीसरी छाताब्दी ईसा पूर्व से 
लेकर सातवीं ईसवी तक इस कला का पारिजात समस्त विषय में अपनी सुरमि 
फंलाता रहा । 

चित्र-विधान की दृष्टि से प्रत्येक चित्र में छे गुण होना चाहिए, ठभी 
वह सफल कृति कही जा सकती है। इनका उल्लेख वात्सायन ने अपने 
काम-सूत्र में ही किया है । यह षठांग, रूप-मेद, परिमाण, भाव, लावण्य, सादुइ्य 
ओर वर्णिकाभंग हैं। रूपों के विभिन्न प्रकार और उनमें परस्पर अंतर रूप-मेद 
के अन्तर्गत थाता है। चित्रकार ख्रष्टा होता है। नियंता की सष्टि में हम 
देखते हैँ कि उसने असंल्य प्राणियों का निर्माण किया है किन्तु केसी विचित्रता 
है कि किन्‍्हीं दो व्यक्तियों में कुछ न कुछ अन्तर होता ही है। यदि वह ते हो 
एक आदमी दूसरे को पहचान ही न सके भौर लोक-श्यवहार जहाँ का तहाँ थम 
जाय । इसी प्रकार चित्रकार मी अनेक रूप आंकता है। वह उनमें आकार-प्रकार 
का मेंद रखता है। चित्रकार को जिस वस्तु का ध्यान रखना अत्यंत आवयदक 
है वह 'परिमाण ' है। मानव-दरीर को आंकते समय कौन सा अंग किलना बढ़ा 
आंकता अरहिए लिध्से चित्र में विकृति न जावे और परिमाण आदर्ों रहे! 
विष्ण पर्मोत्तरम्‌ के एक अध्याय में केवछ इसी की चर्चा की गई है कि 
हरीर के अंगों का पारस्परिक अनुपात क्या हो, जिससे कि घित्र में स्वाभाविकता 
और सौष्ठव आ सके ? 


माव का घित्र सें वही स्थान है भो दारीर में आत्मा का। पाएचात्य 
कलाकार सादुृदयवादी है। वह जो देखता है, अंकित करता है किन्तु भारतीय 
कझाकार उस पात्र के व्यक्तित्व का अध्ययन करता है, जिसे वहू आंकता है और 
फिर उसके अंतरुप चित्राकन करता है। व्यक्ति की परिस्थिति, मतोदशा और 
विचार, सब कुंछ उसकी दुष्टि के बागे रहते हैं। उसकी वाहुध दुष्टि उस 
व्यक्ति को नहीं देखती, जो उसके भागे खड़ा है। उसकी अन्तर्वृष्टि आत्मा को 
देखती है ओर उसे पटक पद उतार देती है। इसका थअर्म यह नहीं है कि 
सादुए्य की उपेक्षा कर दी जावे। वहू भी इन छे अंगों में से एक है ॥ भारतीय 
कुंछा में इन दोनों तत्यों का समावेश होता है। किल्‍्लु उसमें भाव-पक्ष सबक 
रहता हैं; परादचात्य कृतियों में स्ादुश्य | चित्र में छावण्य-योजना भी आवश्यक 
8, यदि उसमे सोन्दर्म बल्ले काफित्य ते रहा तो फिर आकर्षण ही कया 
हर का? चित्र में छपाई भरते के किए कभी सुद्राजों औज मंगों का भी 
सील +काय हैं; । छाकप्प के कढ़ कर, सकत होता है, साथ ही चित्र में 





एक आभा भर जाती है। वर्णिका-भंग से रंगों की योजना का अभिप्राय है। 
प्रत्येक रंग मत पर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रभाव डालता है। रंगों से ही वातावरण 
बनता है। किस स्थान पर, किस वातावरण की सृष्टि के लिए कौन से रंग का 
प्रयोग करना चाहिए, चित्रकार को इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सच तो 
यह हैं कि इस कछा का रंग ही देवता है। जो स्वभाव से परिचित होकर 
उसे प्रसन्न कर लेता है, वही उसका वरदान प्राप्त कर पाता है। रंग के मनो- 
विज्ञान से परिचित होकर ही चित्रकार किसी चित्र का सफल अंकन करने में समर्थ 
हो सकता है। अजंता के चित्र इन सब कसोटियों पर खरे उतरते हँँ। अजंता के 
चित्रों की ख्याति विश्व-व्यापिनी है। संसार के प्रत्येक भाग से अनेक पर्यटक 
इन भित्ति-चित्रों को देखने के लिए आया करते हैं । इनके अतिरिक्त अजंता का 
आकर्षण उसकी प्रेतिमायें भी हैँ । उन्नीसवीं और छब्बीसवीं गुफाओं की मूर्ति-कला 
देखने की ही वस्तु है। 


अजंता की उच्चीसवीं गुफा एक चेत्य-गह है जिसका, निर्माण सन्‌. ५५० 
ईसवी के लगभग हुआ है । यह छयालीस फुट लरूम्बी, चौवीस फुट चौड़ी और 
लेगमेंग चोंबीस फुट ही ऊंची है। यह गुफा मृत्तियों का अक्षय भंडार है। इसका 
प्रवेश द्वार और भीतरी भाग भगवान बुद्ध की विविध प्रतिमाओं से अ्ंकृत 
किया गया है। गुहा का वाह्य रूप नवीं गुफा से मिलता जुलता है। गुफा 
में सामनें की ओर 'उसारा है जिसे अंग्रेजी में 'पोचे” कहा जाता है ॥ यह दो 
खम्भों पर जो अलंकरण से युक्त हैँ, टिका हुआ है। गृफा के ऊपर भाग में 
कमल-दल जैसा एक बडा झरोका है। यह भी नवीं गुफा जैसा ही है। इससे 
गुफा में पर्याप्त प्रकाश बना रहता है। प्रवेशद्वार पर जो प्रतिमायें दिखाई देती 
हैं, उनमें गृप्त कला की सभी विशेषताओं का समावेश हुआ है। इनमें कहीं भग- 
वान खड़े दिखाई देते हैं और कहीं वज्ञासन अथवा पद्म पर बैठे हुए। गुफा में 
एक हीं प्रवेशद्वार है। उसके दोनों ओर द्वारपारू खड़े हुए हें। एक विशाल 
पाषाण-चित्र में भगवान बुद्ध का गृहागमन आंका गया है। राहुल जननी उसे 
उसी प्रकार आगे किए हुए खड़ी हैं, जेसी कि हम सत्रहवीं गुफा के चित्रों में 
देखते हैं। ऐसा जान पडता है इस दुश्य-विशेष ने मृतिकार के हृदय को छू लिया 
और इसी लिए वह उसे मूति-शिल्प में अंकित कर रहा है। बरामदे के खम्भें 
कमलों के अलूंकरणों से मरे हुए हैँ । इसके ऊपरी भाग में अधे-चित्र हें जिनमें 
कहीं राजा अपनी रानियों के साथ बेठे हुए दिखाई देते हें और कहीं गन्धवंगण 
अप्यराजों के साथ उडते हुए। बाहर की मूर्तियों में से एक में स्तूप के आकार 
के बीच में भगवान बुद्ध एक कमल दल पर खड़े हुए दिखाई देते हें। उनका 


३४४६ 


एक हाथ वरदसुद्रा में उठा हुआ है । इसकी विद्येषता यह है कि स्तृप का आकार 
मंदिर के सदृश्य आंका गया है। दोनों ओर खम्मे हैं और उनके ऊपर स्तूप 
है । उसके ऊपर हमिका है ओर हमिका के ऊपर तीन छत्र । स्तृप, मन्दिर के गृम्बद 
जैसा प्रतीत होता है जौर यहु छत्र शिखर के आकार के जान पढते हूँ । छत्रों के 
दोनों ओर गन्धव॑ उडते हुए दिखाई देते हैं । वास्तु-कला की दृष्टि से स्तृप के 
स्वरूप का मन्दिर के आकार में परिवर्तित होना एक महत्वपूर्ण बात है। भीतर 
के मुख्य स्तृप के विशारू आकार में यही दौछी अपनाई गई है। स्तूप का 
उठाव मन्दिर जंसा है। उसके ऊपर खम्भे हू। उनके बीच में मगवान की खड़ी 
हुई प्रतिमा है। स्तृप को भी गुम्बद के आकार का बनाया गया हैं। उस पर 
हमिका है, और उस पर छत्र । गृहा के मीतर में जो खम्मे हैं उनके शीर्षभाग में 
भगवान बुद्ध की बंठी हुई मूर्तियाँ हें। उनके दोनों गोद जाकाश्य में उडती हुई 
अप्सरायें अलंकरण के लिए आंकी गई हैं। खम्मों से ऊपर के भाग में मगवान 
बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ पंक्तिबद्ध हें। आकार और आकृति में यह एक दूसरे से 
मिलती-जुलती हूँ, केवछ हाथ की मुद्रायें भिन्न-भिन्न प्रकार की हें । 

उन्नीसवीं गुफा के अन्तर्गेत ही नागराज की एक अतीब सौन्‍्दर्य-शालिनी 
प्रतिमा है। उतके निकट ही उनकी रानी बैठी हें। वे एक शिरझा पर ज्ासीन है । 
जे छक चरम ऊपय रक्‍्खे हैं और दूसरा नीचे छटकाये हैँ । एक भुजा के सहारे 
वे तनिक तिरछे बेठे हैं। शरीर के अंग-प्रत्यंग से सौष्ठव गौर छावष्य झरता 
हुआ सा लगता है। वे मोतियों के अलंकार घारण किये हैं। यज्जोपवीत मी 
मोतियों का है । उनके मस्तक पर अत्यंत कहा-पूर्ण मुकुट है। उसके ऊपर सपे के 
सात फन तने हुए हैं। नागराज के नेत्र अद्ध उन्‍्मीछित हूँ, मानो चितन में लीत 
हों। उनके निकट ही राज-महिषी बेठी हैं । उनके हाथ में प्रफुल्लित पद्म है। 
उनके मस्तक परु मी नाग फन हैं। तागराज के एक ओर एक दासी चंवर लिए 
खड़ी है । यहु पाधाण-चित्र भारतीय कला की एक उज्ज्वक मणि माना जाता है। 


. मूक्त्किला की वृष्टि से दूसरी महत्वपूर्ण गुफा छम्मीसवी है। इसके बाहरी 
और भीतरी भागों को देखने से ऐसा जान पड़ता है कि यह औद उच्नीसवीं गुफा 
एक ही काछ में, सम्मवत: उन्हीं शिल्पियों द्वारा बनाई गई। दोनों का प्रवेश- 
दार एक सा ही हैं। इस पर मगवान बुठ की अनेक सू्धियाँ उत्कीर्ण हें। 
ऊपरी भाग में भी प्रकाश के लिए वैसी ही बड़ी, कटाबवार शिडकी है। नीसे का 
सात भरत हो चूका है, अत: उसका अब कोई अनुमान नहीं छगता । भीतर के 
आय इसमें भी बेंसे ही अरूकृत हैँ। स्तम्म और उत्के ऊपर भगवात बुद्ध की अनेक 
कीशक दिखाई देती हैं जेसी कि उत्तीसवीं बरुफा में। यह आकफाई में उसकी 
कक: अंक कद है। और इसमें स्कृस भी अधिक हैं । इसकी छम्बाई अदसठ 






फुट और चोडाई छत्तीस फुट है। इसमें छब्बीस खम्भे हैं। इस गुफा का स्तूप 
भी मन्दिर के आकार का है, जिसमें मगवान बुद्ध बेठे हुए दिखाये गये हें । 


छब्बीसवीं गुफा की विशेषता उसके विशाल पाषाण चित्र हें। इनमें से दो 
अत्यंत प्रसिद्ध हैँ, एक “मार पराजय और दूसरा भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण '। 
“मार-पराजय” में कई दृश्यों का समावेश है। भगवान, बोधिवक्ष के नीचे 
वज्नासन पर बेठे हें और उन्हें राक्षस घेरे हैं। नीचे की ओर मार अपनी अप्सराओं' 
के साथ खडा है। मार के वस्त्र और आभूषण राजाओं जैसे हें। अप्सरायें भी 
अनेक अलंकार पहने हें। उनके मस्तक पर मुकुट हैं। वे विविध भंगिमाओं 
में खड़ी हैं । 

परिनिर्वाण के दुृ्य में भगवान शौया पर लेटे हें। उनके निकट उनके 
उपासक अत्यंत दुःखपुण़ मुद्रा में बेठे हुए हैं । 


अजंता भारत्‌ का एके कऋल्म-केन्द्र - हीः अ्रंहीं है; :: वह राष्ट्र की महाव 
चित्रग्माक़ा है ।. ,उस्में छग्मममग एक सहस्र वर्ष की भारतीय संस्कृति: खित्रोंके - रूफू 
में उतरी है, .द्गीलिए बह एक जीता-जागता इतिहास है। इस इतिहास के 
निर्माता वे कला-योगी हैं, जिन्होंने प्वेत-श्रेणियों को काटकर विशाल चैत्यों और 
विहारों को खडा किया और गहन अंधकार में भावमयी सूक्ष्म रेखायें अंकित कीं । 
अंधेरे में यह चित्र केसे आंके गये होंगे ? नेसगरिक प्रकाश में ही आंके गये हों 
तब तो इनमें सूर्य की किरणें बहुत थोड़े समझ के लिए प्रवेश करती हें | क्या 
चित्रकार ने केवल उन्हीं क्षणों को पकड लिया ? कुछ लोगों का अनुमान है कि 
पीतल के चिकने पतरों से सूर्य किरणें भीतर फेंकी गई होगीं किन्तु यह बात 
समझ में नहीं आती । अजंता के चित्रों में केशों की अलकें तक इतनी स्पष्ट 
और स्वामाविक्र हें कि बिना पर्याप्त प्रकाश के उनका अंकन सम्भव प्रतीत 
नहीं होता । 


ग्रिफिथ साहब ने इनकी रेखाओं के सम्बन्ध में लिखा है-- 


४ गुणा ७ 87088 एजी0 98४7680 970 ए076 89768 77 65660प7007. 
४6७७४ 05 ४86 ए्र७/॥४09%8 87688 07 #06 ज़क्क[8 80706 07 076 [768 जरांदा 
छ078 07#8णपए जाति 076 89007 ए 76 97780 877०८ 776 98 ४#2शंग३8 
ए8/ए ज0706४0ो, #ए। ज्ञा0 | 89ण 008, 4609608 ०पए७४ प:७एसपए 
ए।क070 ६8897 09, एांध 0005%७ 788800, घ00 8४06 0740ग्रांको 
85876608 0 & 08008, ए98/8 ४06 (76पा09 06 8560प0007 48 770788860. 
& 77078870-0, 40 8909&7९९ 60 706 ँर0ं79 688 00870 77780पर0प8- 


१५१ 


बाग की गुफायें 


भारत के कलाकाद ने जन-समुदाय से दूर, वन-प्राम्तर की पर्वत-श्रेणियों में 
जिन कलछा-मंडर्पों का निर्माण किया वे दूर देश के कछा-पारखियों को ही नहीं 
इस देक्ष के यात्रियों को मी विस्मय में डाल देते हैँ। एलोरा, एलीफंन्टा, अज॑ंता 
और बाग का शिल्प और चित्र-वेमव तुमुछ कोछाहऊुूमय नगरों से बहुत दूर 
प्रकृति की शांतिमयी गोद में बैठकर अंकित हुआ । क्‍या उस युग में यहाँ कोई 


समृद्धिशाली नगर विद्यमान थे, जिन्हें काछ के निष्ठुर हाथों ने सुनसान स्थलों में 
बदरू दिया ? अथवा जैसे कोई योगी तपस्या के लिए वन की ओर चल दैता है 

. ऑैसे डी यहू करा-योगी मी भगवान तथागत की गाथाओं को अनन्त काल तक 
. अखिल करेगे के छिए इन पर्दतों के सके भा बैठे शौर फिर उनकी छेनियाँ कठोर 


'पाषाण को प्राणमयी कृतियों में बदरूने रूगीं ? इतिहास नगरों की साक्षी नहीं 
देता। ऐसा जान पडता है कि कझाकार ही अपनी कृतियों को अमरस्व देने के 
लिए पायवाण के माध्यम की खोज में चल पडा है । 


बाग की गुफायें मालवा में हैं। यहाँ महू से घार होकय मोटर अथवा 


गाड़ी द्वारा जा सकता है। पथ अत्यंत दुर्गेम्य है भर वर्षा कारू में वागमती नदी 


के चढ़ आते पर तो कठिनता और भी बढ़ जाती है। बाग नदी के तरू से 
रूमग्रमम १०० फीट की ऊँचाई पर एक पव॑त-शेणी में नी गुफायें काटी गई हूं । 
यह समस्त विहार हैं। गूफाओं तक पहुँचने के छिए सीढियाँ बना दी गई हूँ। 
यहू गुफायें किस काछ की हैं, इस सम्बन्ध में इतिहासकार अबतक केव घमुमानों 
का सहारा के रहे थे। किसी गुफा में ऐसा कोई छशिछा केश प्राप्त नहीं हुआ 
उजसके आधार पर इसका काझू-निर्णय हो पाता। शज॑ंधा के भित्ति-चित्रों से 
प्राचीत तो यह निश्चित-रूप से नहीं हूँ। चित्रों में अंकित भनष्यों की वेश-मूषा व 


“ बर्लुकाई कऋादि से इसका समय वही सिदिचत होता है, जो अजंता की पहिली और 


कर हे 


हंसी मुफाओं का है। गुफायें अधिक पुरानी हैं। माहिष्मती के राजा सुबस्धु से 
कफ कक के नोद-मिलुरओं को एक प्रश्स्ति प्रदात की थी। उन्‍्होंते इसकी रक्षा 











ब्ोधिसत्व पद्मपाणि: 
बाग 


व उपासकों की जीविका के लिए इसके साथ कुछ गांवों की जागीर बांध दी थी।* 
इससे इन यूफाओं का समय पांचवीं शताब्दी सिद्ध होता है। यह भी सम्भव 
है कि गुफाओं में भित्ति-चित्रों का अंकन बाद में हुआ हो। श्री कुमार स्वामी ने भी 
इन्हें पांचवीं शताब्दी का माना है। * 


जिस पवत को काटकर इन गुफाओं की रचना की गई है, वह गुहा-मन्दिरों 
के अनुकूल नहीं कहा जा सकता । इसमें ऊपर के भाग में छाल रंग का मजबूत 
पत्थर है किन्तु नीचे के स्तर का पत्थर बहुत भुरभ्रा है, जिस पर कठाई का 
काम नहीं किया जा सकता, इसीलिए कारीगरों को बहुत कठिनाई का सामना 
करना पड़ा होगा । पत्थर की जाँच के लिए, उन्होंने कई जगह दीवार पर छेनी 
से परीक्षण भी किये, जिसके चिन्ह अब भी मिलते हें। जिस स्थल से उनके 
मन को संतोष मिला, वहीं से गुफाओं का. सिछसिका चला। 


कहने को यह कुल मिलाकर नौ गुंफॉये हैं किन्तुं बहुंत दुर तंक ' फैली 
हुईं हैँ। गुफायें अनेक झताब्दियों तक उपेक्षित दशा में पड़ी रहीं। इनके सामने 
के बरॉमदे गिर गये और भीतरी भाग को भी साधू लोगों ने आग जला-जलाकर 
धुवें से काला कर डाला | गुफाओं के चारों ओर जंगल है अतः यह कला-मंडप 
वन्य पशुओं के आवास भी रहे होंगे । परिणाम यह हुआ कि निकटवर्ती गांवों के 
लोगों को इन गुफाओं में जाने में भी भय प्रतीत होते लगा । सोमाग्य से इस पर 
कला-पारखियों की दृष्टि पड गई। इसके चित्रों को अजंता के समकक्ष माना 
जानें लगा । १ लेंफ्टीनेन्ट डेंगर फील्ड, डा० इम्पी और कनेल लुआर्ड द्वारा यह 
गुफायें प्रकाश में छाई गई। इन चित्रों की कीति धीरे-धीरे चारों ओर फैलने 
लगी । अनेक भारतीय और विदेशी चित्रकारों ने इनकी अनक्ृतियाँ तैयार 
कीं। इनमें आर्मीनियन चित्रकार कचरोडीन, आचाय॑े श्री नन्दलाल वसु, श्री 
असित कुमार हालदार व श्री मुकुल दे के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हें। 
स्व श्री दे, हालदार व लुयाडे ने बाग पर ग्रंथों का सृजन भी किया। श्री जे. 
बर्जस ने भी इस पर काफी लिखा। ४ उन्होंने गफाशओं के चित्रों का अत्यंत सुन्दर 
विवरण भी दिया। बाग के सम्बन्ध में इंडिया सोसाइटी से प्रकाशित ग्रंथ 
सर्वश्रेष्ठ है। यह ग्वालियर के महाराज माधवराव जी सिंधिया की कृपा 


आन्‍्मपननोफेमननमनका 7 0 कक पिलनत. नरक हनी ० तक $् करन तह कमल ता हक रा 


१. भाच गहा मंडप का चित्र-वैभव (विक्रम अभिनस्दन ग्रन्थ) श्री श्याम सुन्दर द्विवेदी 

२, 8]8997ए ० ४8व 60 800 000768क्‍७&7 275, +986 77 

१, प७७ मिष्>ए 80700 ण॑ एण्कांबाए एथाएएए्ड (6. प8007ए. 0 की76 3४88 
700848 8700 (08907)-ऋ ५४. 3. 575]600, | 

४, 8 38003]: 7008 ४९ए798 07 898709% 2700 ,39887, 


(५३ 


देखे बिना समझा नहीं जा सकता। छत के वे अलूंकरण; जिनमें हाथी और 
हंस, कमलों से पूरित सरोवरों में विहार करते दिखाये गये थे, अब मिट चले हें। 
इस गुफा में कुछ प्रतिमायें भी हें। अजंता और बाग के कहूा-मंडपों में चित्र 
ओर मूर्तिकला अभिन्न हृदया सहेलियों की भांति एक-दूसरे के गले में बाहें डाले 
हुये विहार करती दिखाई देती हें। भीतर भगवान बुद्ध की मानव-आकार की 
दो विशाल प्रतिमायें एक द्वार के दोनों ओर खड़ी दिखाई देती हें। वे पद्म पर 
खड़े हैं। मू्तियाँ अत्यंत भावमयी हैं और शैली से गृप्त काल की ही लगती 
हैं। भगवान तथागत का एक हाथ वरद मुद्रा में उठा हुआ है, मानो शांति का 
मंगल वरदान दे रहे हों। दूसरे हाथ में चीवर का एक छोर है। मूर्तियों के 
दोनों ओर दो-दो श्रद्धालु उपासक चंवर लिये हुये खड़े हें। उनके अतिरिक्त 
गुफा में लगभग आठ-आठ फुट ऊँची दो प्रतिमायें और हैं। व्यक्तित्व, वेश-भूषा 
और अलंकारों से वे उन राजाओं अथवा नग्र-श्रेष्ठियों की जान पड़ती हैं 
'जिन्हींने इन गुफांओों की रचना कराई होगी । दोनों राजा आपस में मंत्रणा करते 
हुये श्रतीत होते हेँ। प्राचीत काल में प्रतिमाओं को रंगने का प्रचकन था। 
' डक्षिणापत्य में अनेक देवी-देवताओं की रंगी हुई मूर्तियाँ प्राप्त होती हें। श्री टी. 
ए. गोपीनाथ राव ने अपने विशाल ग्रंथ एलीमेंस्ट्स ऑफ हिन्दू आइकनोग्राफी ” 
में इसका विद्वद्‌ रूप से वर्णन किया है। गुप्त-काल में प्रतिमाओं को रंगा जाता 
था अथवा नहीं, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता किन्तु “पान्डव 
गुफा की इन प्रतिभाओं पर रंगों के चिन्ह शेष हैं। 


बाग की तीसरी गुफा 'हाथी खाना” कहलाती है। यह भी एक विहार 
है। गुफा को देखने से लगता है कि यह किसी समय अनेक सुन्दरतम चित्रावलियों 
से सुशोभित रही होगी। इसकी भित्तिओं के चित्र तथा छत का अलुंकरण मिट 
सा गया है। फिर भी उनकी भावपूर्णता तथा उत्कृष्ट रेखांकत का आभास 
मिलता है। भगवान बृद्ध के आगे विनत भाव से झुके हुये उपासकों की भक्ति- 
भावना अमरावती के अधें-चित्रों का स्मरण दिलाती है। इसी गृहा-मन्दिर में 
भगवान बुद्ध और बोधिसत्वों के कई अत्यंत भावमय चित्र हें। बोघिसत्व एक 
हाथ में सनाल कमल-पुष्प लिए खड़े हें। उनके हाथ की मुद्रा और उंगलियों का 
लोच देखते ही बनता है। बोधिसत्व पद्यपाणि अतीव सीन्‍न्दर्यशाली हें। उनके 
नेत्र अरधे-उन्मीलित हैं मानो प्रत्यूषा की बेला में अरध-स्फुटित ब्वेत पद्म ही हो। 
खितन की छाया मुश्च-मंडल पर उतर भाई है। मस्तक पर मुकुट है, जिसमें 
लिके हुये कमल भी दिलखाये गये हूँ । मुक्त केश कंघों पर लहराते हुए दिखाई दे 
रहे हूँ। वे अपना एक हाथ कमर पर रकखे हुए सहज भंगिमा में खड़े हें। इस 


श५ए 


चित्र में अजंता के बोघिसत्व पद्मपाणि जैसी दिव्यता मले ही न हो, एक मोहकता 
अवध्य हे । 

आर्मीनियन चित्रकार श्री कचरोडीन ने बाग गुृहा के अनेक भित्ति-चित्रों 
की अनकृतियां तैयार की थीं। वह चित्र भी उन्ही में से एक है। 

बाग की चोथी गृहा “रंग मह॒लऊ *, चित्रशाला है। चौथी और पांचवीं गूफा 
के आगे लगभग दो सी बीस फूट का एक बरामदा था। इसे बीस खम्भे साधे 
हुए थे। बरामदे का अधिकांश भाग भग्न हो चुका है। केवल चालीस-पेंतालीस 
फूट का एक अंश शेष रह गया है। बहुत से चित्र मी नष्ट हो चुके हूँ, जो शेष 
रह गये हैँ, वे मानो इस कला-मंडप की श्रेष्ठ कला की साक्षी देने के लिए ही बच 
गये हैं। लावण्य-योजना और भाव-मयता में यह चित्र अजंता से किसी प्रकार 
भी कम नहीं ठहरते | 

बाग के कलाकार की दुष्टि अपने युग के हूंसते-खेलते समाज पर केन्द्रित है 
इसीलिए उसने न॒त्यों और राजाओं की शोमा-यात्राओं के दृश्य अंकित किए 
हैं। विदेशियों को किसी बोद्ध विहार में इस प्रकार का अंकत विचित्र जान 
पडता है। बोद-धर्मे में संगीत ओर नृत्य आदि तो ऐसी कलार्ये मानी गई हैं 
जिनमें लिप्स होनें से संसार के प्रति आसक्ति बढ़ती है, फिब बौद्ध गुह्दा-मन्दिरों 
में इतका चित्रण क्यों किया गया ? बाग के नत्य-दृश्यों की देखकर श्री वी. ए. 
स्मिथ ने लिखा है--- 


# ()क७ 89797786 # गप्रदाए 8767 898ए 8080068 6600080 090 ६98 
ए&8 606 8 30049/07869 7707988087ए 778ए 09 088076ऐ 0608 छ8 00798- 
667 $ 96 7998007"6 06 77409 07 598 800|9प07९४ &5 /७४0979 &00 30 ६४8 
0प77802897090 0७४९8, >प6 श6 00 ४00 ४70णज़ (७४४७ 8000870 80076 608 
786 7.&छ878 07 #7986 ]9087 907पौछ7" 30छ6067080४ 498 770]9 ॥0 0७007- 
हं80त. घिी।ए ४8 हंहृवए08000 06 हएठी ए"700058 86प्ो 09768 870. 
097#088. 

किसी भी देश की करा की समीक्षा करते समय उसके प्रति एक रसानभूति 
का होता आवश्यक है। भारतीय कछा के सम्बन्ध में स्मिथ साहब की कुछ 
पूर्व-धारणायें बन गई थीं। उन्ही कसोटियों पर उन्होंने इसे कसा । यही कारण 
है कि उन्होंने इन चित्रों या मूर्तियों को गोछा, तुच्छ या स्वर से गिरा हुआ 
फ्रदा। विवेक्षियों को एक बढ़ा भ्रम हुआ है। उन्होंने इस देश की कछा को 
“कूशिक कुठा के रूप में देखा है, जोकि वह कमी नहीं रही । भारतीय करा 
सम अंकुरित रही किस छपने बर्ममक कछा का स्वरूप कमी नहीं क्रिया ४ 


2४६ 


दोनों में अन्तर है। भारत में हिन्दू कला, बौद्ध कला या जैन कला जैसी कोई 
चीज नहीं रही। भारतीय कला तो समन्वयवती गंगा है जिसे इन टुकड़ों में 
नहीं बांठा जा सकता। काल के आधार पर उसके खंड किये जा सकते हैं। मेरे 
कई मित्रों ने इस ग्रंथ का नाम बौद्ध कला' सुझाया था, जो मेरे मन को इसी 
कारण स्वीकार न हुआ। यह बात दूसरी है कि क़रछा पर दिव्यता की एक आभा 
उतरी। यह आभा शिव, बुद्ध और तीर्थंकर पर समान रूप से उतरी । यह तप 
की आभा है जो भारतीय दर्शेत का प्राण-रूप है। कला तत्कालीन समाज का 
का प्रतिबिम्ब होती है। उसे मनृष्य से अरूग कैसे किया जा सकता है? जब 
समाज का चित्रण हुआ तब चितन से लेकर उत्सव तक सब का उसमें समावेश 
हुआ। मेरे आदरणीय मित्र श्री विद्रोही की कविता की एक अमर पंक्ति है-- 
घर कीं दहली से मरघट तक जीवन में सब कुछ गेय हुआ । 

बाग में कुछ नृत्य-दृश्य बड़े अनूठे हेँ। प्राचीन युग के लोकोत्सवों में 
| हल्लीसक नृत्य अधिक लोक-प्रिय था। इसमें तरुणियाँ एक. घेरा बनाकर 
वाचती थीं। बीच में गांव का एक युवक भी उनके साथ ही नृत्य किया करता 
था। कभी-कभी स्त्रियाँ वाद्य बजाती थीं और तरुण नृत्य किया करता था। 
समाज के उत्सवों में नृत्य का अपना एक विशिष्ठ स्थान था। आनन्द के अतिरेक 
से जब तरुणों के चरण चंचल हो उठते थे; रमणियों की पखावज, मंजीर ओर 
मृदंग की ध्वनि जब उन्तमें और भी गति भरने लगती थी तब थके हुयें प्राणों में 
भी एक नया उन्मेष भर जाता था। बाग के इस रंग महल ' में हल्लीसक नत्य 
के दो दृश्य हें । एक चित्र में गायकों की टोली भी दिखाई देती है । 

एक नतेंक सात स्त्रियों के बीच में खडा है। उसके सिर पर नीली धारियों 
का कपडा बंधा है, जिसमें से बाल छूटकर कंधों पर लहराने लगे हूँ। वह एक लम्बा 
हरे रंग का कुरता पहने हुये है। उसके नीचे घारियोंदार पाजामा है। कत्थक 
आदि न॒त्यों में आजकल भी तंग पाजाया पहना जाता है किन्तु इन भित्ति-चित्रों 
से ज्ञात होता है कि उत दिनों भी नतेंक तंग पाजामा पहित कर नृत्य किया करते 
थे। नर्तक के कानों में कुंडल, हाथों में कड़े और गले में मोतियों की माला है। 
वहु एक पैर तनिक तिरछा किये हुए खडा है मात्रो अभी नाचने लगेगा और 
दर्शक ठगे से देखते ही रह जावेंगे। नरतेक को जो सात स्त्रियाँ घेरे हुये हैं उनमें 
एक के गठे में ढोलक है। तीन के हाथों में मंजीर हें और शेष तीन स्त्रियाँ 
ककड़ी के छोटे-छोटे डन्डे बजाकर ही ताल-बद्धता ला रही हेंँ। स्त्रियों की 
रूप-सज्जा अजंता की सौन्दर्यंवती नारियों जेसी ही है। नृत्य और गान के समय 
जो एक आनन्द उतरता है, उसकी झलक उनके मुख-मंडल पर है। प्रत्येक की 


१०७ 


शरीर-मंगिमा अनूठी है। उनके हाथों में कंकण, ग्रके में मुक्ताओं के हार व 
मालायें तथा कानों में कुंडछ दिखाई देते हूँ। केशों में दवेत पुष्णों को मालायें 
गुंथी हुई हें। इसके निकट ह्वी नृत्य का एक अन्य दुश्य अंकित किया गया है। 
इसमें छे स्त्रियों के बीच में एक नतंक खड़ा है। वह भात्म-विस्मत होकर कुछ 
देख रहा है। स्त्रियाँ मुदंग, मंजीर और लकड़ी के डन्डे बजा रही हैं। 


नृत्य के इन दृश्यों को रास्ते पर से गुजरते हुये राजा देखते जा रहे हैं। सबसे 
आगे अदवा रोही हैं। उनके पीछे एक विशाल हाथी पर स्वयं राजा बेठे 
हुये हैं। उनके पीछे एक सेवक छलत्र लिए हुये बेठा है। कुछ सैवक पेदल चल 
रहे हैं। राजा के पीछे अन्य सर्जे हुये हाथी हूँ। उनके महावत बड़े सतके जान 
पड़ते हूँ। वे सीधे तने हुए बंठे हें। उनके हाथों में अंकुश नहीं हैं किन्तु हाथियों 
को वह्ञ में रखने के लिए माला जेंसी कोई वस्तु है। कुछ हाथी खालो हूँ। 
उन पर केवल महावत ही बंठे हूँ । कुछ पर राज-परिवार की स्त्रियाँ तथा एक पर 
गायिकायें बंठी हैं। इस चित्र में हाथियों का अंकन अत्यंत सजीव ओर स्वाभाविक 
हुआ है । 

रंग महल में एक अन्य दुष्य अंकित है। इसमें दो स्त्रियाँ बेठी हैं। 
इनमें से एक दुःख के अतिरेक से विह्वरू है और दूसरी उसे घेरे बंधा रही है। एक 
दृश्य में कुछ अहत आकाश-मार्य से उडते हुये जा रहे हैं। बाग के अनेक लित्र 
मिट चुके हैं। जे. ब्जस ने अपने ग्रंथ 'बोद्ध रॉहू टेम्पिल्स बॉफ भजंता एन्ड 
बाग में जिन जित्रों का वर्णन किया है, उनमें से मी बह्मत से घुमिल हो 
गये हैँ अथवा नष्ट हो चुके हैं। लोक-जीवन से मनप्रेरिसत होकर बाग के कलाकारों 
ते जो चित्र यहाँ आंके हैं, वे अब भी उनकी यश-कंथा कहते जान पड़ते हैं । बाग 
में बंकित अलेकरण कहीं-कट्ठीं अजंता को भी पीछे छोड जाते हूँ | कमर्छों की बेलों 
में पश्चरओं की शत्यंत संजीव आकृतियाँ दिखाई देती हैं। मारहुत और संची में 
जातक-कथाओं के साथ ही पार्श्ब-मूमि में प्रकृति के दृश्य आंक्े जाते थे किन्तु 
गुप्त कला में कलाकार की दृष्टि केवल मानव पर ही केन्द्रित हो गई। उपने 
अछंकरणों को मानव-आकृतिओों से अलग अंकित किया किन्सु उनमें इतनी शोभा 
भर दी कि वे चित्रों सै किसी प्रकार कम नहीं जान पड़ते | 


बथी गुफा से ही सटी हुई पांचवीं ग्फा है, जिसे “पाठ्शाकूा ' कहते हें । 
कोनों का जराणदा एक ही है किन्तु गुफाओं को एक पीतरी दीवाछ द्वारा पृथक 
ककविधा, मया है। हसके सिरे पर एक खम्मा तथा कोठरी विल्ाई देती है। 
सकल छपरतवे. फूठ कम्त्रीः बोर केंताकीस फूट चौड़ी है। इसमें स्तम्प्रों के 


498 


अतिरिक्त और कोई आकर्षण नहीं है। इस गुफा में प्रकाश के लिए चार 
खिडकियाँ ओर एक द्वार है। सम्भव है कि यहाँ संघ के महास्थविर भिक्षगण 
को प्रवचन दिया करते हों। पांचवीं और छठी गुफा के बीच में दीवाल 
पर बुद्ध की चार छोटी-छोटी प्रतिमार्यें आंक दी गई हैं। पाँचवीं गुफा के 
साथ पांच कोठरियाँ भी हैं, जिनमें भिक्षगण निवास किया करते थे। छठी 
गुफा एक विहार है। इसमें किसी प्रकार की कोई विशेषता नहीं है । शेष सातवीं, 
आठवीं भौर नवीं गुफाओं में मिट्टी आदि भरी है। उन्हें साफ कराने के बाद भी 
कुछ कला-कृतियाँ निकलेगीं इसकी कोई आशा नहीं है। अजंता के कला-मंडप के 
भित्ति-चित्रों की भांति ही बाग के चित्र भारतीय कला की अमूल्य निधि समझे 
जाते हें और हमारा शास्त्र इनकी सुरक्षा की ओर पूरा ध्यान दे रहा है। 
सिधिया महाराज ने इंडिया सोसाइटी से. जो विद्याल. ग्रंथ प्रकाशित कराया था, 
वह अब दुल्भ होता जा रहा है। उसके मूल्य को- देखते हुए. यह भरी: सम्भव नहीं 
है.कि बह जन-साधारण के हाथों में पहुँच सके । ग्रंथ हैवल साहब, कजिन्स-और 
फोकल जैसे विद्वानों की कृति है। यदि उसका हिन्दी भाषान्तर प्रकाशित हो सके 
. झरौर उंसे चित्रों से अलुंकृत भी किया जा सके तो कला-जगत्‌ पर एक बडा 
उपकार हो । उसमें सर्व श्री कचरोडीन, आचार्य नन्दरलारू बसु, असित कुमार 
हाल़दार तथा मुकुल दे की अनक्ृृतियों का समावेश भी किया जा सकता है। 
चित्रकछा की गोमखी गंगा की क्षीण जल-धारा को अज॑ता से गति मिली 
और वहु आगे चलती गई। बाग में हमें उसी की छटा दिखोई देती है। गप्त 
काल के परचात्‌ दक्षिणापत्य में पल्‍लवराज़ा महेन्द्र वर्मव ने (६०० ई० 
६२५ ई. तक) चित्रकला को प्रोत्याहन दिया। उन्होंने सितन्नवासलर (सिद्धानांवास ) 
में अनेक भित्ति-चित्र अंकित कराये। यह कला-मंडप जैन धर्म से सम्बन्धित है । 
इसमें जेन तीर्थकर पाहवंताथ औौर चर्द्रप्रभ की प्रतिभायें प्रतिष्ठित हैं किन्तु 
चित्रकछा की मृल घारा वही है जो अजंता अथवा बाग में दिखाई देती है। 
उन्हीं रूपों और अभिप्रायों ने इस कला-मन्दिर को भी दीप्तिमान किया है। 
सितन्नवासल के भित्ति-चित्रों में भी कमलों से पूरित सरोवरों की वही छठा 
दिखाई देती है। इसमें कहीं गन्धवर्व क्रीडार्ये करते हुए दिखाई देते हैं तो कहीं 
मत्त गजराज। चित्रकार की प्राणमयी रेखाओं ने स्तम्भों पर अंकित अप्तरओं 
की देह-लताओं में केवल दिव्य सोन्दर्य ही नहीं भरा, नृत्य की गति भी भर दी है। 
चित्रकला की यहू परम्परा एलोरा, बादामी और कांजीवरम्‌ आदि में भी 
बढ़ती दिखाई देती है किन्तु सौष्ठव और भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से वह उतनी 
सत्कुष्ट कोटि की यहीं कही जा सकती जितनी भजंता, बाग या सितन्नवासछ की। 


१०५९ 


गुप्त युग की बुद्ध-प्रतिमायें 


मथुरा अत्यंत प्राचीन काल से अपनी प्रतिमार्भों के लिए श्रश्यात रही है। 
यहीं यक्षों की विशालकाय मरतियाँ गढी गई और यहीं की कला ने सबसे पहले 
कठोर पाषाण में भगवान बुद्ध की तप-श्री अंकित की। हम मथुरा की कला! 
प्रकरण में मथुरा की कुृषाण कालोन मूर्तियों की चर्चा कर चुके हें। महाराज 
कनिष्क के शासन-काल में कोरी हुई सीकरी के हाल पत्थर की बुद्ध-प्रतिमायें 
सुदूर सारताथ, श्रावस्ती ओर सांची में भी प्राप्त हुई हेँ। श्रद्धावान उपासक 
उन्हें ओर भी न जाने कहाँ ले गये हूंगे ? इनमें तथागत की खड़ी हुई विशारू 
अधियायें मी थीं ओर पद्मासन पर बेठी हुई मी । ऊंचा कद, वक्षिष्ठ और भरा 
हुआ करीर इनकी विशेषता थी। भगवान का एक हाथ अमय-सुद्रा में उठा 
रहता था और दूसरा कमर पर ठिक्रा हुआ दिखाई देता था। ये धोसी पहने 
रहते थे। बंठी हुई म॒ततियों में उसका आसन पिंहों पर टिका रहुता था। खड़ी 
हुई मूर्तियों में उनके चरणों के बीच में सिह की आकृति आंक दी जाती थी। 
यहू झाक्स-सिह का प्रतीक था। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में उठा रहता था 
तथा दूसरा जंघा पर रहता था। उनके पीछे गोल प्रमा-मंडरू जांका जाता था। 
पीछे बोधिवक्ष भी दिलाया जाता था, जिसके दोनों मोर देवगण पुष्प-वर्षा करते 
हुए दिलाई देते थे। गान्धार कछा में बुद्ध भौद् बोघिसत्वों की प्रतिमाओं में 
'उनेकी वेश-भूषा व अलंकारों से भेद किया जाता था। सगवान बुद्ध के 
दहारीय पर कोई आमूषण नहीं रहता था। उनके वस्त्र भी तपस्थियों जैसे रहते थे । 
योधिसत्व सिर पर मुकुट घारण किये रहते थे ओऔद उनके वस्त्र ब आमृषण 
आदि भी राजाओं जसे रहते थे। मथुरा की कला में बद्ध मौर बोचिसत्य दोनों 
को साधक के रूप में ही देखा गया है। तीचे के केखों से हरी पत्ता रूग पाता है कि 
वह मति बुद्ध की है या बोधिसत्व की । 
. 'कताब्दियों की सतत्‌ परम्परा मथुरा की वीरी को उत्तरोत्र मांजती चकी 
हई3 उसकी मुर्तियों की स्पाति दुरुदुय तक फैछ गई। गुप्तों के स्वर्ण कार में 
अभृुक आएकरड की मादो सोशल फंजुडि]शों शिक्र गई । गृप्य करा की विशेषताओं 


4९९ 





को उसने आत्मसात्‌ किया। आत्मा का सोन्‍्दयें मुख पर निखर 'उठा। सौष्ठव 
के साथ चितन का मिलन गुप्त-कला की देन थी । इस यूग से पहले की मततियों 
को देखने से यह तो छूगता था कि वह किसी तपस्वी की ध्यानावस्थित मुद्रा है 
किन्तु मन के चक्षुओं के आगे भगवान का जो दिव्य-रप खडा था, उसकी 
झलक इन प्रतिमाओं में नहीं मिलती थी। फिर मन की तृप्ति कंसे होती ? 
गृप्त-कालू की मथुरा की मूर्तियों ने इस अभाव को भर दिया। उन्हें देखने से 
ऐसा लयता है कि स्वयं भगवान बुद्ध सामने आ खड़े हुये हें; वे ही दिव्य-रूप 
गौतम, जिनके आगे शक्र, महाब्रह्मा या वेश्रवण की कांति निष्प्रभ जान पडती है । 
उनके मुख पर एक मुस्कान खेलती दिखाई देती है। मथुरा की मूर्तियों पर आँखें 
टिक जाती हैं, तो हटंबा डी ज़हीं 'चाहतीं। ऐसा लगता है कि यह तो वही 
गौतम बुद्ध हैं, जिन्हें बुद्धत्वः प्राप्त हुआ-था।॥ एसी की ज्योति इन्हें आभावात 
किये है। .यश दिद्न द्वारा स्थापित, गुप्त काल की खड़ी. हुई बुद्ध मूर्ति, ऐसी ही 
है भगवान एक चौकी पर खड़े हुए हें। उनकी शांत मुख॑-मुद्रा दर्शक के हृदय 

चलंती हुई विचारों की तीत्र आंधी को भी शांत कर सकने में समर्थ है। योगियों 
की भाँति उनके अधमंदे नयन नासा के अग्र-भाग पर टिके हुये हें। महाकवि 
कालिदास तने अपने कुमार-संभव में योगी शिव का एक दब्द-चित्र खींचा है--- 
“वे भोंहें तान कर कुछ-कुछ प्रकाश देनेवाली, निशि्चल, उप्रतारों वाली और 
अपनी किरणें नीचे डालने वाली, अपंलक आँखोँ से, नासिकां के अग्रं-भार्ग परे 
दृष्टि जमाये बैठे हैं / भगवान के कानों में लम्बे कुंडल हैं। उनके केश मुड़े हुए 
हैं। शरीर के ऊपर पड़ी संघाटी दोनों कंघों को ढंके हुए है। वह इतनी बारीक 
है कि भीतर से अंग झलक उठे हें। वे एक हाथ में वस्त्र का छोर पकड़े हुए हैं । 
दूसरा हाथ भग्त हो गया है। वह सम्मवतः अभय-मुद्रा में उठा हुआ होगा । 
उनके पीछे अलंकरण-युकत प्रभा-मंडल है। एक विशाल खिला हुआ कमल है , 
जिसके पद्म-कोष को भगवान का मृख-मंडल ढंके हुये है। उसके चारों ओर कमल 
की खिली हुई पंखुडियाँ हेँ। उसके भी चारों ओर गोलाकार हैँ, जिंनर्में कम्ों के 
भाँति-माँति के सिले, अध-खिले पुष्पों का अलुंकरण दिखाई देता है । डा० कुमार 
स्वामी ने इसका काल पांचवीं शताब्दी माना है। इसी प्रकार की एक प्रतिमा 
कुऊकत्ता संग्रहाकय में भी है। ? 


भिक्षु यद्षा दिश्न की प्रतिमायें अन्यत्र भी प्राप्त होती हैं। इनमें से एक 
अतिमा कुक्षीनगर में है। हृश्ि बल ने यह मूर्ति वहाँ मेंट की थी। इसके लगभग 





१. प्रात वा [म085 880 79007068#87 6368 (0077#78श9709, 9889 84. 
१५६ 


सो वर्ष पदचात्‌ की एक बुद्ध-मूर्ति कटरा केदाव देव में मी मिली है। 


इलाहाबाद के निकट संकुवार नामक स्थान में बांचर्वी दताब्दी की एक 
ब॒द्ध-प्रतिमा है। वे एक चौकी पर॒ पद्मासन लगाये हुये बेठे हैँ। * उनका एक 
हाथ उनकी गोद में रक्खा है ओर दूसरा अमभय-मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। 
उनके नेत्र उनन्‍्मीलित हूँ और वे किसी गहुन चितन में डे हुए जान पडते हूँ। 
कानों में बड़े-बड़े कुंडल हैं । सिर पर केश नहीं हूँ। यह इस मूर्ति की विशेषता 
है जो मथुरा से आरप्त अन्य मर्तियों में नहीं दिश्लाई देती। जो हाथ अभय-मुद्रा में 
ऊपर उठा हुआ हैँ उसमें वे रेखायें औद चिन्ह अंकित हैं, जिनका उल्लेख बौद- 
वाह मय में प्राप्स होता है ।. छनके आसन को सिंहों की मतियाँ साधथे हुये हूँ। 
छत्तके बीच में वो साधक बैठे हैं। उनकी मुद्रा वही है जो ऊपर की प्रतिमा की 
है । स्मिथ साहब ने इस प्रतिमा को सन्‌ ४४८-४९ का बतलामा है। * 


मथुरा की गृप्त-कालीन प्रतिसाओं में सबसे प्राधीन बोष गया की 
बोधिसत्व म॒ति है। यह किनन्‍्हीं महाराज त्रिकमल के हासन काझ के चौंसठवें 
वर्ष की है। इसका समय जनरऊ कनिघम ने सन्‌ ३८३ के रूगभग का साना 
किन्सू कैदी से यह इसमें भी पुरानी जान पड़ती है। * वे एक चोकी पर 
पते ऊगांये तनिक लिरछे बैठे हुए हैं । यद्यपि सिर कुंचित केशों से आप्छादित 
है और उनके दोवों स्कंध भी संघादी से ढके हुए हूँ किन्तु शरीर कुछ भारीपन 
लिए हुए है। मुख पर वह माव-मयता नहीं है जो भिक्षु यश्य दिश्न की मूर्ति में 
दिलाई देती है, न भंग ही उतने सोष्ठवयुक्त हूँ । सम्भवतः: इसीलिए इसे कुछ 
इतिहासकारों ने ६४ ईसवी का माना है। * 


मथुरा के अतिरिक्त गुप्तककाल की कला सारताथ में फूली-फली । धारनाथ 
प्रर्णीत काऊ से बीद्धनधमें का एक प्रमुख केत्र रहा है। वदणा मंदी के किनारे 
आुपयाय से, सचिसे श्राजकर सारताब कहते हूँ, भगवान युद्ध ने कॉौडिस्य, वप, 
मद्रिय, महानाम ओर अप्यजितू सामक पंच भव्ववर्गीय भिक्षुओं के सम्मुख 
चमे-लकर का प्रथम आर प्रवर्तन किया था। फिर इस समस्त भिश्षुर्ओों ने प्रवफ्या 
ब्रहमण की थी। भन्ववान के फ्रतीक्षों में चक्र की इसीलिए इतभी अधिक प्रतिष्ठा 
है। मारहुत तथा सांची के प्रारम्मिक शिल्प में चक्र के प्रतीक्ष रूप में मगवाक 





१. उरककाक ०6 2१69 8588 वह प7078 ह७वे (५९४०७, 88 79 
207 लि07३ एंट उकि७ 4ै4वक के पफतेफे अर्लत रे6०॥00, 'ए. 4- हर/60, ९४६० 278 





की उपासना की गई है। सांची के एक दृश्य में तो चक्र के साथ, उसके नीचे के 
भाग में हिरणों की आक्ृतियाँ भी आंको गई हें, जिस की चर्चा हम पूर्व अध्यायों.' 
में कर चुके हें । 


सारनाथ की मूति-कला की परम्परा अत्यंत प्राचीन है। उसका परिष्कृत 
और परिमाजित रूप अशोकीय सिंह-श्ीष स्तम्भ में परिलक्षित होता है। इसके 
बाद के यूग की कला के अवद्येष एक वेदिका के कुछ खम्भे और उनके मधेन्य' 
सिर दल हेँ। यह स्तम्भों को आपस में जोडकर उन्हें स्थित रखते थे। शिल्प-शैली 
के आधार पर पुरातत्व के अधिकारी विद्वानों नें इनका समय प्रथम शताब्दी 
ईसा पूर्व, निश्चित किया है। सम्भवतः यह आन्ध्र राजाओं के समय की वेदिका 
है। स्तम्भों की ऊँचाई चार फट से साढ़े चार फूट तक की है। उनमें आपस में 
तनिक सा अन्तर है, यों वें संब॑ बराबर के ही जान पड़ते हें। इन स्तम्भों को 
भाँति-भाँति के अलंकरणों से भर दिया गया है। इचमें कहीं खिंले हुए कमल 
दिखाई देते हैं, जो भारहुंत से मिंलते-जुलते हैं, कहीं जल-कुम्म रखे हैं, जिनमें 
कंग्रेल-कलिंकार्य व पुष्प हें। इस प्रकार के कमल हमें सांची के शिल्प में भी 
दिखाई देते हैँ । इनमें पराग-कोष ऊपर दिखाई देता है और पत्तियाँ नीचे की ओर 
रहती हैं। इन स्तम्भों में वेदी पर त्रिरत्न, व ऐसे स्तम्भ भी दिखाई (देते 
हें जिनमें त्रिरत्न के ऊपर चक्र स्थित दिखाई देता है। इनमें स्तृप और बोधि-वक्ष 
को भी आंका गया है। स्तूप के ऊपर हमिका है ओर हमिका पेर छत्र तनां 
हुआ है। बोधिवक्ष के दोनों ओर मालायें लटक रही हँ। इनंमें एक पर्णकुटी की 
आकृति है जिसे ऊपर से छाया गया है। सांची के तोरणों पर गांवों के चित्रण में 
इस प्रकार की कुटियायें दिखाई देती हेँ। एक स्तम्भ पर गोलाकार में एक पुरुष 
दिखाई देता है। वह दोनों हाथों में नाल युक्त कमर-पत्र लिए हुए है। इसमें 
पुरुष के कटि से ऊपर के अंग आंके गए हैं, नीचे के भाग में तीन पत्तियों का 
अलुंकरण है। स्पष्ट रूप से यह एक विदेशी अभिप्राय है। मृर्घेन्य सिरदलों में से 
एक में एक अच्वारोही अपने घोड़े को तेजी से दोडाता हुआ लिए जा रहा है। 
सवार अपना घोडा फटकार रहा है। घोड़े के आगे के पैर उठे हुए हूँ। अश्व के 
अंकन में ही उसकी तीब्र-गति की झलक दिखाई दे रही है। सवार के सिर पर 
खट्टूदार पगड़ी है, जैसी कि भारहुत के अधें-चित्रों में पुरुषों के सिर पर दिखाई 
देती है। दूसरे सिरदल में एक हाथी चलता जा रहा है। हाथी पर झूल पड़ी है। 
उसके ऊपर दो पुरष बैठे हूँ। इनमें से एक अंकुश लिए है और दूसरा एक 
झंडा पकड़े है। इस प्रकार के झंडे सांची के तोरणों में अनेक स्थलों पर दिखाई 
देते हैं। उन दिनों छकड़ी के ऊपरी भाग में एक मोटा कपडा बांघ दिया जाता था । 


१६३. 


गुप्त-युग से पहले की कुछ प्रतिमायें मी सारनाथ में प्राप्त हुई हैं। इनमें 
मथुरा की बनी हुई बोधिसत्व की वह मूर्ति भी है जो कनिष्क के शासन के तीसरे 
वर्ष में भिक्ष बल ने संघ को अधित की थी। इस प्रतिमा के सम्बन्ध में कला- 
समीक्षकों में मत-मेद रहा है | कुछ इसे सारनाथ की बनी हुई बुद्ध-अतिमा मानते 
है। इसके ऊपर एक विशाल छत्र तना हुआ था, जिसका व्यास रूगमग दस 
फूट का है। यह सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। यह टूट गया था और 
इसके दस टुकड़े हो गये थे। इनमें आठ खंड उपलछब्ध ही सके हूँ, जिन्हें जोड 
दिया गया है। इसमें बीच में एक विशाल कमल हैं। उसके जारों ओर गोलाकार 
हूँ जिसे वर्गाकार खेंडों में बांट दिया गया है। इनमें इंस, हाथी, मेढा, हिरन 
आदि पश्चु हैँ। यह सब पक्ष-युक्‍त हैँ । एक बडा गोल आकार इसे भी घेरे हुए है 
जिसमें मरत्यों का जोडा, शंख, स्वस्तिक, मोदकों या फलों से मरा हुआ पात्र आदि 
मांगलिक चिन्ह हैँ। * 


कुषाण काल में सारनाथ में भी प्रतिमायें बनने रुगी थीं, इसका प्रमाण वहाँ 
की एक बोधिसत्व-मूृति है। यहू लगभग छ: फुट ऊँची है। यह चुनार के भुरभ्रे 
पत्थर की बती हुई है। इसका मुख तौर दाहिना हाथ जो अभय-मद्रा में ऊपर 
उठ होगा, मख हो चुका है। घेली ओर वेश-मूषा आदि से यहू मथुरा की 
बिक मत को. अंदृक्ति सी जाने पढती है। इसके ऊपर भी छत्र तना था। 
श्री दयाराम जी साहनी का मत है भिक्ष बल की प्रतिमा से प्रेरणा पाकर काणी 
के शिल्पकारों द्वारा यहीं अनेक प्रतिमायें बनने छूगी थीं। * 


सर जॉन मार्शल के निरीक्षण में यहाँ जो खुदाई हुई, उसमें गृप्स युग तथा 
मध्य काऊ की अनेक प्रतिमायें प्राप्स हुई हैं । उनसे भारतीय मूर्ति कछा में मानो 
एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस कछा-निधि से यह मिद्चय हो जुका है कि 
गृप्त-यूण में सारनाथ में एक अछग ही शैली पनप रही थी, जिसकी अपनी कुछ 
विशेषत्क्ये थीं। 


सारताथ की गुप्त-कार की प्रतिमाओं में अपने युग की समस्त विशेषताओं 
का समावेत्त हुआ है। गुप्त-कार के छझिल्प-कमियों ने प्रतिसाओं को बड़ी सावधानी 
ओर सफाई के साथ तराण्ा है। भाकृतियों के मुख्त पर एक शानन्द छकछकतने 
ऊंगा हैं। अंग-प्रत्यंग में सोध्यक और छावण्य भर गया है। रुख्हें देखने से ऐसा 





१, छ48/08&७७ ० ६9० ४#0७७६:१ ७४ $0॥880 6009 # 88702४)०-- 3074 एश९७६७ 7757७ 





लगता है कि यह सचम्‌च स्वर्ण-काल के समृद्ध समाज के लोग है। इनके शरीर पर 
झीने वस्त्र हें, जिसमें से दरीर के अंग झलक रहे हें। ढाके के मलमल की बातें 
तो बहुत बाद की हैं। गुप्त-काल में हाथ के बने हुए वस्त्र भी इतने बारीक और 
उत्कृष्ट कोटि के होते थे, इसकी कल्पना इस युग की शिल्प-कला से होती है। 
अलंकारों के सम्बन्ध में हम अजंता के बोधिसत्व पद्मपाणि के मुकुट की चर्चा: 
कर चुके हैं। इस युग के आभूषण सांची या भारहुत जैसे भारी या मोटापन 
लिए नहीं होते थे। वे उस यूग के संगीत, साहित्य और कला के प्रेमी नागरिकों: 
की सौन्दये-वृत्ति और सुरुचि-सम्पन्नता का परिचय देते हैं । इस युग में शरीर पर 
पहले की अपेक्षा कम गहने दिखाई देते हें। अधिकतर स्त्री और पुरुष 
मोतियों की मालछायें पहने दिखाई देते हूँ, जिनमें बीच में रत्त पुहे रहते थे। अन्य 
अलंकार भी हलके रहते थे - क्रिन्तु उनकी विविध प्रकार की डिजायनें बड़ी कला- 
पूर्ण और मनमोहक रहती थीं। उन्हें आजकल भी बहुत प्रस॒न्‍्द किया जाता है ॥ 
अपनी अजंता-यात्रा में मेरी बम्बई करे, एक युवर्क.से भेंट हुई थीं। वह अजंता.की 
माँति-माँति की डिजायतें उतार कर ले जाता था। जौहरी लोग उन्हें स्वर्णकारों 
को दे देते थे और उनके आधार पर नये गहने बनाये जाते थे। 


गृप्त-यूग की सबसे बड़ी विशेषता संयम के साथ रूप का समन्वय है। 
इसमें वह मादकता नहीं छलकती जो मथुरा के कुषाण-कालीन स्तम्भों पर उकेरे 
हुए स्त्री-पुरुषों में दिखाई देती है। डा० कुमारस्वामी ने इस कला के सम्बन्ध 
में लिखा है-- बे 


४ एए:६0७ 8 906ज़ 2808प07ए ० देशीशांहं०0 78 888970]80608 ६760 09868+-- 
08 70889 ० वात %0 870, 86 0708 867076 #7वें 800786080, 8977३प्र#! 
8700 ए007ए0घ8. 7796 07786 07वीं क्षण 58808 979 ए0फ् पशीएा।8ए 
50एशंक्री860. छछएवें ए्ंए०/३8क्रोए 80009060; 400708728]0770 67908, #ए/र्त, 
00०770श707स्‍8, #ग!। प्र"ंक०9७ 70 ४96 +#9880979 [9677006, ७76 70 
8&708704880. ३7 707778, जरा3088 4097 76708 ९७४७४०6९ ६87 965707ए0 
006 (0870६888 ए&0)99, &एवें 0 ज्र्रक 06 रशीए0708 ज़88 0, 706 079 
ध70068790फ उएतं४& 8छ0 06909, एफ ईक्ष। 0079004 ॥86 0077#768 एप 
[9409 9709979 807 एफ 80 ॥06 ए708076 पै#ए+ १ 


गुप्त काल की सारनाथ की प्रतिमार्यें अपनी विशिष्ठ अंकन-शेली से तुरंत 


ही पहचान छी जाती हैं। यह कुछ-कुछ बादामी रंग के चुनार के भुरभुरे या 
 बलुआहे पत्थर की बनी रहती हैं। मगवान बुद्ध की खड़ी ओर बैठी दोनों प्रकार 


वन हे 
0 





१, प्र|ऑएटर छू ॥तर(8७ ॥8व५ 390१076887 ह26, 78६89 72, 
रशँ 
१५९५ 


की प्रतिमायें प्राप्त हुई हूँ । 
नियमों के अनुसार भिक्षु जिचीवर अर्थात्‌ तीन वस्त्र धारण करता था। 
नीचे का वस्त्र अन्तरवासक कहलाता था। यह एक पठली सी, सादा कटि-मेखला 
से बंधा रहता था। इसे कायबन्धत कहते थे। ऊपर के साग पर जो वस्त्र 
रहता था, उससे एक अथवा दोनों कंधे ढके हुए रहते थे। सारनाथ की बुद्ध- 
प्रतिमाओं में यह इतना बारीक दिखाया गया कि छारीर के अंग झरूक रहे हें। 
खड़ी हुई प्रतिमाओं में भगवान का दायाँ हाथ अमय-मुद्रा में उठा रहता है। 
किसी-किसी प्रतिमा में इस हाथ की म॒द्रा 'बयरद भी रहती है। बार्ये हाथ में वे 
कभी-कभी वस्त्र का छोर मी पकड़े दिखाई देते हैं। भगवान के केश छोटे-छोटे व 
दक्षिण की मुड़े हुये रहते हैँ। उनके ऊपर इसी प्रकार के कैशों का उष्णीष भी 
रहता है। उनके माथे पश् बहुधा 'ऊर्ण' नहीं रहता, जैसा कि गान्धार दैली 
की मूर्तियों में दिखाई देता है। मुख कुछ गोलाई सी छिए रहुता है। उनकी 
गदेन में तीम शिकनें रहुती हें। कानों के कुण्ड छम्बे व करपषों का स्प्टों करसे 
हुए से रहते हैं। नाक के नथने कुछ खचोड़ाई लिए रहते हैं। सिर के ऊपर 
का रच्णीष गृप्सकाल के प्रारम्म की प्रतिमा्ओों में गोलाई लिए हुए रहूता है, बाद 
की मूर्जियों मैं यह कुछ नुकीझा दिखाई देता है। 
75% कर्सॉय को प्रतीत में संगजान भुद्ध की भर्मे-चक्त-प्रवर्तेन मुद्रा की एक 
मृति सबसे उत्कृष्ट समझी जाती है। उसमें गुप्तकाल की दौली की इन सब 
विशेषताओं का समावेश हुआ है। यह प्रतिमा पांच फुट तीन इंच ऊँची है। 
यह सन्‌ १८०४-५ की खुदाई में अगवसिलु के स्तूप में प्राप्स हुई थी। मारतीय 
कला में इस प्रतिमा का एक गौरवपूर्ण स्थान है और विदव के कला-समीक्षकों 
ने इसको मुक्त-कंठ से सराहुना की है। इसके माघुर्य मौर करुणा ने सभी को 
समान-रूप से मुग्ध कश लिया है। भगवान पश्मासन झरूगाये बैठे हूँ। उनका 
अभेअँत्यंग्न_मोम का ढका हुआ सा कसता है। उनके दाहिसा हाथ का अंगूठा 
और उंगली मिलकर बाँयें हाथ की साध्यमिका उंगली का स्पर्श कर रही है। 
उनके सिद पर दक्षिणायर्तिस केश हैं और कुछ गोकाई सी खछिए उष्णीष भी है। 
परकें झुकी हैं सानो सारी प्रवृत्तियाँ अन्तर्मुखी हो गई हैं भौर ये शितन में लीन हो 
सये हैँ । सुख पर एक दिव्य क्रांति है। सम्बोधि प्राप्त करने वाढ़े, मुक्तकाम 
तथामगत ही मालो सम्सुस आकर बैठ सये हैं। 
5” जिय:जसत सर वह घोधित है, बह अत्यंत सुन्दर अरुंकरण से युगत हूँ । 
»फ्े पैर नीचे दो पद्-युकक्‍त क्षार्दूक हैं गौर उनके पर मकरों की मुखाकृतियाँ है| 
महल पलंग प्रतिसाओं की. बपेदा दढा है. जोग बायत का ऊपरी भाग सा 








लगने लगा है। गोलाकार प्रभा-मंडल कमलों से सज्जित है। उसके ऊपर दोनों 
ओर दो गन्धवं उडते हुए दिखाई देते हें जिसके हाथों में फलों की माला हैं। एक 
के हाथ में चंवर है। 


मारतीय कला की अनेक शिल्प-शैलियों में, भगवान बुद्ध को अन्य आक्ृतियों 
की अपेक्षा आकार में बडा दिखाने की वृत्ति दिखाई देती है। अजंता की सत्रहवीं 
गुफा के भगवान बुद्ध के प्रत्यागमना के विषय में हम चर्चा कर चके हें। सारनाथ 
की गप्त-कला में एक नई शली अपनाई गई। इसमें प्रतिमा को तो बड़े आकार 
ही बनाया गया किन्तु उसके नीचे आसन पर उनके जीवन-सम्बन्धी दृश्य 
अर्धे-चितन्नों के रूप में अंकित किये गये। जिस प्रतिमा की चर्चा हम कर रहे हैं, 
उसमे भी एक दल उकिरा गया है। इसमें एक वेदी पर चक्र रकखा हआ है 
उसके दोनों ओर दीं हिरंण बढ हँ। बच चंद्रेवर्मीय मिक्षु चक्र के हाथ जोड़े 
उतेके पीछे एक सोरो-म्ति है जिसेंके सौ एक वॉलिक हैं। *संम्वंव है 
यहूँ उस स्त्री की आकृति हो, जिसने कि इस प्रतिमा को बनवाकर संघ कि 
किंकीक्या ही । इन सब आकृतियों का आकार छोटा है। इस प्रकार प्रतिमा 
. आर जीवन-सम्बन्धी दृश्य एक मतति में ही अंकित हो गये हैं। सांची, भारहत, 
अमरावती या गान्धार की कला में यह शेली दिखाई नहीं देती। गान्धार 
में बद्ध अथवा बोधिसत्व की प्रतिमायें पथक्‌ रूप से बनाई जाती थीं और जातक 
कथाओं या भगंकंन के जींवनं-ब्ैसंगों वें अऊँने से शिरालफैलक फर/बर्नेररती जलती 
था। सारनाथ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को जो मुद्रा रहती, उसी से सम्बन्धित 
घटना आसन पर उकेरी जाती, मानो एक पूर्व-स्मृति जागृत की जा रही हो। 
इस प्रतिमा में भगवान की मद्रा धर्म-चक्र-प्रवर्तंत की है, इसी लिए पंचवर्गीय 
भिक्षु और चक्र दिखाई देते हें। यह घटना मृग' दाव की है, यह दिखाने के लिए 
चक्र के दोनों ओर हिरणों की जोड़ी बना दी गई है। जिन प्रतिमाओं में भगवान 
फी भमि-स्पक्षें मुद्रा रहती है, उनमें मार की पराजय का दृश्य अथवा पृथ्वी 
दिखाई देती है। सारनांथ में आसंन पर बेंठे हुए भगवान बुद्ध की! मूर्ति है। 
इसका मुख, मुजायें ओर प्रभा-मंडल कां भाग भी भग्न कर दिया गये है। 
भगवान का एक हाथ उनकी गोद में है और दूसरे से वे आसन को स्पर्श कर रहे 
हैं। इस मग्न-प्रतिमा में बचे हुए अंग भी बड़े सुन्दर हूँ। संघाटी एक कंधे को डके 
हुंए है। उसकी किनार यज्ञोपवीत जैसी लगती है। चोडा वक्ष और क्षीण कटि- 
प्रदेश उनकी शाक्य सिंह की उपमा को साथंक करता है। यह प्रतिमा भी उसी 
शिल्पी की कृति जान पडती है जिसने धर्म-चक्र प्रवर्तेन को मूर्ति का स्वरूप दिया 
है। भरत होने से पूर्व यह सौन्द्यें और भाव-मयता में उससे किसी प्रकार कम 


अहवृ७- 





नहीं होगी। इस टूटी हुई प्रतिमा को देखकर मन उत घर्मान्धों के प्रति आक्रोश 
से भर उठता हैं, जिन्होंने स्वर्ग की श्री खंडहर में बदरकू दी। पघम्म-चक्र प्रवेतन 
की प्रतिमा की नातिका का अग्र भाग मी तोड़ दिया गया है। भ-स्पर्श म॒द्रा की इस 
प्रतिमा के आसन के नीचे के भाग में पृथ्वी हाथ जोड़े हुए बेठी है ओर मार की 
अप्सरा भागती हुई दिखाई देती है ।" 
एक अन्य प्रतिमा में भगवान बुद्ध 'बोधिमंड ' पर आसीन दिस्लाई देते हे। 
प्रतिमा भग्न हो गई है। मुख टूट गया है। वे सूमि-स्पर्श मुद्रा में बेठे हुए हें। 
ऊपर के वस्त्र संघाटी से बायां कनन्‍्धा ढंका हुआ ओर दाहिना अनावुत है। 
सारनाथ की बुद्ध-प्रतिमाओं में जहाँ वे भूमि-स्पर्श मुद्रा में दिखाई देते हैँ, यहाँ 
केवल एक कन्धा ही संघाटी से ढका हुआ रहूता है, जिससे कि दाहिना हाथ, 
आओ भूमि को स्पर्ण करता है खुला रहे। इसमें भी नीचे आसन पय एक 
अधे-चित्र दिखाई देता है। भगवान की प्रतिमा के पीछे प्रभा-मंडहरू दिखाई देता 
है। उसके ऊपर पीपल का पेड; बोधिवृक्ष आंका गया हैं। मार एक ओर 
अपने हाथों में पनष और वाण लिए हुये खड़ा है। मगबान के सामने उसकी 
सीन कन्याओं में से एक हाव-माव प्रदर्शित करती हुई खड़ी है ।' सारताथ में 
और मी कई प्रतिसाओं के तीचे मार-पराजय के दृष्य दिसाई देते हूँ ।* 
सरिनाद के कुछ चिछा-पढ़ों में जिन्हें ऊर्व-पट्ट कहा जाता है, पृथक रूप 
से भगवान बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण दृश्य उकेरे गए हैं। यह गुप्लकार के हूं 
ओर उनकी मूत्तियों में इस कार की विष्लेषताओं की झल्‍रूक दिसाई देती है। 
एक ऊध्वेपट्ट में चार दुस्‍्यों का समावेश है। लुंबिनी कानन में मामा देवी खड़ी 
हैं। ये एक हाथ से ब्वाक वृक्ष को पकड़े हैं। इन्द्र ओर प्रजापति छिशु 
को के रहे हूँ। इस अंक्ष में नन्‍्द गौर उपनन्द ताग घटों से शिक्ष्‌ के ऊपर जछ 
उड़ेल रहे हूँ। यहु अंक इस घटवा के अंकन में ओर कहीं नहीं विखाई देता । 
हंसंसे उसपर आार-मिद्रय का वुए्य है। सीखरे वदय में घम्मे-जक परिवर्तन की 
घटना है। इसमें बद्ध के दोनों ओर दो बोधिसत्व बड़े विखाई देते हूँ। इसमें 
से एक मेत्रेय हें; वे एक प्रफुल्सित पद्म पर जड़े दिखाई देते हैं। उतके बाहिने 
द्वाच में चंवर है दया अमें हाथ में अकषमाछा। दूसरी ओर पश्मपाणि हूँ। उनके 
नपूक द्वाव में खिफा हुआ कमर हैं. भोर दूसरा गरद मुद्रा में है। सबसे ऊपर का 


गााभाााआशआा। आााा+ आाााआआआक आाााआाााााााााआंभाा॥॥णणाणण, भा सारा मलिक 








... १०, (िककसड76 0 .६७० अीजाहाता० 06 शिवराएा# ५, 7]986 ए55 
[ की ह99 अरचककषाफा ० ढै:0फशस 08. 8॥ प#758%),, . 266 
हक. ही 7 पे: हक 2 

पी हु हक हरी: फशकराकाए किए 






दृश्य भगवान के महा परिनिर्वाण का है। इसमें वे शय्या पर छेटे हें। एक 
भिक्षु उनके सिरहाले बेंठा हुआ पंखा कर रहा है। पीछे भिक्ष-गण चिंता-मग्न 
खड़े हैं। पलंग के नीचे कुछ भिक्ष्‌ अत्यंत दुःखी बैठे हैं, यह उनकी मद्राओं से 
ही स्पष्ट हो जाता है। यह दृश्य अजंता के शिल्प में भी दिखाई देता है। पूरा 
ऊषध्वें पट्ट जिसमें चारों दृश्य दिखाई देते हैं, चार फूट पांच इंच का है। * इसमें 
इतनी छोटी-छोटी आकृतियों को इतनी सफाई के साथ उकेरा गया है कि देखकर 
आइरचयं होता है। प्रत्येक आकृति भाव-पुर्ण है। उसमें वही सौष्ठव व छालित्य 
दिद्धाई देता है जो गुप्त-काल की बड़ी प्रतिमाओं में । 


सारनाथ के एक अन्य ऊध्वें पट में भगवान के जीवन के आठ प्रसंग 
प्रस्तस्षकित किए नये हैं। इसमें वानरों की श्रद्धापर्ण भेंट, आवस्ती का चमत्कार, 
हाथी को वह में करना तैथा संकाय में स्वर्ग से आरोहण भी सम्मिलित कर लिए 
गए हैं। यह ऊध्वे पट इससे भी छोंटों, केवल तौने फूट की हैं। र सॉरनिर्थ की 
एक अन्य शिला-पट्ट॑_गृप्त कहा का एक अंत्य॑त सुन्दर औरे संफल नमनी है। ३ 
 इँशओए अंगंवान के जोवन को चार खंडों में ही अंकित किया है किन्तु प्रत्येक खंड 
में हुक साथ ही दो-तीन घटनाओं का समावेश कर दिया गया है। ऊपर का भाग 
टूठ गया है ओर महा परिनिर्वाण का दृश्य नहीं है। सबसे नीचे के दृश्य में एक 
ओर माता महामाया एक पर्यक पर लेटी हुई दिखाई देती हेँ। उनके शरीर पर 
अत्यंत कम गहसे हें, हाथों में कंकर्ण/ बैलें में मोतियों की पतली सौं भार 
और कानों में गोल कुंडल। उनके बाल घ्‌घराले व लहरियोंदार हैँ। उनके पांवों 
की ओर एक दासी बेठी हुई उनके पेर दबा रही है। सिरहाने दो दासियाँ चंवर 
लिए खड़ी हैं और एक पंखा झल रही है। आकाश-पथ से एक हाथी दोडता 
हुआ आ रहा है। दूसरी ओर महामाया शालभंजिका मुद्रा में खड़ी हें। वे अनिद्य 
सीन्दर्ये-शालिती हेंँ। उनके शरीर के भंग ने और भी सुकुमायं भर दिया 
है। सामने खट्टे इन्द्र नीची दृष्टि किए शिशु को अपनी गोद में ले रहे हैं। फिर 
एक खिल पद्म पर शिशु बुद्ध खड़े दिखाई दे रहे हें। दो नाग जरू-कुंभ लिए उन्हें 
नहुछा रहे हैं। उनकी आकृति पुरुषों की है, केवल उनके प्रतीक ताग-फन सिर पर 
दिखाई देते हैँ । यह एक नया अंश है जो इस घटना के अंकन में गृप्तकालीन' 
कछा से पूर्वे कहीं नहीं दिखाई देता । यों यह प्रसंग कलाकारों को अत्यंत प्रिय रहा 





है, (६680878 0 896 ह(768प77 0 5&079867, 72888 /88- (:४(७) 4. 
२. बही- 78४० 788, 0. (8) 8. 
३. बड्ी-- 758० 386: 0. ( $) 


(३९९ 


है ओर भारहुत व गान्धार के शिल्प में भी दिखाई देता है। इस अध्यवेपट्ट में 
एक ओर विशेषता दिखाई देती हैं। माया देवी को अन्य सब आकऊृतियों से 
आकार में बडा बनाया गया है, मानो शिल्पी शिशु-जन्म की इस्त घटना में 
माता को ही अधिक महत्ता दे रहा हो । 

इससे ऊपर महाभिनिष्क्रमण का दृश्य है जिसमें एक ओर भगवान बुद्ध 
पद्मासन छगाये, अपने दोनों हाथ गोद में रक्‍खें हुए तपस्या में छीन हैं। उनके 
निकट एक अन्य व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथ में थैली है। इन दोनों के मुख-भाग 
को ओर ऊध्वंपट टूटा हुआ है, जिससे कीई अनमात्र नहीं लगाया जा सकता। 
दूसरी ओर पांच घटनायें हूँ। एक में सिद्धार्थ कन्यक पर चढ़ कर जा रहे है । 
फिर वे अपने बस्त्र छंदक को देते हुए दिखाई दे रहे हें। इसके ऊपर वे तलवार 
से अपने केश काट रहे हैं। इसके एक ओर सुजाता भगवान को खीर अपित कर 
रही हैं ओर दूपरी एक नाग उनके हाथ जोड़े खड़ा है। तीसरे खंड का ऊपर 
का भाग मग्त हो गया है। इसमें दो घटनाओं का समावेश हुआ है। इसमें दो 
बड़ी प्रतिमायें गौर उनके आसन के नीचे उन्हीं से सम्बन्धित दो वुष्य हूँ; एक 
मार-पराजय और दूसरा घर्मं-चक्र प्रवर्तत। मार पराजय में पृथ्वी घट लिए 
वही है ओर अप्सरा भागती हुई विज्धाई देती है। घमे-भक्र-प्रवर्तन की प्रतिमा 

चक्र है औंय उसके नीचे दोनों ओर दो ह्विरण बैठे हूँ । यह शिलापट्ट गृप्स 

काल के अंकन का एक अत्यंत उत्कृष्ट नमूना है जिसके आगे गारणार हौली के ये 
शिल्प-चित्र बिलकुल निष्प्रम, ओर भावहीनत दिलाई देते है जिनकी प्रशंसा में 
पाश्चात्य समीक्षकों ने अनेक ग्रंथ लिख डाछे हैं। सारनाथ के इन ऊध्वंपट्रों पर 
किसी प्रकार का कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। 

सारनाथ की बुद्ध-प्रतिमाओं में जो गुप्त काल के अंतिम चरण की हैं, 
उनके दोनों ओर बोधिसत्व मेत्रेय और झयलोकितेश्वर दिखाई वेसे हैँ। इनमें 
मेत्रेय के ह्वार्थो में अक्षमाल्ा तथा अमुत-घट दिखाई देता है। बोधिसत्व प्मपाणि 
के एक हाथ में कमर रहता है और दूसरे हाथ की मुद्रा वरव रहती है। 

बोधिसत्यों की पृथक प्रतिमारयें मी सारनाथ के दिल्प में प्राप्त हुई हैं। 
गुप्त-यूग में पांचवी सदी में अवक्ोकिलेशदवर या पश्मपाणि और मैज्रेय केवछ दो ही 
बोधिसस्यों की प्रतिमार्ये बचीं। वापाणि, मंजुशी सादि की सूतियाँ भी मिख्ती 
हैं पर वे मध्य-काल की हूँ। भगवान वृद्ध की प्रतिमाजों में उन्हें वीतराग योगी 
दिखाया जाता हैं जिसकी मौतिक हष्छायें नष्ठ हो चुकी हें। उसे न रत्यजडित 
सुंकु्ी की आवद्यकता है, न मोतियों के आभुषणों फरि जौरुन राजकीय परिधान 
की ? पहँ:केँ एव उन धन्धरयों को तोड़कर ही बीचिवक्ष के सीने बाकर बैठ: 


न 
0 5 
हक किन 
ः« कुछ: 
|] ह का 
हा पर २80६ तप सिमी, 
#ताध्कू तप हम डर 5 
जन 8 | कम _ री 56: 








गया है किन्तु बोधिसत्व समाज में रह कर ही लोक-कल्याण करता है, इसलिए 
उसे यह सब बस्तुयें शोभा देती हें। भारतीय कला में बोधिसत्वों का अंकन 
जातक कथाओं से प्रारम्भ हुआ अतः स्वाभाविक रूप से उनको समाज के सम्भ्रांत 
वर्ग के परिधान व आमषणों से शोभित दिखाया गया। यद्यपि पद्मपाणि, 
वज्ञपाणि या मैत्रेय इस लोक के प्राणी नहीं थे फिर भी उनके अंकन में जातकों 
की बह्ली पूर्वे-परम्परा गृहण की गई। सारनाथ में अवछोकितेदवर की साढ़े चार 
फुट की एक अतीव मनोहारिणी प्रतिमा है। * यह चारों ओर से कोर कय 
बनाई गई है। सारनाथ के शिल्प में केवल यही प्रतिमा है जिसे कोर कर पाषाण- 
खंड से अछूग कर दिया गया है। वे एक प्रफुल्लित पद्म पर अत्यंत शांत म॒द्रा में 
खड़े हूँ। एम्नकी,दुष्टि, नीची है ओर सिर भी कुछ झुका हुआ है। उनके शरीर 
पत्र मीन वस्त्र हें, जियमें से मीकरके भजंग्र झलक रहे हें। कमर में पतली सी 
किन्तु कलापूर्ण कटि-मेखछा है| गले में... मरेतियक की महछाहहैं;। एक पदती सी 
लड़ी अद्जोपवीत की भाति पड़ी है। उचके सिर पर जटा-मृकुठ 'है' और उसंमें 
अख़ित्ञास की. छोटी सी मृरति है। उनके एक हाथ में कमल है। दूसरा भग्न हो गया 
है, इस मृति में सौम्यता व शांति के साथ दिव्य सोन्दर्य का जो मिलन हुआ है, 
यह गृप्त-काल के बाद की मूर्तियों में कहीं नहीं दिखाई देता । 


॥00०-+ 


गुप्त कारू में भगवान बुद्ध की कुछ धातु-प्रतिमायें भी बनीं। इनमें 
भागरूपुर जिके-के! सुंलतान गेंज नामक स्वेक्त से  प्रौप्ते साहे सोत' फट की एक 
विशालकाय मूरति भी है। * लगभग एक टन भारी, तांबे की इस प्रतिमा का 
समय ४०० ई. माना जाता है। मथुरा की यदय दिन्न की गृप्त-कालीन प्रतिमा के 
समान ही इसमें भी भगवान बुद्ध खड़े दिखाई देते हैं। उनका एक हाथ अभय 
मुद्रा में उठा है। संघाटी से दोनों कंधें ढके हुए हूँ, जिस पर सिकुडनें दिखाई देती 
हैं। यह गान्धार कला की अपनी विश्येषताओं में से एक है। गान्धार कला का 
थोडा बहुत प्रमाव मथुरा के शिल्प पर पडा है। दिलन्न की बुद्ध-प्रतिमा में भी 
इसी प्रकार की लहरियाँ या सिकुडनें दिखाई देती हैँ। संघाटी पारदर्शी है भीरे 
उसमें से भगवान का वक्ष, नाभि और कटि-प्रदेश झलक रहा है। उनके केश 
दक्षिणावर्तिन हैं और उत्तर पर उष्णीष भी है। उनके नेत्र अर्धे-म॒ुकुछित हैं, कानों 
में लम्बे कुंडल हैं फिर भी मुख पर वह सौष्ठव तथा भावमयता नहीं हैं जो 
मथुरा की मूर्ति में है। अपनी शैली से यह घातु-मूर्ति सारनाथ की अपेक्षा गुप्त- 


हट कफिलनक लीन न तन करा नए पक ॑े रन्कना 


१. ()85808606 0 #08 है088000 07 385009800, 79६०७ /8, 3. (6) 7. 
२, 72907 0 9(98 827%8 ॥7 ॥0078 8७0 069]05, 08 48 


१७९ 


काल की मथुरा शैली के ही निकट जान पड़ती है। ऐसी ही एक विज्ञाल 
घातु-प्रतिमा नालुंदा के संग्रहालय में भी है, जो अपेक्षाकृत अधिक भावपूर्ण है। 
बोस्टन के संग्रहालय में भी इसी यूग की, इसी शेली की एक धातु-प्रतिमा है। 
इसका एक हाथ तथा पर का तिचला भाग खंडित कर दिया गया है। हसमें 
भगवान के अघरों पर एक मंद मस्कान खेल रही है तथा उनके माथे पर ऊर्ण 
दिखाई देता है। * कांगडा में मी बुद्ध की पीतछ की एक बंठी हुई प्रतिमा प्राप्त 
हुई है। यह सारनाथ की किसी घातु-प्रतिमा की अनुकृति सी जान पढ़ती है। 
अंकन-शेली ओोर मावाभिव्यक्ति किसी भी दृष्टि से यहू उत्कृष्ट नहीं कही 
जा सकती । * | । 

गुप्त-काल की कुछ पाषाण-प्रस्तिमायें अजंता की उन्नीसवीं गुफा आदि में हैं, 
सथा वहाँ नाग राज की एक बंठी हुई मति भी है। इन सब की चर्चा अर्जता के 
प्रकरण में की जा चुकी है। अजंता के प्रवेश-द्वारों पर मी अनेक म्तियाँ आंकी 
गई हैँ तथा भीतरी भाग में चैत्यों पर भी हैं। यह उतनी सफल कृतियाँ नहीं 
कही जा सकतीं, जितनी सारनाथ की। यही बात ओरंगाबाद की गुफाओं की 
बुद्ध-प्रतिमाओं के सम्बन्ध में भी कह्ठी जा सकती है। कन्हैरी के गुहा-मंदिर के 
528 मान डे गुप्त-काछ की कुछ प्रतिमायें हें। इनमें अवलोकितेदवर भी हैं। यह 
तमाये कुछ भारषिंग लिए हैं। उनके अंगों में वह सुकमा, छावण्य और छोच 
नहीं दिखाई देता जो सारनाथ की मूर्तियों में रहता है। सच तो यह है कि जब 
मूर्ति स्थापत्य के एक अंग्र के रूप में उकेरी जातो है तब वहू अपना निजी व्यक्तित्व 
खो बंठती है। 

गुप्त सञ्नाट वास्तुकला के भो बड़े प्रेम्ती थे । उतके काल में अनेक स्तूपों 
फी मी रचना हुई। इतमें से अधिकांश स्तूप पदिचमोत्तर प्रदेश में ही बने। 
मीरपुर .छास जोश तक्षश्विका के स्तुप अपनी वास्तु-श्ैछी के कारण अत्यंत 
महत्वपूर्ण समझे जाप्े हैं। बह दोनों स्तुप भौकोर आषार पर स्थित हैं। मीरपुर 
खास के स्तूप में तीन छोटे-छोटे कमरे पद्िचम की जोर है । 

मीरछुर खास का स्तुप ईटों का बना हुआ है। इसमें स्तूप के साथ विंहार 
को भी जोड बिया है। यह धैटी ब्रद्मदेश आदि में वहु प्रचश्त हुई उक्स्श भारत 
मेँ बह अपने इंय-का अकेझा ' विहार सहित स्तुप' है। हससें कुछ रैंगी हुई मण्मय 
मूत्ियाँ भी खिछीः हैं । सम्राट जवद्योक के समय में जो संतूव ध्रनते थे वह गोकाँ के 














रहते थे । धीरे-धीरे उनके इस' स्वरूप में परिवर्तेत हो गया और उसका आकार 
ढोल जैसा हो गया फिर भी नीचे का भाग अधे गोलाकार ही रहा किन्तु पदिचि- 
मोत्तर प्रदेश में इस शैली में भी परिवर्तेत हुआ। उतके नीचे एक चौकोर 
आधार-भूमि रहने लगी । उसके ऊपर नक्‍्काशीदार ईटों से स्तृप की रचना की 
गई। इसमें आछ़े भी बनाये जाने लगे और उनमें मृरतियाँ स्थापित कर दी गईं।' 
गुप्त यूग की वास्तु-शैली की एक विशेषता हैं, भवनों के बाह्य भाग में उकेरी 
गई भूर्तियाँ। यह विशिष्ठता अजंता की चौदहवीं और उन्नीसवीं गुफाओं आदि में 
दिखाई देती है । यद्यपि अमरावती के स्तृप के ऊपर के फलकों पर भी अधे-चित्र 
दिल्ताई देते हैं, किन्तु इन दोनों में अंतर है। गुप्त कालीन गृहा-गहों में प्रवेशद्वार 
पर खड़ी मयंक बेदी हुई मतियाँ बनाई जाती हें। इस शैली का विकास मध्य- 
कालीन या उत्तर भ्ध्यकालीन मन्दिरों,में दिश्लाई देता है, जिनमें उनके बाहरी 
भाग को शिल्प-कृतियों से भर दिया गया हैं। “मंप्तकल के ऑअल्किरों में कीचे 
दीवार पर ओर स्तूपों में भी प्रतिमायें दिखाई देती हेँं। गान्धार प्रदेश के ' दस 
सीरपूडें, खास के स्तृप में मिट्टी की जो मूर्तियाँ मिली हैं, उनको रंग दिया गया है। 
' धरीर,की रंग गेहुंआ, बालों और आँखों का काला तथा बस्त्रों का लाल रंग 
रखा गया है । 

गान्धार प्रदेश में तक्षशिल्ता का भल्लड स्तूप भी मीरपुर खास की भांति ही 
चोकोर आधार पर स्थित है... .&६ .. 5४. ४ ६3३8 

विहार ओर उत्तर-प्रदेश सम्राट अशोक के शासन-काल में अनेक स्तूपों से 
पूर्ण रहे होंगे । विहार में उस काल के स्तृप बोध-गया व लोरिया आदि में प्राप्त 
हुये हैं। बोध-गया के स्तृप के चारों ओर तो एक वेदिका भी थी जिनके स्तम्भों 
की कला का वर्णन किया जा चुका है। वेश्वाली ओर राजगह में दो स्तूपों का 
भगवान बुद्ध के अवशेषों पर बनाया जाना प्राचीन बौद्ध वाढ समय से सिद्ध होता 
है। राजगृह का स्तृप महाराज अजात क्षत्रु ने बनवाया था ओर वेशाली का 
लिच्छिवि गण ने । गुप्त-सम्राटों ने इनकी गणना और आगे बढ़ाई और नये स्तृथ 
अनवा कर पुण्य-लाभ लिया । इस काल के स्तूपों में से एक राजगृह का प्राचीन 
स्तूप है, जिसे जरासन्ध की बेठक कहते हैं । राजगृह में ही गुप्त-सम्राटों की अक्षय 
कीति का स्मारक मनियार मठ भी है जिसमें आंकी गई प्रतिमाओं में गुप्त-कला की 
समस्त विश्विष्ठताओं का समावेश हुआ है | 

सारमाथ का पमेश्त स्तृप इसी काल का एक उत्कृष्ट तमूना है । इसके नीचे 
सौकोद आधार नहीं है बरन व्यास गोछाकार है। उसके ऊपर ढोल की 
आकृति का एक सौ अद्ाइस फूट ऊँचा स्तूप है। इसकी इंटों पर बेलों ओर पुष्पों 


श्७३ 


का अत्यंत कला-पूर्ण कटाव है। इसमें आले बने हुये हूँ, जिनमें मगवान बुद्ध की 
प्रतिमायें रक्खी गई होगीं । स्तृप में सबसे नीचे आधा या पेंदा है, उसके ऊपर 
ढोल के आकार का मध्य-भाग या ग॒म्बद है और सबसे ऊपर सम्मवत: हृमिका 
ओर छत्रावलि रही होगी । स्तृप का ईटों की नक्‍काशी भादि से यह छठवीं 
शताब्दी की गुप्त-सम्राटों के युग की वास्तु-रचना प्रतीत होता है। अब तो इसकी 
शोमा नष्ट हो गई है और एक ओर का भाग मी भग्न हो चुका है । 


गुप्त-यूग के मन्दिरों की स्थापत्य-शेली वास्तुकछा में एक नये अध्याय को 
जोढती है। इससे पहले के मन्दिरों के साहित्य में उल्केख तो मिलते हैँ किन्तु 
उनका कोई उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त नहीं होता । इस यूग के हिन्दू मन्दिरों में, 
नचना कोठारी (बुंदेलखंड) भूमरा (मामोद) एह्रोडे आदि सफर ओण करूपूर्ण 
कृढ़ियाँ माने जाते हैं । देवगढ़ का गृप्त-युगीन मन्दिय अपने उत्कृष्ट शिल्प के 
लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें विष्णु के दशावतार तथा रामायण के पाषाण-चित्र 
मनोमुस्धकारी हूं । 

बोधगया का इतिहास मौ्यें काल से प्रारम्म होता है। सम्राट अशोक के 
समय यहाँ उन्हीं का बनवाया हुआ एक चेत्य तथा विहाय था। उसे बाद में एक 
औष्टिनी से घेर दिया गया। इसे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में राजा इस्द्राग्तिमित्र 
आए संजधरिधी कुरांगी नें घलवाया था। वेदिका के स्तम्भों तथा सूचियों पर 
पशुओं तथा पुष्पों के अलंकरण दिखाई देते हेँ। स्तम्मों पर जेतवत दान, बोधि वक्ष 
की उपासना आदि के अर्घ-चित्र उकेरे गये हें। इनमें कष्टी रथारूढ़ सूर्य दिखाई 
देते हूँ वो कहीं शांति-इन्द्र खड़े हूँ। 


बोघगया की इस वेदिका की चर्चा चीनी यात्री हुमेनसांग ने की है। उन्होंने 
इसकी ऊंचाई दस फूट की बतराई है। बोधगया के पुन्य-स्थछ को प्राचीन काल 
में 'वक्ासन ग्न्ध-कुदी विहार' कहते थे। यही यहाँ के वज्ञास्मम पर अंकित 
भी है। * हुमओम सांग से इसका “ महाबोधि विहार ' के सलाम से उल्लेख किया है । 
पुंरावत्व-क्षास्त्रियों में इसका यही नाम बहु-प्रचलिस भी है। चीव के इस आचार्ये 
में कोषगया का जो वर्णन किया है, वहू उप्तके आज के स्वकूप से भिश्च नहीं है। 
इंससे यह स्पष्ट हो भात्रा है कि यह सातवीं शताब्दी में भी इसी कैंप में विद्यमाम 
था। यंश्षपि इसकों मरम्मत कई बार की जा चुकी हैं। सबसे पहले बारहवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में ब्रह्मदेश के निवासियों ने इसे ठींक कराया फिर उन्हीं के 


७० *२६६२६८५१०८८ कर 0 अंज २४ २७५:2602055७0७७७७७७७७७७४७ पर 
फऋ्ज ह ५ जा क्र 





द्वारा तेरहवीं शताब्दी के अंतिम चरण में इसकी मरम्मत की गई। सन्‌ १९८०-८१ 


में यह जीर्ण होता हुआ दिखाई देने लगा तब पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी पुनः 
संवार-सुधार की गई। 


गगनचुम्बी शिखर का यह विशाल मंदिर एक बहुत ऊँचे चबूतरे पर बनाया 
गया है। इसके नो खंड हें। प्रत्येक खंड में आमलक के कोने हैं। इसमें अनेक 
छोटे-छोटे ताख हें जिनमें भगवान बुद्ध की प्रतिमायें प्रतिष्ठित थीं। प्रदक्षिणा के कोने 
पर चार छोटे-छोटे मन्दिर और हें जो विद्याल मन्दिर की आक्ृति की अनुक्ृति ही 
जान पडते हैं। एक हरूम्बी, पतली सी खिडकी प्रवेश-द्वार के ऊपर बनी है, 
जिससे प्रकाश भीतर जाता है। हुओनसांग ने सातवीं शताब्दी में जिस बोधिवक्ष 
को देखो था, छँपके संस्वन्ध में तो कुछ नहीं कहा जा सकता किन्तु प्रदक्षिणा के 
चबतरे पर परिचम की भरें के भसीय में एक पीपल का वक्ष १८७६ तक खडा 
था। हुओन सांग्र.-का कथन हैं कि यह मंदिर उसी स्थान पंर बँनों है जहाँ प्राचीन 
वच्चासन यन्‍्ध कुंटों विहार था। बोधिवक्ष के लिए प्रकाश की आवश्यकता थीं 
ईसंछिए' उसे बाहर ही रहनें दिया गया। 
“० महाबोधि मन्दिर के नौ खंडों में से प्रत्येक की बनावट एक जैसी है, 
अन्तर केवल इतना है कि ऊपर का खंड उत्तरोत्तर छोटा होता चला गया है। 
मन्दिर के भीतरी भाग में मध्यकाल की अवेक प्रतिमारयें हैं, जिनमें महायान के 


देवगण हें। बोधगया की प्राचीत बोधिसंत्व॑ मरति का उल्लेंख किया ही जा 
चुका है। 


१७५ 


पृव मध्य कालीन कला 


उत्थान ओर पतन जीवन-चक्र के दो खंड हैँ, कमी एक ऊपर आता है तो 

कमी वूसरा । इस परिवर्तेन का नाम द्वी संचार है। जिन महा पराक्रमी समुद्र गुप्त 
की चतुरंगिनी सेना को देखकर शत्रुओं के हृदय मय से प्रकम्पित हो उठते थे, 
जिन महावाहु स्‍्कंद गुप्त ने सागर की लहरों सी हुण सेना के प्रबरू वेग 
को रोक दिया था, उतके साम्राज्य का भी परामव हो गया। महासेन गुप्त 
ओर हशांक गुप्त के शासन-काल में गुप्त-साम्राउ्य की दह्या अर्जर जलू-पोत 
जैसी हो गई। उधर पंचनद प्रदेक्ष में थानेदवर के राजा प्रभाकरवर्द्धन के तेज 
का कप प्रखर किरणों से चमक रहा था। वे महासेन गुप्त के बहुनोई 
कहे 2 वेदसात्‌ उनके जेयेष्ठ पुत्र राज्य वर्धन राज्य-सूत्र को गृहण 
करने वाले थे किन्तु उन्हें यूद्ध में छल पूर्वक मार डाछा गया और फिर हर्ष 
वर्दधव उत्तरापय के सम्राट बने । कन्नौज उनकी राजधानी बनी । यहू सन्‌ ६०६ 
की घटना है। हुवे वर्धत स्वयं बड़े उदार हृदय शासक थे। वे हौव, भागवत 
और बोद्ध सभी घर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। सूर्य, शिव और बुद्ध 
उनके परिवाद के देवता थे। चीनी यात्री हुओनसांग से संगम पर खड़े होकर 
अपने शरीर के वस्त्रों तक का दान कर देने बारे हुवे वर्घल की कीधति का 
इसना सजीव कणेन किया है कि प्राच्रीन भारत के उस महान सम्राट के प्रति मन 
आज भी श्रद्धा से मर उठता है किल्तु चन्द्र, चन्द्र है और सूर्य, सूर्य । चन्द्र झुश्र 
ज्योत्स्ता छिटका सकता है किन्तु कमलों की मुंदी पंसुडियों को नहीं खिका सकता । 
गृप्त-युग के सरोवरों में खिे पश्च; करा के रूप ओर अभिप्राय भुरकझ्षाते गये 
किन्तु उनकी सुरक्षि छुछ काछ तक वायु-मंद्क में व्याप्त रही। गुप्स काछ 
(२२० ई० से ६०० ईसवी तक) समाप्त हो गया किल्तु करा की हशैकषियों पर 
कुछ समय ध्षक उसका प्रभाव बना रहा हसीलछिए सातवीं शताब्दी में मी कला की 
उत्कूप्ट कृदियों का चूँतने हुआ। बौद्ध गृहा मस्दिरों से प्रेरणा केकर एछोरा 
ले उक्रॉस्लर युफा बंदि का मिर्माण हुआ । जजंता की छब्जीसवीं गफा भी 











रिकलफकभावका उन कक फए ०५० 


33280) 
02 


कक +7+5%8 074 


+ 





इसी काल की है। अजंता की पहिली और दूसरी गफाओं के भित्ति-चित्र सातवीं 
दताब्दी के प्रारस्मिक कार के हैं। उनमें भारतीय चित्रकछा अपने चरम 
उत्कर्ष पर दिखाई देती है। उसमें भाव-व्यंजना और दिव्य-सौन्दर्य का अनपम 
समन्वय हुआ है। इस युग की वास्तुकला का एक सर्वाग-सुन्दर नमृता मध्यप्रदेश 
के रायपुर जिले में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। उन दिनों दक्षिणापत्य में 
चाल॒क्यों का शासन था। उन्होंने बादामी में एक अत्यंत सुन्दर मंदिर बनवाया 
जिसके बाहच भाग में भी अत्यंत भावमयी प्रतिमायें उत्कीर्ण की गई हैं। 

सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में नारुंदा की ख्याति देश की सीमा पार करने 
लगी और ज्ञान-पिपासु उसके द्वार तक आने लगे। उसके भवनों के शिखर 
बोधगया के मन्दिर के समान ऊँचे थे, यह हुओनसांग के यात्रा-व॒तांत से ही ज्ञात 
होता है। नालंदा भारतवर्ष का एक महान विद्या-मंदिर था। उसके स्तूप, चेत्य 
और विहारों के भग्नावशेष अब भी गत वेभव की कथा सुना रहे हें। चेत्यों के 
आधार बहुत ऊँचाई पर बनाये गये थे और उन पर चढ़ने के लिए सीढियाँ 
बनवा दी गई थीं। नालंदा में भी गुप्त-युग की वास्तु-शेली की वही विशेषता 
दिखाई देती है, जिसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हें। इसके नीचे 
की ओर अनेक पाषाण मूर्तियाँ हें। उनमें पच्चीकारी भी की गई है। नाल्‍ूुंदा की 
इत पाषाण-मतियों की संख्या दो सो इक्क्रीस है। इन सब पर गप्त-यग की 
मतिकला का स्पष्ट प्रभाव है। विहार में मनियाण मठ के निचले पॉषाण-खंडों 
पर भी अनेक खड़ी हुईं मृतियाँ उत्कीर्ण की गई हें। नालंदा की मूर्तियों 
पांचवीं शताब्दी की प्रतिमाओं जेसी भावमयता नहीं दिखाई देती। उनके 
शरीर प्र वह सुकुमा्यं और लावण्य नहीं दिखाई देता। यही बात मनियार 
मठ की प्रतिमाओं के लिए भी कही जा सकती है। शरीर कुछ भारीपन 
लिए हुए प्रतीत होता है। नालंदा की पाषाण-मूर्तियों में एक-रसता व्याप्त 
है। मनुष्य की भांति मूर्ति का भी .अपना विशिष्ठ व्यक्तित्व रहता है। उससमें 
भाव, आकार और लावण्य सभी का समान रूप से समावेश रहता है। 

सारनाथ की गुप्त-कालीन प्रतिमाओं की चर्चा को जा चुकी है। यह 
परम्परा आगे बढती गई, यद्यपि यह अपने पुराने स्तर को न निभा सकी। केवल 
सारताथ ही नहीं, गृप्त काल के बाद की बनी हुई किसी भी स्थान की कृति, फिर 
उस ऊंचाई को छू ही त सकी । 

सारनाथ में सातवीं शताब्दी की प्रतिमायें भी मिली हें। इनसे दोनों के 
बीच का अन्तर स्पष्ट हो जाता हैं। बोधिसत्व मंजुश्री एक पद्म पर खड़े हैं। 
उनके मुख का भाग भी तनिक टूट गया है ओर दाहिना हाथ भी कोहनी के पास 


१७७ 


भगरन हो गया है। वे बायें हाथ में एक कमल लिए हे जिसका नारू उनके नीचे के 
पद्म से ही निकला है। उनके मस्तक पर मुकुठ है जिसमें उतके ध्यानी बुद्ध 
अक्षोम्य की छोटी सी प्रतिमा दिखाई दे रही है। गले में हार है। शरीर का 
ऊपर का भाग अनाकृत है। उनके हाथों में कंकण, भुजाओं में केयर तथा 
कटि में रत्न-जडित मेखला है, जिसकी लडियाँ लटक रही हैं। जिस कमरू-दल 
पर वे खड़े हुए हें उसी में से दो अन्य छोटे-छोटे कमर निकले हैँ उन पर दो 
देवियाँ खड़ी हें। यह मृति चुनार के भुरभुरे पत्थर की ही बनी है, जो कुछ 
हलका सा पीलापन लिए है। यह सातवीं छताब्दी के अंशिम वर्षों की 
जान पडती है। अवलछोकितेश्वर की गृप्तकालीन प्रतिमा से तुलना करने पर 
दोनों का अन्तर समझ में आ जाता है। इस प्रतिमा में वे जिस कमल पर खड़ें 
हैं, वह दुहरा है। एक कमर उल्टा करके दूसरे को उसके ऊपर रख दिया गया 
है। गृप्त शैली में इस प्रकार का दुहरे कमझ का आसत नहीं दिखाई देता । 
इससे पहले जहां किसी देवता को पद्म पर खडा हुआ दिखाया जाता था, 
वहाँ वह इकहरा ही रहता था। भारहुत, सांची तथा मथरा के शिल्प में 
श्री देवी कमठ के पृष्प पर खड़ी हैं पर वह इकहरा ही है। गुप्त कारू 
की अवलोकितेश्वर प्रतिमा भी इकहरे कमल-दर पर ही खड़ी है। इस 
दौली से पूर्व देवता के हाथ में कमल अवश्य दिखाई देता है किन्तु पीठीका में से 
निकलता हुआ नहीं। यह झोली, नेपाल मोर तिब्बत की मूर्तियों में दिखाई देती 
है। पाल-शैली की मूर्तियों में भी यह मिलती है। सारनाथ की गुप्त-करारू की 
प्रतिमाओं में भगवान बुद्ध अथवा बोधिसत्व संघाटी डाले हुये दिखाई देते हैं, 
जिसमें दोनों अथवा एक कंधा ढका हुआ रहता है। इस मूति का ऊपरी भाग 
अनाव॒त है। बाद की शिल्प-शैलियों में संघाटी नहीं दिखाई देती । अवलोकितेद्वर 
गले में मोतियों की पतछी सी माला डाछे हूँ और नीचे एक लड छटकती है। 
मंजुश्री की प्रतिमा में गे में एकावली नहीं वरन जडाऊ हार है। कटि- 
मेखला भी जडाऊ है। इस प्रकार पहले की अपेक्षा आभूषण बढ़ते हुए दिखाई 
देते हें। बाद की शिल्प-शैलियों में यह आमृषण ही प्रधानता ले लेते हैं और 
प्रतिमा माव-हीन रह जाती है। जब कलाकार कारीगर बन जाता है, 
तब इस प्रकार का फल स्वाभाविक है। मूर्ति के दोनों ओर दो शक्षितयों को 
आंकने को शैली भी यहीं से आगे बढती हुई दिद्याई देती है। 


चालंदा में इससे कुछ पहले की बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमायें भी प्राप्त 
हुई हैं। इनमें वे दुहरे कमक-दक पर आसीन हैं। बोधिसत्व की अतिमा में प्म- 
पीठिका में से दालयुकत पुष्प विकल रहा है। उसमें पहले की अपेक्षा श्राभूषण 


१४५८ 


अधिक हूँ। रत्नों के जडाऊ मुकुट में ध्यानी बुद्ध की प्रतिमा है। गुप्त-शैली 
में प्रभा-मंडल ग्रो़ाकार रहता है, इसमें वह लम्बोतर है जिसके नीचे का 
भाग कम चोडा है। प्रतिमायें फीकी और भाव-हीन लगती हें। पता नहीं 
कुछ ही वर्षों में ककाकार की कला को कौन सा श्राप रूम गया कि उसकी शिल्प-श्री 
ही विदा ले गई ? 

कहते हूँ कि मारत में बारह सौं के लगभग गृहा-मंदिर हैं। इनमें से कुछ 
मूति-शिल्प से भी सजाये गये हेँ। दक्षिणापत्य में, विशेष रूप से बम्बई व 
हैदराबाद के प्रान्तों में तो इन गुफाओं का एक जाल सा बिछा हुआ है। अजंता, 
एलोरा, एलीफेन्टा, काले, कन्हैरी, कहाँ तक गिनाया जाय, समस्त कला-मंडप 
इस भू-भाग में ही हें। ओरंग्राबाद की गुफायें भी उन्हीं में से हें। यहाँ की 
पहिली, दूसरी और छठी गूफाओं का समय डा, कुमारस्वामी छठी शताब्दी का 
उत्तराधे अथवा सातवीं का पूर्वार्ण मानते हें। फर्गूसन साहब ने औरंगाबाद की 
गुफाओं का समय सातवीं झाताब्दी का मध्य-काल माना है। वस्तुतः यह इसी 
समय अथवा इसके बाद में बनी होगीं क्योंकि इनमें महायान की वे तारा-मूर्तियाँ 
भी मिलती हैं, जितका प्रवेश, शिल्प में सातवीं झताब्दी से पूर्व नहीं हुआ था। 


औरंगाबाद के इन मन्‍्डपों का महत्व अपनी प्रतिमाओं के कारण है। 
तीसरी और छठी गृफा अनेक बुद्ध प्रतिमाओं से शोभित हैं। इनमें भगवान बुद्ध 
दोनों पैर आसन से नीचे रक्‍खें हुये प्रलम्बपाद ” बैठे हुये दिखाई देते 
हैं। सारनाथ में भी उनकी एक ऐसी ही प्रतिमा प्राप्त हुई है जो सातवीं शताब्दी 
से पहले की ही जान पडती है। इसमें उनके दोनों कंधों पर संघाटी है और पीछे 
गोलाकार प्रभा-मंडल भी है। इससे पहले की प्रतिमाओं में वे पद्मासन पर 
बैठे हुए उत्कीर्ण किये जाते हेँ। औरंगाबाद की गुफाओं में भगवान बुद्ध की पूजा 
करते उपासकों के कई पाषाण-चित्र हें। इनमें स्त्री ओर पुरुष दोनों दिखाई देते 
हैं।' भीतर के चेत्य-गृहों में भगवान बुद्ध भी कई विज्ञाल प्रतिमायें हे जिनके 
दोनों मोर उनकी शक्तियाँ, भूकुठि-तारा, उग्र तारा, मामकी अथवा लोचना 
आंकी गई हैं। ऊपद आकाश में विद्याधर और अप्सराओं की मूर्तियाँ दिखाई 
देती हैँ। एक दृश्य में भगवान को संकट-प्रस्त लोग घेरे हुए हैं। वे सब विपत्तियाँ 
से घबराकर अवलोकितेश्वर की शरण में जाये हँँ। किसी को अग्ति की 
ज्वालायें घेरे हैं, किसी पर कझ्षत्रु की तलवार तनी है, किसी पर सिंह दोड रहा है 
सो किसी पर पागल हाथी या सपें। एक ओर मृत्यु की प्रतीक रूप काली एक 
माता की गौद से उसका प्राणों से प्रिय शिशु ही छीने लिए जा रही है। इस 
अकार का दृष्य अजंता, एलोरा व कन्हैरी में भी दिखाई देता है। 


१७९ 


छठी गृहा में नृत्य का एक अत्यंत मनोहारी दृश्य दिखाई देता है। सात 
स्त्रियों में से छः मंजीर, बंशी व मूंदग बजा रही हें और सातवीं भाव-विभोर 
होकर नृत्य कर रही है। उसकी सुकुमार देह-लता भंगिमा के कारण ओर भी 
मनोहारिणी जान पडती है। हाथों की मुद्रायें भी बड़ी भाव-पूर्ण हें। भारतीय 
कला में नृत्य का एक विशिष्ठ स्थान है। प्राचीन आचार्यो का मत है कि शिल्पी 
को नृत्य की समस्त मुद्राओं और अंगहारों से पृर्ण-रूप से परिचित होना 
आवश्यक है। न्तेकी तथा अन्य स्त्रियों के सिर पर भारी मुकुट हैं जोकि अत्यंत 
कला-पूर्ण जान पंडते हैं। इस दृश्य के ठीक सामने तप में लोन बुद्ध की विज्ञाल 
मूर्ति दीवाल में उत्कीर्ण की गई है मानो सुन्दर और शिव को एक साथ ही जान- 
बझकर सामने ले आया गया हो । 


औरंगाबाद के अतिरिक्त एलोरा में भी इसी युग का मृत्ति-शिल्प है। 
भारतीय चित्रकला में जो स्थान अजंता को प्राप्त है वही मृति-कला के क्षेत्र में 
एलोरा को। एलोरा की गृफाओं की शखूंखला उत्तर से दक्षिण तक सवा मील 
से भी अधिक दूरी तक चलती गई है। यहाँ की तेंतीस गुफाओं में से कुछ का 
शिल्प बीद्ध-धर्म से अनुप्राणित है, कुछ का जेन से तथा कुछ हिल्दू 
देवी-देवताओं पुराण-कथाओं के आधार पर है। ऐसा लछूगता है कि एक 
विक्षाल वट-वुक्ष अपनी छाखायें फेलाये खड़ा है। समस्त पहाड़ी को काटकर 
तेंतीस गृहा-मन्दिरों की रचना की गई है। पर्वत को काट-काटकर कैलाश का 
विशाल मंदिर बना देना, उन कला-योगियों का ही काम है। दर्शोक उसे देखकर 
आइचयें से दंग रह जाता है। ब्राह्मण गुफाओं में बड़ी-बड़ी प्रतिमायें हेँं। इनमें 
कहीं भगवान शिव भुवन-मोहन छलित और कटिसम नृत्य करते दिखाई देते हूं, 
कहीं भैरव का उम्र-रूप प्राणि-मात्र के हृदय को प्रकम्पित सा कर रहा है। एलोरा 
के अनेक पौराणिक दृश्य उकेरे गये हैं। सीता की नहानी, रामेश्वर गुफा व रंग 
महल आदि इन अत्यंत प्राणवान प्रतिमाओं से पूर्ण हैं। जैन गुफाओं में इच्ध-सभा 
ओर जगन्नाथ-सभा नामक गुहायें हें। इन्द्र सभा में ऐरावत पर बैठे हुए देवराज 
इन्द्र की प्रतिमा अत्यंत सजीव है। एक मंडप में इन्द्राणी भी अपने वाहुन शिंह॒ 
पर आसीन हैं। दक्षिण बोर की गुफायें बौद्ध मत से अनुप्राणित हूँ। इनके 
मूति-शिल्प में भगवान बुद्ध और बोघिसत्वों के दर्शन होते हूँ। यह संख्या में 
बारह हैं। इनके निर्माण का समय भी अलरूग-अरूग है किन्तु यह समस्त करूा- 
मंडप छठी और आठवीं शताब्दी के बीच के ही बने हुए हें। 


... मेहर वाड़ा, दो थक, तीन थक व विद्वकर्मा आदि गुफाओं में भगवान बुद्ध 
आसन पर बेठे हुए दिखाई देते हैं तथा पद्चपाणि या अवछोकितेश्वर व बोधिसत्य: 


१८० 


वच्भधपाणि उनके दोनों ओर खड़े दिखाई देते हैं, कहीं बोधिसत्व ही बेठे हुए 
दिखाई देते हैं। चोथी गृफा में उत्तर की ओर के भाग में पद्मपाणि की एक 
विद्याल प्रतिमा है। वे भगवान बुद्ध की भांति ही आसन पर बेठे हें। उनके 
मस्तक पर जठा-मुकुट है॥ उसमें भगवान बद्ध की एक छोटी सी प्रतिमा है। 
उनके एक हाथ में अक्षमाला तथा दूसरे में कमल है। उनके दोनों ओर उनकी 
शक्तियों की नारी-मूर्तियाँ हैं । छठी गृफा की एक प्रतिमा तो अनूठी ही है। एक 
नारी आभमृषणों से अलंकृत खड़ी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी देवी 
की प्रतिमा है। उसके बायें हाथ पर मयूर है। नीचे एक उपासक कोई ग्रंथ 
पढने में तल्लीन हें। इन गुहा-मन्दिरों की प्रतिमाओं पर तंत्र का प्रभाव 
स्पष्ट-रूप से दिखाई देता है। यह प्रभाव सातवीं, आठवीं शताब्दी से ही प्रारम्भ 
होता है और फिए बढ़ता चला जाता है। देवता के साथ उसकी शक्तियों को 
भी उत्कीर्ण करना, प्रतिमा में अनेक भूजायें बनाना, प्राचीन कला में नहीं दिखाई 
देता । आठवीं गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि के चार भजायें हें। दो थल ओर 
तीन थल गुफाओं में से प्रत्येक तीन-तीन खंड की हँँ। दो थरू का निचला खंड 
दबा हुआ था, इसी से वह इस नाम से प्रसिद्ध हो गई। दो थल में भगवान 
बुद्ध की प्रतिमा के दोनों ओर वज्नपाणि और पद्मपाणि की मूर्तियाँ हें। वजञ्भपाणि 
के हाथ में उनका प्रतीक वच्च रहता है। इसमें सात बुद्धों की प्रतिमायें भी हें 
जिनके पीछे उनके बोधिवृक्ष उत्कीर्ण किये गए हें। तीन थल में भी भगवान 
बुद्ध, ध्यानी बुद्धों व बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियाँ हें। एक ओर तीन देवियाँ 
बैठी हुई दिखाई देती हँँ। वे एक पैर नीचे लटकाये हुए हैं जो पद्म पर रक्‍्खा 
हुआ है। मध्यकालीन शिल्प में बहुधा देवता अपना एक चरण आसन पर रखता 
हैं और दूसरा नीचे के पद्म पर टिका रहता है। इन देवियों के चार-चार 
भुजायें हैं जिनमें वे अक्षमाला गौर पद्म लिए हुए हें। इसके पीछे की दीवाल पर भी 
दक्तियों की कुछ मूृर्तियाँ हँँ। वे पद्मासन पर बेठी हें। कमलों से पूरित सरोवर 
में तागगण खड़े दिखाई देते हें। वे उनके आसनों को उठाए हुए से जान पडते हें। 


एलोरा के इस शिल्प में एक प्रकार की एकरसता सी है जो यहाँ की 
ब्राह्मण ग॒फाओं के पाषाण-चित्रों में विषयों की विविधता के कारण दिखाई नहीं 
देतो। ब्राह्मण ग॒ुफाओं की विशाल मूर्तियों का ओज उनकी कथावस्तु के उपयुवत 
है जबकि इन गृफाओं को प्रतिमाओं में विशालता तो है किन्तु वह सजीवता नहीं 
है, जो गप्तकालीन प्रतिमाओं में दिखाई देती है। छावण्य और भाव-व्यंजना 
की दृष्टि से भी यहू उत्कृष्ट नहीं कही जा सकतीं। नासिक के समकालीन 
मू्ति-शिल्प के छिए भी यही बात कही जा सकती है । 


१८९ 


उत्तर-मध्यकालीन प्रतिमायें 


दक्षिणापत्य के चालुक्य राजाओं के पदचात्‌ आठवीं शताव्दी के मध्यकारू 
में राष्ट्रकूट राजाओं ने शासन करना प्रारम्भ किया। इस वंश के कृष्ण द्वितीय 
(सं, ७५७ ई०) ने एलोरा के कलाशनाथ मन्दिर का निर्माण कराया ओर 
पुराण-कथाओं के आधार पर उसकी दीवारों पर अनेक भित्ति-चित्र अंकित 
कराये। यत्रपि यह चित्र अजंता या बाग की कला का स्तर नहीं छू पाये किन्तु 
फिर भी उत्कृष्ट कोटि के माने जाते हैं । 


पल्लव वंश दक्षिणापत्य में चोथी शताब्दी में एक प्रबल राज्य-शक्ति था। 
कहते हैं कि पलल्‍छव पहले बोद्ध थे और उनके किसी पूर्वज ने नाग जाति की 
राजकुमारी के साथ परिणय भी कर लिया था। वास्तव में उनकी शैवमत पर 
श्रद्धा थी। पल्‍लव कलित-कथाओं के बड़े प्रेमी थे और उसकी प्रवृत्तियों को 
प्रोत्साहन देना भी जानते थे। उनके युग के सिसख्नवासल के भित्ति-चित्रों की 
चर्चा अजंता के प्रकरण में की जा चुकी है। वह महेखवर्मेन की कीति के साक्षी 
हैं। भित्ति-चित्रों के अतिरिक्त उन्होंने इस कला-मंडप में जैन तीर्थंकर पाश्व॑नाथ 
भर चन्द्रप्रभ की पाँच विद्ञालकाय प्रतिभायें प्रतिष्ठित कराई । महाबलीपुरम के 
मू्ति-शिल्प का श्रेय भी उन्हीं को श्राप्त है। वे सभी धर्मों को सम्मान की 
दुष्टि से देखते थे। चीनी विद्वान हुयेनसांग ने लिखा है कि उनके समय में कांची 
में महायान के अनेक विहार थे। आठवीं शताब्दी के बाद से ही धीरे-धीरे 
दक्षिणापत्य में बौद्ध-धर्म की आमा घूमिल होती गई और फिर वह तिरोहित 
भी हो गया। दक्षिण में जिन ओजवान विद्यालू, प्रतिमाओं की रचना हो रही थी 
वह उस घारा से कुछ अलग सी पढ़ जाती हैँ, जिसमें भगवान बुद्ध की श्षांति, 
सौम्यता और तप ने प्रतिमा का स्वरूप लिया था। 


. उत्तराषय में जो शिल्प-बैलियाँ पतप रही थीं, उनका उल्छेख हम पिछले 
अध्यायों में कर ही चुके हें। उत्तर-सध्य-कारू (सन्‌ ९०० से १३०० ई० तक) 


१८३ 


में कला के लोक में से मानों स्वतंत्र प्रतिभा और मौलिक सृजन-शक्ति,विदा ले गई ४ 
मूतिकार एक कारीगर मात्र रह गया। जिस प्रकार गान्धार शेली में प्रतिमाओं 
की बाढ़ आजा गई थी, वेसे ही संख्या में तो बहुत मूर्तियाँ बनीं किन्तु उनमें वह 
सोष्ठव, लावण्य तथा जीवन नहीं है जो गृप्तकाऊल की मथुरा या सारताथ की 
कृतियों में दिखाई देता है। उसकी कल्पना का डोरा धर्माचायों के हाथों में था 
वे जेसा चाहते उसे वेसा ही नचाते थे। शिल्प-शास्त्र के ग्रंथ उसे सहारा देने 
के लिए थे ताकि अपनी कुछ विशिष्ठताओं से प्रतिमा किस देवता की है, यह 
पहचाना जा सके। किन्तु अब वे ही ग्रंथ शिल्पी पर शासन कर रहे थे। 
महायान में अनेक देवी-देवताओं की कल्पना की जा चुकी थी ओर शिल्पी का 
ध्यान उस ओर चला गया था। किस प्रतिमा के कितने हाथ हों, कितने सिर हों, 
उसके लक्षण कया हों, वह यही सब सोचने लगा था। आराध्य के मुख-मंडल 
पर झलकती चितन व तप की दीप्ति फीकी पड चुकी थी। हमारे कहने का यह 
तात्पयें नहीं कि उन मस्तकों या मृजाओं के पीछे अपनी कोई प्रतीक-मावना न थी 
किन्तु जब वही वस्तु प्रधान बन गई और भाव-व्यंजतों की उपेक्षा की गई तो 
कला रूढियों के उस पथ पर बढ़ने लगी, जो किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं 
कहा जा सकता था। 

उत्तर-मध्यकाल में उत्कल प्रांत में कोणाक, भुवनेश्वर और पुरी आदि के 
विज्ञाल मंदिरों की रचनां हुईै। इनकी वास्तुकला अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की है ४ 
उस पर हमें गये है किन्तु इसकी प्रतिमार्ये उतनी सफल नहीं हैं। पुरी आदि की 
तो इतनी अश्लील हूँ कि रूज्जा से मस्तक झुक जाता है। यह तंत्र की कृपा है । 
खजुराहो की कीति भी उसके मंदिरों के स्थापत्य की उत्कृष्टता के कारण है। 


इसी काल में बिहार व बंगाल में पाल राजाओं के समय में एक नई: 
शिल्प-शैली पत्पी । इसे कला-समीक्षकों ने मूरति-शिल्प की पूर्वीय शेली का नाम 
दिया है। सारनताथ की मूर्तिकला की परम्परा अत्यंत प्राचीन है, यह देख ही' 
चुके हैं । वहाँ भी इस युग में महायान के देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनीं । दोनों 
दौलियाँ अलग-अलग हैं और अपनी विद्येषताओं से दोनों की प्रतिमाओं को 
पहुचाना जा सकता है। इतके पत्थर में सो अन्तर है। सारतवाथ की मूर्तियाँ 
चुनाद के भुरभुरे, रवादार पत्थर की बनी है, बिहार तथा बंगाल की 
काझे पत्थर की । इनके अलावा ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्भ की कुछ प्रतिमायें 
महोबा में भी प्राप्त हुई हैँ। यह चन्देल राजा कीतिवर्मेतग के समय की हैं । 
लखनऊ के संग्रहालय में महोबा से उपलब्ध चार प्रतिमायें हें जिनमें बुद्ध, तारा, 
प्मपाणि अवलोकितेश्वर और सिहनाद अवलोकितेश्वर हैँ। इनमें अवलोकितेदवर 


१८३ 


की दोनों प्रतिसायें अत्यंत भावमयी और सुन्दर हँँ॥ इन्हें किसी शिल्पकार 
सातन ने कोरा था, यह इन पर अंकित लेख से ही मालम हुआ है | इन प्रतिमाओं 
से पता चलता है कि उन दिनों भी मध्य-मारत में बौद्ध-मत का प्रभाव होंष था। 
बुद्ध और बोधियत्वों की प्रतिमाओं का सृजन भी हो रहा था। बोधिसत्वों की 
इन प्रतिमाओं के सम्बन्ध में राय कृष्णदास जी ने लिखा है--- 


“ मतियाँ दर्शनीय हैँ । इनमें रूढि की कमी है ओर इनके अंग-प्रत्यंग खुले 
से हें, जिनके कारण इनकी कल्पना मौलिक जान पडती है किन्तु इन दोनों में 
इतना सादृइ्य है कि इन्हें किसी एक पुराने नमूने पर अव्ूंबित होना चाहिए, 
जिसमें थोडा-थोडा अंतर करके यह दो मृर्तियाँ कल्पित कर ली गई है। फिर 
भी इनकी तुलना पूर्वे-मध्य-कालीन मृरतियों के साथ की जा सकती है ।” 


सिहनाद लोकेश्वर की प्रतिमा में शिव और बृद्ध, तप के दो महान प्रवीकों 
का समन्वित स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। ब्राह्मण-शिल्प में सम्मिलित प्रतिभागों 
की यह दोली जत्यंत प्राचीन है। अर्धें-नारीदवर में एक ही मति के दो भाग 
रहते हैं, जिनमें एक शिव का ओर दूसरा पावेती का रहता है। उनके अंग, 
अलंकार ओर केश-विन्यास भी उनके अनुरूप ही रहते हैँं। ग्रीक-लेखक 
वरदासेनस ते पेशावर के तिकट तीसरी छाताब्दी में, एक अर्ध-सारीदवर प्रतिमा 
देखी थी। उसकी उन दिनों पूजा की जाती थी। मूलतः: यह क्रुषाण-सातवाहन 
यूग के मूर्तिकारों की कल्पना थी। सम्मिलित मूर्तियों की यह परम्परा आगे 
बढती गई। द्वरिहर या हरिधें मूर्ति में विष्णु और शिव के रूपों में समन्वय 
किया गया। नाथ सम्प्रदाय में इस स्वरूप को प्रतिष्ठा दी गई। उसी का प्रभाव 
इस प्रतिमा पर भी दिखाई देता है। भगवान बुद्ध की वाणी पिह के सदृश्य थी 
जिससे सोयी हुई आत्मायें भी जागृत हो उठती थीं। उन्हें शाक्य-सिहु कहा गया है। 


सिहुनाद अवलोकितेश्वर, जिस सिंह पर आसीन रहते हैं, उसका मुख 
उनकी ओर ही, कुछ उठा हुमा सा रहता है। वहू मह फाड़े हुए गर्जेन करता 
दिखाया जाता है। .छोकेदवर राजसी परिधान और आभूषण पहने रहते है । 
उनके मस्तक पर रत्न-जदित लम्बा सा मुकुट रहता है। कभी-कभी इस मुकुट 
में ध्यानी बुद्ध अमिताम की प्रतिमा भी रहती है। सिहनाद छोकेशवर के केवल 
दो हाथ ही रहते हैं जिनमें से एक हाथ में अक्षमाका तथा दूसरे में कमरूू रहता 
है। इस स्वरूप पर तांत्रिक प्रभाव नहीं रहता । तिब्बत तथा नैपाल में उनके इस 
स्वरूप की भी उपासमा होती है। वहाँ के विवासियों की यह मान्यता है क्रि इस 
देवता की आाराधना से कुष्ठ रोब दूर हो जाता है। 


46४ 





महोबा की इस प्रतिमा में वे एक सिंह पर बैठे हें। उनका शरीर एक 
हाथ के सहारे टिका है। दूसरे हाथ में अक्षमाला है। मुख पर शांति व सौम्यता ._ 
है। सिर झुकाये हुए वे कुछ सोचते से जान पडते हें। मस्तक पर हरूम्बा मुकुट 
है, जिसमें से लें छुटकर कंधों पर बिखर गई हेँ। मख के पीछे गोलाकार 
प्रभा-मंडल है जिसमें एक खिला हुआ कमल है। उनके एक ओर नालयक्त 
कमल है। वह उस दुह्रे पद्मासन में से निकलता जान पडता है जिसपर सिंह _ 
बठा है। दूसरी ओर एक त्रिशलू है उसमें सर्प लिपटा है। अवलोकितेश्वर के 
भाल पर शिव जेसा ही तीसरा नेत्र है। सारनाथ में गृप्त-पग की एक प्रतिमा 
का एक अतीव कलछा-पूर्ण मस्तक है। उस पर भी यह नेत्र दिखाई देता है । 





छपती है। लोग इन टिकटों को देखते तो हैं, किन्तु वे के 45 नेक बयों को धार के 
कारण उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता । यदि इनका सरल, संक्षिप्त और 
हि मनोरंजक ढंग से लिखा हुआ परिचय भी निकलता तो कुछ उपयोगिता हो 
सकती थी। अभी सामान्य जनता इन्हें देखती तो है पर समझतीं' नहीं है। 








उत्तर मध्यकाल की अनेक प्रतिमायें राजगहू, बोध-गया, दीनाजपुर 





सस्‍्लेटी रंग के पंत्थर की हैं। इनमें से कुंछ प्रतिमायें बुद्ध तथा बोधिसत्वों की 
ओर कुछ महायान्र के अन्य देवी-देवताओं की, जिनपर तंत्रयान का प्रभाव है।. 
कुकिहार अपनी कांस्य-प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है किन्तु वहाँ से 
कुछ पाषाण-प्रतिमायें भी प्राप्त हुई हें। नालंदा तो धातु-मूर्तियों का सबसे बडा 
केन्द्र था। नालंदा ओर कुकिहार में सम्भवतः गुप्तकाल से ही धातु-प्रतिमाओं की 


परम्परा चल रही थी। नालंदा संग्रहालय की भगवान बुद्ध की उस प्रतिमा का. 


ल्लेख किया जा चका है जो गृप्त काछ के अंतिम चरण की है। इसमें शांत, 





उल्ले 


गैम्य बद्ध कमरछू-दल पर खड़े हें। मस्तक मुंंडित है, भाल पर बिन्दी है और 


_संघाटी इतनी झीनी है कि शरीर के अंग झलक उठे हेँ। नालंदा और कुकिहार ._ 
की घातु-प्रतिमाओं में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ ही अधिक हें। कुकिहार 
से प्राप्त तारा की मति पाल-कला का एक उत्कृष्ट नमना है। दो सिंहों पर एक 

_विज्ञाल कमल है जिसपर वे आसीन हें। उनकी एक हाथ की मुद्रा अभय है। 

दूसरे हाथ में कमरू-नाल है। बाई भुजा के निकट अर्ध-स्फुटित नीलोत्पल है। 

गे में रत्न-हार और गले में नीचे के आसन को स्पशे करती हुई मोतियों की रा. 














माला है। वे ललितासन से बैठी हें। पटना संग्रहालय में कुकिहार की बोधिसत्व 
की एक चतुर्मुजी कांस्य-प्रतिमा है। उसकी प्रसन्न मुद्रा और सहज भंग बहुत 
मनोमोहक है। यह मूर्ति, पाल-शैली की आभषणों से दबी हुई सी, पाषाण 
प्रतिमाओं से कुछ अलग सी पड जाती है। सम्भवतः उन्ही शिल्पियों ने घातु _ 
ओर पाषाण दोनों पर प्रयोग किए हें किन्तु इस युग की घातु-प्रतिमायें अपेक्षाकृत 
अधिक श्रेष्ठ प्रतीत होती हैं। 


क्‍ मध्य प्रदेश में रायपुर के निकट सिरपुर में खुदाई का काम चल रहा है। 
उसमें एक प्राचीन बोद्धइ-विहार निकला है। यहाँ कुछ अत्यंत उत्कृष्ट प्रतिमार्ये 

मिली हेँ। इनमें एक में भगवान बुद्ध बेठे हें और बोधिसत्व उनके निकट 
.. खड़े हुए हें। सिरपुर में कुछ कांस्य-प्रतिमायें भी प्राप्त हुई हें। शैलो से यह 
. नालंदा की दसवीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमाओं की समकालीन जान पडती हें 

इनमें बोधिसत्व की एक प्रतिमा अत्यंत भावमयी है। एक चोकी पर विज्याल 

.. कमल है। यह दुहरा है, जेसा कि इस काल की पाषाण-प्रतिमाओं में भी दिखाई 

.. देता है। उस पर एक आसन है, जिसपर वे ललितासन से बेठे हें। दूसरा चरण 
.. नीचे के पद्म पर रक्‍्खा है। आसन के कमल के पीछे कलछिकायें ओर अर्घे- 

..._ स्फुटित नीलोत्पल है। उनकी देह पर यज्ञोपवीत जैसी लड बहुत फब रही है । 








अर्ध-मुकुलित कमल से नेत्रों से ऐसा लगता है कि वे किसी चिंतन में लीन हैं। 
सोष्ठव, छालित्य और भाव-व्यंजना सभी दुष्टियों से यह कांस्य-प्रतिमा उत्कृष्ट 
कोटि की है ओर पाल-युग की कांस्य-प्रतिमाओं के श्रेष्ठ नमूनों में निस्संकोच रूप 
. से रक्‍खी जा सकती है। सिरपुर में मध्यप्रदेश शासन के तत्वावधान में कार्य चल 
.._ रहा है इसलिए अभी उसके सम्बन्ध में विस्तृत रूप से कुछ नहीं लिखा जा सकता + 
... विहार तथा बंग्रा की मध्य-कालीन शिल्प-दौली का उदय पाल 
5० हो जन पं के शासन-कार में हुआ । भाठवीं शताब्दी से छेकर बारहवीं शताब्दी 
.._ तक इस पूर्वीय झोली के मूर्तिकारों ने अगणित प्रतिमाओं का सुजन किया, जिनमें से 
. कुछ भारतीय कला की श्रेष्ठ-कृतियाँ मानी जाती हैँ। ग्यारहवीं शताब्दी के 






















की गला डाला गया। शेष कृतियों को अंग-भंग कर दिया गया। नालंदा उस 
युग का सबसे बड़ा केन्द्र था। इस शिल्प-शैली में नालंदा की बनी हुई 
कांस्य या पाषाण-प्रतिमाओं के स्तर को दूसरी जगहों की बनी हुई मृर्तियाँ नहीं 
छ पातीं। कलूकत्ता के भारतीय संग्रहालय में बोधिसत्व व बद़ोों की अनेक 
 मर्तियाँ नालंदा की हैं और वे अन्य कला-कृतियों में सहज ही पहचानी जा सकती 

हैं। नालंदा के पतन के साथ ही इस शिल्प-शैली का भी पराभव हो गया। 


महायान के आराध्यों की इतने विविध प्रकार की मतियाँ किसी अन्य 
 हौली में नहीं मिलतीं। राजा देवपाल के समय की नालंदा की प्रतिमाओं पर 
तांत्रिक नहीं है किन्तु बाद में वह प्रारम्भ हो जाता है। बहुत सी 
प्रतिमाओं पर उनका निर्माण-कारू अंकित है। जिनपर वह नहीं है उनपर संघ 
को मर्ति दान देने वाले का नाम आदि लेख मिलते हैं । उनसे इनका कालछ-नि्णय 
हो जाता है। शेल्ली के आधार पर दूसरी समकालीन प्रतिमाओं से अनुमान भी 
- लूग जाता है । 


इस हौली की प्रतिमाओं में भगवान बुद्ध किसी म॒द्रा-विशेष में ही उत्कीर्णं 
किए गए हूँं। बहुधा वे आसन पर बेठे हुए दिखाई देते हूँ, जिसके नीचे सिंहों की _ 
आक्ृतियाँ रहती हैं। इस आसन पर सिहों के ऊपर कमल का दुहररा विशाल दर 
. रहता है। कभी-कभी उत्तके.--माथे-पर ऊर्ण -भी . रहता. है.॥...आठवीं: दाताब्दी 

_ अंद्ध-प्रतिमाओं में उनके पीछे सादा या अलंकरण युक्‍त प्रभा-मंडल रहता है किन्तु 
ज्यों-ज्यों समय बढता जाता है, इस शेली में भी परिवतेन दिखाई देने लूगता 
है। फिर उनके पीछे के पट्ट पर, विविध-मुद्राओं में बुद्ध-मृतियाँ दिखाई देने 
लगती हूँ। कहीं-कहीं उनके जीवन के आठ प्रधान प्रसंग भी जिनकी चर्चा हम 
कर चुके हें, आंके जाते हूँ। यह मूर्तियाँ जो पीछे के पट्ट पर उत्कीर्ण की जाती हैं, 
अ्रधान मूर्ति की अपेक्षा बहुत छोटी रहती हें। कभी-कभी इस पर स्तूप की. 
आकृति भी दिखाई देती है। किसी-किसी शिलापद्र में बीच में भगवान भ्रमि-स्पर्श 
म॒द्रा में बैठे दिखाई देते हें और छोटी-छोटी अनेक दृश्यावलियाँ उत्कीण्ण कर दी. 
जाती हैं। इस शेली की कुछ प्रतिमाओं में भगवान बुद्ध के मस्तक पर मुकुट 
दिखाई देता है तथा गले में माछा व रत्न-हार । यह बात किसी अन्य शिल्प-शली 
में नहीं दिखाई देती । बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर या छोकेश्वर के अतिरिक्त 
मैत्रेय तथा मंजुश्री की प्रतिमार्यें अधिक मिलती हैँ। यह कटि-मेखला, मुकुठ, 
_ 'रत्न-हार आभादि से शोभित रहते हें। इनके दोनों ओर इनकी शक्तियाँ दिखाई 
देती हैं। इनके बहुधा चार भुजायें रहती हें। मुकुट में ध्यानी बुद्ध की प्रतिमा 
































महायान में जब तंत्र की भावना ने प्रवेश किया तब प्रत्येक देवता के साथ 
उसकी शक्ति की कल्पना की गई। बढ़ों की शक्तियाँ वज्र घातेश्वरी, लोचना, 
मामकी व आयें-तारा आदि मानी गईं। इसी प्रकार अमिताभ, अक्षोम्य 
वैरोचन आदि ध्यानी बुद्धों की भी कुरुकुल्ला, भुकुटितारा, पर्णश्वरी, प्रज्ञा- 
पारिमिता, वज्अ-चचिका और मारीची आदि देवियाँ मानी गईं। इनमें मारीची 
की सबसे अधिक प्रतिमायें मिलती हैं। बोधिसत्व की भी अपनी शक्ततियाँ हें जो 
उनकी मूर्तियों में उनके साथ उत्कीर्ण की जाती हैं। 


ब॒द्ध-गया में उत्तर मध्य-काल की अनेक प्रतिमायें हें। इनमें से अधिकांश 
दाक्यमुनि तथा पद्मपाणि की हैं। एक प्रतिमा में भगवान के साथ घर्म और संघ 
मर्तिमान हुए हैं। वेबोधिव॒क्ष के नीचे बेठे हुए हें। घर्मं उनके दाहिनी ओर 
प्रतिष्ठित है और संघ बाई ओर। १ सारनाथ की तीन प्रतिमाओं के एक शिला- 
पट को भी त्रिरत्त माना गया है। इसमें तीन मूरतियाँ एक जलूपूर्ण कुम्म के निकले 
हुए कमलों के दलों पर आसीन हें।* इनमें एक नारी-सूर्ति है। प्रत्येक के 
चार-चार भजायें हूँ, दो हाथ जुड़े हुए हें तथा शेष दो में बक्षमाला तथा 
प्रफुल्लित पद्म हें। यह दोनों प्रतीक पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की मूर्तियों में भी 
दिखाई देते हें । यह मूर्ति-समूह निरत्न नहीं है क्योंकि त्रिरत्त में कोई नारी-मूर्ति 
नहीं दिखाई जाती । । 


बृद्ध-गया की इस युग की मूर्तियों पर तंत्र का अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता 
है। एक मूर्ति में यमान्तक या महाकाल एक शव के ऊपर नृत्य कर रहे हैँ । इनके 
बायें हाथ में खप्पर है और दाहिने हाथ में उठी हुई तछवार। उनके कंठ में सर्प है। 
कुछ प्रतिमाओं में वे वस्त्र पहनें हुए दिखाई देते हें किन्तु इसमें बिलकुल नग्न हेँ। 
सारताथ की ग्यारहवीं शताब्दी की एक प्रतिमा में एक उम्र देवता एक पुरुष पर 
खडा दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में खप्पर है, तथा दूसरा भग्न हो गया है। 
उसका शरीर स्थूल है ओर कुबेर बोर गणेश की भाँति ही उदर भी स्थल है, 
मुख पर भयावहता है और दो नुकीले दांत कोनों की ओर निकले हुए हैूं। 
एक सपं यज्ञोपवीत की भाँति कंठ में लिपटा हुआ है किल्‍्तु सिर के मुकुट में 
भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। श्री दयाराम जी साहनी ने इसे कुबेर की मर्ति कहां 
है किन्तु कुबेर की इस प्रकार की मूर्तियाँ पहले की किसी शैली में नहीं दिखाई 
देतीं। सम्भव है कि यह महाकाल का ही स्वरूप हो। ऐसी मतियाँ तिब्बत, 
रुदाख ओर नैपाल में बहुतायत से मिलती हुँ। यह तो निश्चित है कि कुछ 
हिन्दू देवताओं ने इस शिल्प में प्रवेश किया जिनमें गणेश व सरस्वती आदि थे 





. ३. ॥808००१7४, 2286 58 
9, 08$930ह876 0 576 ैप४७पए७7 ए 5877%&79, ?86 ४ प्र: 


.. १८८ 


किन्तु उनका स्वरूप कुछ परिवर्तित हो गया। उत्तर मध्य-कालीन शिल्प में 
कई उम्र देवता शव पर खड़े हुए दिखाई देते हें। कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय 
में त्रैलोक्य विजय की एक मूर्ति है। इसमें तीन मुख व सोलह भजायें हैं। 
इनमें विभिन्न अस्त्र-शस्त्र है तथा एक हाथ में नर-मंड है। वे नर-मंडों की एक 
माला भी पहने हुए हें।* इसी संग्रहालय की एक अन्य प्रतिमा में भी एक 
नारी-मूर्ति, पुरुष और नारी के शवों पर खड़ी दिखाई देती है। बद्ध गया में 
वज्ञवाराही को एक प्रतिमा है, जिसकी पाद-पीठिका पर सात शकर दिखाई देते 
हैं। * देवी के हाथ में वज्च है। सारनाथ में भी एक देवी के नीचे की पीठिका पर 
वाराहू दिखाई देते हें। नीचे एक नारी उनके रथ को हांकती हुईं दिखाई देती 
है। स्पष्ट है कि यह मूल कल्पना सूर्य और उनकी सप्त-रश्मियों के रथ से ली 
गई है और फिर इसे तांत्रिक स्वरूप दे दिया गया है । 


च्ष््क 


सारनाथ में तारा देवी की अनेक प्रतिमायें हें। इनमें भुकुटि तारा 
वसुंधरा व, रबत-तारा आदि हैं। यह शक्तियाँ अनेक आभषणों से अलंकृत रहती हैं। 
इसके हाथ में बहुधा नीलोत्पल रहता है और एक हाथ वरद-मुद्रा में उठा रहता 
है। जिस लोकेश्वर की यह झक्तियाँ होती हैँ, उसके ध्यानी बृद्ध की एक छोटी सी 
प्रतिमा भी इनके मुकुट में रहती है। उनके हाथों की मुद्रायें भी बहुधा उनके 
लोकेश्वरों की ही रहती हैें। उत्तर-मध्यकाल की शक्ति-प्रतिमायें हार, कुंडल, 
केयूर, कटिमेखला आदि से अकूकृत रहती हें। इनके शरीर का स्छपरी भाग 
वस्त्र-हीन रहता है। उस पर केवल यह गहने ही रहते हें। असामान्य रूप से 
पुष्ट पयोधर तथा आभूषणों का बाहुल्‍य उत्तर-मध्यकालीन शक्तति-प्रतिमाओं की 
विशिष्ठतायें हूँ । ठोढी कुछ नुकीली सी ओर मुख पान के आकार का रहता है। 


ग्यारहवीं और बारहवीं झताब्दी में मध्य कालीन कला की पूर्वीय शैली का 

पथ संकरा होता गया। शिल्पी की सीन्‍्दये-दृष्टि धूमिल पड़ने लगी। उसमें भाव 
व लावण्य तो रहा ही नहीं, शरीर के अवयव तक अस्वाभाविक और कांतिहीन 
बनाड़ो गये । राजा रामपार तथा लक्ष्मण सेन के समय की मूर्तियों में शरीर 
लम्बा, कटि अत्यंत क्षीण वक्षस्थल चौडा, और मुश्च नितान्त भावहीन दिखाई 
देता है। इस कला में रस-सुजन की सामथ्यं नहीं है। बोद-घर्मे में तांत्रिक वाद 
के तत्वों का समावेश होने लगा था। उसका प्रभाव सूर्तिकला पर भी पडा। 
बौद्धों के प्रधान केन्द्र मगध में बनी प्रतिमाओं तक पर यह प्रभाव परिलक्षित 
होता है। रामपाल के शासन-काल के द्वितीय वर्ष में बनी हुई तारा की प्रतिमा 


आला ला ३358 268» अब +4 ३8७७० बबं।ी जा ४५३४३७७र्ई७७४४०४७४४४४७४//आ 





ज+7 4लपाकीए 7.3 । "भाक नये जेरनक०ा०+ अब ५२१ कड़ी, 


4, 28४४670॥ [00789 50000! 9 'ह०१६७४७ 5077#77७, ?]809 ४६४६४प्ता (७) 
9, ४7000, ?86065 फेज ५5 


१८९. 


ऐसी ही है। यह भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में है। मारीची और उष्णीष-विजय 
की प्रतिमायें, जिनकी हम चर्चा कर चुके हें, इसी काल की हें। मारीची शूकरों 
के रथ पर हें और उष्णीष-विजय शव पर खड़े हैं। उनके हाथों में विविध शस्त्र 
हैं। यों इस प्रकार की प्रतिमायें उस कला की परम्परा में विचित्र ही जान पडती 
हैं, जिसमें भगवान बुद्ध की तप-श्री को मूर्त-रूप दिया यया था किन्तु वे एक 
'समन्वय-भावना का तो परिचय देती ही हें। कुछ शवों का प्रभाव भी है। तंत्र 
का गम्भीर दार्शनिक पक्ष अभी पूर्ण-रूप से हमारे सामने नहीं आ सका है। 
उसे जाननेवालों की संख्या उंगलियों पद गिनने योग्य हैं। जो जानते भी हैं वे 
'ज्ञान-सागर में डूबे रहते हें। ऐसी स्थिति में तंत्र से प्रभावित प्रतिमाओं पर 
कोई विचार प्रकट नहीं किये जा सकते | धीरे-धीरे बौद्ध-मत का प्रभाव कम 
होता गया और इस शेली में हिन्दू देवी-देवताओं की प्रतिमायें बनने रूगीं। बौद्ध 
देवगण में तारा की प्रतिमायें सबसे अधिक बनीं इसका भी कारण था। तंत्र में 
दक्ति की उपासना सर्वोपरि रही इसीलिए उससे प्रभावित कला में वही विचार- 
घारा उत्री। इस यूग के मंदिरों में तारा की प्रतिमायें ही प्रतिष्ठित दिखाई 
देती हैं। कांस्य-प्रतिमात्ों का प्रचलन अधिक बढ़ चला था। शज्नुओं के आक्रमण 
की आहांका बनी हुई थी। भारी-भारी पराषाण-प्रत्रिमाओं को साथ लेकर एक 
स्थान से दूसरे स्थान जानां कष्ट-साध्य था, कभी-करमी असम्मव भी  कॉस्य- 
मतियाँ अपेक्षाकृत हल्की और छोटी होती थीं | नेपाल आदि में जहाँ इस प्रकार 
का कोई भय न था बड़ी-बड़ी घातु-प्रतिमायें बनाई गई। कालहावधि में कांस्य" 
प्रतिमाओं का स्थान तांत्रिकों के चक्रों ने के छिया। यह चक्र तांबे के पत्तरे पर 
रहते थे और पाषाण पर भी। दक्षिणापत्य में मृतिकला की शैकियाँ पनपती 
रहीं किन्तु उत्तर-भारत में वह समाप्त सी ही हो गई । 


तप, भारतीय जीवन का प्राण-रूप है। उसकी अपनी एक गरिमा; एक श्री 
होती है। त उसे राजकीय परिधात की आवश्यकता है और न रत्न-जड़ित 
आमूषणों की । यों तो अनेक यूयों की भिन्न-भिन्न शिल्प-शैलियों में भगवान बुद्ध 
की प्रतिमायें उत्कीर्ण की गई हैँ किन्तु इस तप की जो आमा गुप्स-कार की 
सारनाथ अथवा मथुरा की मूर्तियों में दिखाई देती है, वह अन्य थिल्प-दैलियों में 
नहीं । यों तो उन सबको भगवान बुद्ध से प्रेरणा मिली हीं है। बुद्ध करा 
के प्राण है। 


सन्द्र्भ-ग्रन्थ 

ऋग्वेद संहिता (सायण भाष्य ) 
विष्णु घ॒र्मोत्तरम 
महावस्तु 
ललित विस्तर 
दीघ-निकाय 
मज्ञिम-निकाय 
विनय-पिटक 
सुमंगल विलासिनी क्‍ १७४४० 3४८ 
जातक-भदंत आनन्द कौसल्यायन ४ कह जा लकी 
राय क्ृष्णदास - भारतीय मूर्ति-कला 
डा० मोतीचन्द - प्राचीन भारतीय वेष-भूषा 
महापंडित राहुल सांकृत्यायत - बुद्धचर्या 
डा० वासुदेवश रण अग्रवाल - कला और संस्कृति 

माता भूमि 








श्री. रविशंकर रावल - अजंता के कला-मंडप 


9097 8707007700 - ४४७७ 5787709708 06 ॥शवा97 476 
5876४], हि. 4). - 4880977 उगवींका 850800 04 0(०१०७ए४/ 80प90779- 
87980080087ए978 3. - 478 ॥एदां9त छेप007४78॥ [60000879979 
छा0जण70, +ै, + रग्रदा9णत ?979672 
[7687 470776080प77%6, ५० ] 
2फ्रा8988, रे. - 4707676 (०४प7०7०७४४8, 7७0968 87वें 56प96प788 
छा एव 
306009 8002-0977988 0 3]97069- 
(0070978फ्रद्वा0ए, 4. है. - 8007ए 0 शदा॥त 8४वें [तत07९8| 987 375.. 
+67767्रॉ8 07 छिप्रद60968 ॥00708798]077ए- 
(प्त्रशएशं4700, 6. - 968 55009 0॥ 20887॥06, 
290900007 . 
90089, ४फ्रेपों + खीर 287779826 00 4%778 97वें 9870. 
फछह808807, हं. + 788 8704 36709 फ078779. 
3 सशछएाए एज ॥एता॥ण 00वें #980977 4707000प078- 


ऊ6-४प8800 870 उम्च789088 + (४9ए2-%७7४68 0 ॥54789 
(869, 5. - 796 06098 0 ००७४४७०० उच्देत8कआा, 
धर४ए०॥, 49. 3. - ॥0690 50पएपर० धण्व 7 7म708- 
458 ॥6689॥8 04 ॥7906797 ै37$- 
४७७ माह07ए एए 2ै7एक7 दिप्री8 77 4709-: 
007%8 8008ए - 7४6 88870 (१8४68. 
ि।0777809, 5. - उ_गव%70 50पॉ 9 प78.- 
06097879/, ४. जि, - 7%8 (०४प7०6४688 0 89870077. 
(पा06 ६0 59870577, 
(/5508 ६0 +957&. 
पृ कैठशपघराश6एा8 0 ७70००76 7#5द78 
((/६77977089 77786007ए 06 795079, ४०) 4.) 
80, 3. 2. (. - +09786768 ० निणतेंध 700708799077: 
59797, 2, 78, - 09609/0808 06 696 /प४७एछा 07 :औ700980029ए9 &6 
89777800. 
57580 9. 0, ५ 6 676 / 79 फ8 ॥7796078 एडटां0ए &ए0 70७8 
()]888709)! 0286. 
8900760, 49). 8. - म्रक्रठे 8002 ॥0 7४ 307/7# 7708 39 898 98808 9979 
व [786 प77. ' 
3707609, ५. 3. - #ऋ&079 0 ऊक[986 06.768 79 ॥708 800 (0एॉ0प. 
१४४ ल्‍.0790४897-08-/,667ए, ४, 0. - 778 536ए#787 ?67$006, 
०४० व. 775. - 0७७०१2200 0 ६088 :570988008/09 खपत छ 
90078 - द 
9०2५8. णए ४96 3707880]09208! /6ए98९प७॥  &॥ 
3७708. 
एकता, 9. -+ 8]890७ >6508 #ए00 099/88, 9 287६8, 


[जज छटथ! 
निकट है +७. + ू 


पी $ 
। है ३ के और कर का ३ 3 है 
4. हे | हर] है 7) हे हि रथ हि. 6 का 

हर 8. जा प्ज | 


#9॥/.... "7 747/0।5५.7/,  दे(।८॥८ (/॥09/%), 


78 
पुन कह हू के के । 
१९२ ल्‍े 


